जैंन दर्शन और विज्ञान 


[अजमेर विश्वविद्यालय तथा जैन विश्व भारती संस्थान (मान्य 
विश्वविद्यालय ) द्वारा बी० ए० के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत 
“जीवन विज्ञान एवं जेन विद्या” विषय के तृतीय 
वर्ष के द्वितीय पत्र के लिए स्वीकृत | 


समाकलन : 
मुनि महेन्द्र कुमार 
प्रेक्षा-प्राष्यापक 


जेठालाल एस० भवेरी 
प्रेक्षा-प्रवक्ता 


सार+%.. 


७: 


सार है 
जेग सिज्वभारर्त्रो सव्सातत 
ल्थाहख 


जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट 


(मान्य विश्वविद्यालय) 
लाडन्‌--३४१३०६ (राजस्थान ) 


॥88 ॥२०. 8-795-027-2 


प्रथम संस्करण : १९९२ 


मूल्य : ४०.०० रुपए 


॥७ार 00ए8४8५ए 00४ एठर»ए ला 


(07%60 89 िप्राओं रैशीगातत रिंपरान 
श डिडििपयियिशाशशान----_--्वाााकत & 
गशाबोशे 5. 7क्कथां 
228, 40,00 


सुद्रक : मित्र परिषद्‌, कलकत्ता के आधथिकफ सौजन्य से स्थापित 
जेन विश्व मारती प्रेस, लाडनूं-३४१३०६ (राज० ) 








प्रावकयन 


हम बीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में जी रहे हैं और इक्कीसवी 
की दहलीज पर खड़े है। युगीन चुनौतियों को भेलने के लिए एक विद्यार्थी 
के लिए किन-किन विद्याओं का अध्ययन अत्यावश्यक है, यह शिक्षा-जग्रत्‌ का 
एक अहम प्रश्न है। “जोवन-विज्ञान और जैन विद्या” इस चुनौती का एक 
उत्तर है। इस स्वंथा नवीन विषय की परिकल्पना में प्राचीन प्रज्ञा-प्रसृत 
ज्ञान-राशि को आधुनिक प्रयोग-प्रसूत विज्ञान-राशि के साथ जोड़कर विद्यार्थी 
की अन्त:चेतना को जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य 
में 'जेन दर्शन और विज्ञान को इस पाठ्यक्रम में समाविष्ट किया गया है । 
इस विषय की प्रतिपत्ति एक ओर विद्यार्थी को प्राचीन के प्रति श्रद्धाशील 
बनाएगी, तो साथ ही आधुनिक विज्ञान का अवबोध उसे प्रायोगिक आधार 
प्रदान करेगा । इस अर्थ मे 'जीवन-विज्ञान और जैन विद्या' की अभिनव 
विधा वर्तमान शिक्षा-पद्धति के लिए दिशासूचक अवदान सिद्ध होगी । 


जैन दर्शन की विशाल ज्ञान-राशि में अध्यात्म, धर्म, तत्त्व-दर्शन, जीवन- 
शैली, आचार-शास्त्र, अतीन्द्रियज्ञान, पुनर्जेन्मबाद, भावनात्मक स्वास्थ्य, 
योगविद्या, प्रेक्षाध्यान, विश्व-विज्ञान, परमाणु-विज्ञान आदि विभिन्‍न महत्त्वपूर्ण 
विषयो के सम्बन्ध में जो सूक्ष्म विवेचन उपलब्ध है उसका आधुनिक विज्ञान 
की भौतिकी (?7५9808), जैबिकी (900289), मनोविज्ञान (?5ए००- 
0029), विश्व-विज्ञान (८०४70089), सृष्टिशास्त्र ((0४&70०8०7५), 
परमाणु-विज्ञान (&07॥0 $0०९7०६), स्वास्थ्य-विज्ञान (पर॒८॥वं। $087०४) 
आदि विभिन्‍न शाखाओं के अन्तर्गत प्रस्तुत अवधारणाओं के सन्दर्भ में 
सुक्ष्मेक्षिकया किया गया अध्ययन न केवल विद्यार्थी के बौद्धिक विकास एवं 
ज्ञानवर्धन की दृष्ठि से उपयोगी सिद्ध होग।, अपितु उसके अपने जीवन-विकास 
के लिए भी बहुत लाभप्रद होगा--इस उद्देश्य से प्रस्तुत पुस्तक को आकार 
दिया गया है ! 

आज के युग में प्राच्य विद्याओं के वैज्ञानिक स्वरूप को हृदयगम 
करना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अत्यन्त अपेक्षित है। इससे भारतीय दर्शन , 
एवं संस्कृत की सार्वदेशिकता एवं सावंकालिकता उजागर होती है। कोरे 
बौद्धिक ज्ञान यथा वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान की अपेक्षा अन्त.दर्शन 
(प्रपध०7) द्वारा होनेवाला बोध अधिक सूक्ष और सत्य-स्पर्शी होता 


चार 


' है, इसे वह जान सकेगा । ]8० ० ए0५छांट5 के लेखक डॉ० फ़िटजोफ काप्रा 
(फशा्र्ण (००7७) के शब्दों मे--''जब बौद्धिक /ताकिक चेतना को शांत 
किया जाता है, तब अन्तःदर्शन की चेतना द्वारा अतिविशिष्ट बोध प्राप्त 
होता है; उश्तमे बाह्य जगत को धारणात्मक चिन्तन से छाने बिना प्रत्यक्ष 
ही अनुभव कर लिया जाता है। 

“चुआग-त्जु के शब्दो मे ऋषि (प्रज्ञावान) का शात चित्त सम्पूर्ण 
स्वर्ग और पृथ्वी--समस्त पदार्थों का दर्पण है ।” यह एक सुनिश्चित तथ्य है 
कि जिन अध्यात्म-मतीषियों ने दो-ढाई सहस्नाब्दियो पूर्व परमाणु से ब्रह्माण्ड 
तक या आत्मा से परमात्मा तक सूक्ष्मविश्व (77ए00०0आ708) और महा- 
विश्व (7820008708 ) के स्वरूप, सरचना, आकार-प्रकार, क्षेत्रमान- 
कालमान आदि विभिन्‍न पहलुओं पर इतनी गहरी मौमासा की वे उस युग 
के हो महान दार्शनिक नहीं अपितु युगों-युगो तक ज्ञान-रश्मियों का आलोक 
देने वाले प्रज्ञा के धनी अध्यात्मविज्ञानी थे। उनके अन्त.दर्शन एवं अन्त:- 
अनुभूति से प्रस्फूटित ज्ञानधारा में ही हमे मानव मन की चिरन्तन 
जिज्ञासाओ का समाधान प्राप्त हो सकता है । 


आधभारोक्ति 
प्रस्तुत पुस्तक के समाकलन में उन अनेक लेखकों की कृतियों का 
उपयोग किया गया है, जिन्होने तटस्थ भाव से अध्यात्म/दर्शन और विज्ञान 
के भिन्‍न-भिन्‍न विषयों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है । 
प्रस्तुत पुस्तक को ९ अध्यायों में अजमेर वि० वि० के पाद्यक्रमा- 
नुसार विभक्त किया गया है । प्रथम अध्याथ दर्शन और विज्ञान का आधार 
है--मुनि महेन्द्रकुमार कृत विश्व-प्रहेलिका । 
द्वितीय अध्याय अध्यात्म और विज्ञान के आधार है--युवाचार्य 
महाप्रज्ञ कृत मैं हूं अपने भाग्य का निर्माता, आचाये तुलसो-कृत प्रज्ञाप्बं, 
युवाचार्य महाप्रज्अ-कृत अमृर्त चिन्तत तथा उनका लेख अध्यात्म और विज्ञान' 
(भारत-निर्माण द्वारा प्रकाशित विशेषाक) । 
तृतीय अध्याय जैन दर्शन ओर परासनोविज्ञान के आधार है--डा० 
ईयान स्टीवनसन-क्ृत ॥'फक्ट्याए (४५९5 5ए22९७7९४९ ते रथाट्बागा॥007, 
]., वा (5 7870084 ॥90 5 867060, ॥6 |एरपोगर6 गरााद 
ए70000९8 थव॥ ९ऋा४8070787ए9 4णज़्ाटाट४5; वी दाशागागरला 
5 €|एलांडा०६७त0 व 8 तारे ४३४५ जांगरठणा धर गीरटा णी 
७णा०टएपबवो फिाफांताए, वा 6 छ0ा948 एण एफप्शाए शण, 
“पुल 507 गाए 0 3 5886 [$ 8 गाता तठ वद्बश्णा 0 का 


+-+त6 2995 ०0 &॥ ॥॥7785. ? 
--720 06 ?0५505, 9. 62. 


पाच 


डा० कौतिस्वरूप रावत-कृत परामनोबिज्ञान, मुनि महेन्द्रकुमार का शोध-लेख 
--प्रुलर्जन्म : जेन दर्शन ओर परामनोविज्ञान (अणुत्रत एवं युवादृष्टि में 
प्रकाशित), युवाचाये महाप्रज्ञ-कृत जन दर्शन : मनन ओर मोमांसा, जेन योग, 
सा ₹ मन तथा अम्युदय । 

चतुर्थ अध्याय, विज्ञान के सन्दर्म में जेन जीवन शैलो के मुख्य आधार 
हैं--मुनि सुखलाल-कृत विज्ञान के सन्दर्म में जेन धर्म तथा साधना का सोना : 
विज्ञान को कसोौटो, युवाचार्य महाप्रज्ञ-कृत प्रेक्षा ध्यान: आहार-विज्ञान, 
जेन धर्म : अहंत्‌ और अहूंताएं, शक्ति को साधना, मुनि महेन्द्रकुमार और 
जेठालाल भवेरी-कृत प्रेक्षा ध्यान : स्वास्थ्य विज्ञान (भाग १), गोपीनाथ 
अग्रवाल-कृत शाकाहार या मांसाहार तथा डॉ० वीरेन्द्र सिह-कृत जर्दा- 
कर 5 सवों सदी का निर्मम हत्यारा । 

पूछजधच अध्यीय जैन दर्शन और विज्ञान : सत्य की मीमांसा का 
आधार है,-युवाचार्य महाप्रज्-कृत जेन दर्शन और अनेकान्तवाद । 

हे जेन दर्शन और विज्ञान में भमृतं अचेतन विश्व-मोमांसा 
का आधार है -मुनि महेन्द्र कुमार-कृत विश्व प्रहेलिका । 

.सप्रम् अक्ष्याय विश्व का परिमाण और आयु का आधार है--मसुनि 
महेन्द्र । एर-कृत विश्व प्रहेलिका । 

. जिष्टम अध्याय जेन दर्शन और विज्ञान में पुदूगल तथा नवम अध्याय 
जैन दर्शन और विज्ञान में परमाणु का आधार है>जेठालाल एस० भवेरी 
तथा मुनि महेन्द्र कुमार-कृत 'ांश0९०बरा0089४ : #4_वणा गा वशात 
एा।रएक्ए क्ा0 ०6०७ इिटांशाट& तथा तीर्थंकर (भौतिकी विशेषाक) 
के कुछ लेख । 

आधारभूत ग्रथो की सामग्री को विद्यार्थी के लिए सुगम बनने की 
दृष्टि से तथा संक्षिप्तीकरण के उद्देश्य से परिवर्तित किया गया है। जिस 
कोटि की विषय-वस्तु यहा प्रतिपाय है, उसके साथ यदि समुचित न्याय करना 
हो तो प्रत्येक अध्याय के लिए पूरे ग्रथ का प्रणयत भी कदाचित्‌ अपर्याण्त 
होगा । पर विद्यार्थी की अपेक्षा को ध्यान मे रखते हुए प्रत्येक अध्याय की 
सामग्री को लगभग ३०-४० पृष्ठों में समेटने का प्रयत्न किया गया है। कहीं- 
कही इस सीमा का उल्लंघन भी हुआ है, पर विषय-वस्तु के वैविध्य ने ऐसा 
करने के लिए हमे बाध्य किया है। फिर भी कुल मिलाकर बी० ए० के 
तृतीय वर्ष के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप समग्र सामग्री सगुम्फित 
कर हम उसे शिक्षा-जगत्‌ को समपित कर रहे है । 

हमारे परमाराध्य आचाय॑श्री तुलसी की सतत प्रेरणा एवं मार्ग-दर्शन 
ही इस दुरुह कार्य की सफल सम्पन्नता के लिए सर्वाधिक श्रेयोभाक है। इसके 
लिए हम उनके प्रति चिरकणी हैं। युवाचार्यश्री महाप्रज्ञ का अध्यात्म और 


छ्ह्‌ 


विज्ञान के सामणज्जस्य/तुलना का अपना एक मौलिक दृष्टिकोण रहा है जो 
समसामयिक दार्शनिकों में भी दुर्लभ है । उनकी अनेक बहुमूल्य कृतियों से 
हमने सामग्री का चयन किया है । उनके चरणों में हम कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धा 
अपित करते हैं। अन्य जिन-जिन लेखकों के ग्रंथों, लेखो एवं विचारों का 
हमने उपयोग किया है, उन सवके प्रति हम दोनों हादिक क्तज्ञता ज्ञापित 
करते है। माला की शोभा और सुरभि का श्रेय पृष्पों को ही देना चाहिए । 
मालाकार तो कंवल उनके गुम्फन का निमित्त-मात्र होता है। 

पुस्तक के निर्माण में और भी अनेक व्यक्तियों का विभिन्‍न रूप में 
सहयोग मिला है। मेरे सहयोगी सन्त मुनि धर्मेश कुमारजी ने “जीवन-शैली' 
के सामग्री-चयन मे तथा मुनि तत्त्वरूचि ने मेरे अन्य कार्यो में सहयोग देकर 
मेरे कायं को सरल बनाया है। उन्हें साधुवाद ! ब्राह्मी विद्यापीठ के 
व्याख्याता श्रो आनन्द प्रकाश त्रिपाठी तथा ड।० पूरणचन्द जन ने प्रूफ- 
रीडिग के कार्य मे उल्लेखनीय तत्परता रखी । जैन विश्व भारती प्रेस की 
तत्परता भी न होती, तो मुद्र०-कार्य इतना द्रुतगति से न होत। । 

आशा है, 'जीवन-विज्ञान और जैन विद्या' के विद्याथियो को यह 
पुस्तक न केबल विश्व-विद्यालय की परीक्षा में उत्तीर्ण होने मे सहायता करेगी 
अपितु जीवन की परीक्षा में सफलता का वरण करने मे सशक्त अभिप्रेरक की 
भूमिका निभाएगी तथा वे इसके माध्यम से (जीवन विज्ञान' विषय के मूल 
उद्देश्य --आध्यात्मिक वैज्ञातिक व्यक्तित्व के निर्माण” को उपलब्ध कर सकेगे । 
विद्यार्थियों के अतिरिक्त जो भी जिज्ञासु पाठक इस ग्रन्थ का स्वाध्याय करेंगे, 


वे भी निश्चित ही लाभान्वित होगे । ' 
३० सितम्बर १९९२ मुनि महेन्द्र कुमार 
जन विश्व भारती जेठालाल भवेरी 


लाडनू 


अनुक्रम 


१. दर्शन ओर विज्ञान : तुलनात्मक अध्ययन वात “5 १-४४ 
(१) दर्शन ओर विज्ञान में निकटता-- शैप 
उच्चस्तरीय समन्विति की अपेक्षा १--क्‍्या वैज्ञानिक सिद्धान्त अन्तिम 
सत्य का उच्चारण है ? ४--तुलनात्मक अध्ययन का लाभ ६ 
(२) आधुनिक विज्ञान का दर्शन घन्डी ४ 
(क) वेज्ञानिको का आदर्शवाद ओर ज॑न दर्शन ६-२८ 
एडिंग्टन का दर्शन और जन दर्शन १२--जीन्स का दर्शन और जैन दर्शन 
२१--अन्य आदर्शवादी वैज्ञानिक और जैन दर्शन २६ 
(ख) वास्तविकता और जेन दश्शन-- २६-४४ 
भौतिकवाद और जैन दर्शन ३०--बद्रेण्ड रसल का दर्शन और जैन दर्शन 
२५--समीक्षात्मक वास्तविकतावाद और ज॑न दर्शन ३८--हाइजनबर्ग 
का दर्शन और ज॑न दर्शन ३९--उपसहार ४० 
अभ्यास---४४ 


हु अध्यात्म और बकिज्ञान ह०००० ०००००००००००८फ ०० ००००००० » ० >हप्र-घर 


अध्यात्म और विज्ञान द्वारा नियमों की खोज ४६ --धर्म और विज्ञान 
की महानता ४७--जैन आगम के सूक्ष्म सत्य ५१--एस्ट्रल प्रोजेक्शन 
समुद्घात ५३--अतीन्द्रिय ज्ञान ५५ : 

प्राण-शक्ति का आध्यात्मिक ओर वंज्ञानिक महत्त्व" ले ५६-६८ 


शरीर-शास्त्र ५६--सूक्ष्म का साक्षात्कार ५७--शरीर की शक्तियों का 
दोहन ५८--अध्यात्म-विज्ञान मे शरीर का भहत्त्व ६०--कुंडलिनी : 
स्वरूप और जागरण ६१--कुडलिनी-जागरण के मार्ग ६३-- प्राण-शक्ति 
की विद्युत्‌ का चमत्कार ६३ 

(३) आध्यात्मिक वंज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण "“““*““ ६६-९२ 


अध्यात्म स्वय॒ एक विज्ञान ६९---वैज्ञानिक विकास : वरदान या अभि- 
शाप ७०--फिर भी तनाव बढ़े हैं ७०--श्रम को हेय न मानें ७१--मन 
की शांति ७१--संयम ७६- सत्यनिष्ठा ७८ 

अम्यास---€२ 


आठ 


३. 


ड. 


जैन दर्शन और परामनोविज्ञान' हाल ललल>> 8३- १४० 
(१) आत्मवाद ओर पुन्जन्मवाव-- ९३-१४० 
जैनदर्शन का दृष्टिकोण ८३-- अध्यात्मवाद बनाम भौतिकवाद परे 
जाति-स्मृति-ज्ञान ८५--विभिन्‍न धर्म-दर्शनो में पुनर्जन्मवाद ८5६-- 
परामनोविज्ञान ८८- पुन्जेन्म पर परामनोविज्ञान में अनुसंधान ९२-- 
ब्राजील में अठाइ वर्ष की बालिका को पूर्व जन्म की स्मृति १४--गवे- 
पणा-पद्धति ९८- विस्मृति १००- आनुवशिक स्मृति १००---अतीन्द्रिय 
प्रत्यक्षण शक्ति १०१-- भूतावेश १०२-- पूर्व॑जन्म की अद्भुत बातें १०३ 
--मृत शरीर का अधिग्रहण १०६ >उपसहार १०९ 
(२) अतीन्द्रिय ज्ञान : दूरबोध एवं परच्चित्त-बोध-- ११०-१२६ 
जन दर्शन का दृष्टिकोण ११०-- समाधान अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष के संदर्भ 
मे ११२- चैतन्य-केन्द्र क्या है ? ११३- समूचा शरीर ज्ञान का साधन 
११४- सभिन्‍न स्रोतों लब्धि ११४-- मन की क्षमता ११५--पूर्वाभास 
अतीन्द्रिय ज्ञान है ? ११५- अतीन्द्रिय चेतना का प्रकटीकरण ११५--- 
विद्युत्‌ चुम्बकीय क्षेत्र ११७ -प्रेक्षाध्यान की प्रक्रिय ११७ --प्रेक्षाध्यान 
निष्पत्ति ११८ -केन्द्र ओर सवादी केन्द्र ११८- परमनोविज्ञान में 
अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण ११९- विचार-सप्रेषण १२३ - अतीन्द्रिय चेतना * 
विकास की प्रक्रिया १०४- भावतंत्र का परिष्कार १२५ 
(२) अतीन्द्रिय शक्ति--योगज उपलब्धियां एवं मनःप्रभ्ाव- १२६-१४० 
जैन दर्शन का दृष्टिकोण-- त्रद्धि और लब्धि १२६- -सही दिशा १२७ 
- लब्धियों की विचित्र शक्ति १श५८- ऋद्धिया प्राप्ति और परिणाम 
१२८ -- तेजोलेश्या (कुण्डलिती) तेजस शरीर * अनुग्रह-निग्रह का साधन 
१३१--तेजोलेश्या का स्थान १३२ -वैजोलेश्या के विकास-सोत 
१३२- -परामनोविज्ञान मे मन . प्रभाव (साइकोकाइनेसिस) १३३--- 
अभ्यास - १४० 
विज्ञान के संदर्भ में जेन जोवन-शेली 7“. १४१-२१० 
जैन जीवन-शैली १४१- शै्ल॑ क्यो ? १४१ --आहार-शुद्धि और 
व्यसन-मुक्त जीवन १४२ --दूपित आहार का परिणाम रोग-- 
(१) उपवास आदि तप-- १४४-१५६ 
आहार और अनाहार १४४- उपवास १४५- -उपवास का मूल्य : 
वेज्ञानिको की दृष्टि में १४७-- उपवास-चिकित्सा १४८- -उपवास शरीर 
में क्‍या करता है ”? १४९-- विभिन्‍न रोग और उपवास १५० --उपवास 
की अवधि १५१--उपवास में सावधानी १५१--भोजन में कमी करना 


नौ 


(ऊनोदरी तप) एवं अस्वाद वृत्ति (वृत्ति-संक्षेप) १५२--अध्यशन-वर्जन 
१५३---रात्रि-भोजन का परिहार १५४--रस-परित्याग १५५--चीनी 
और नमक पर नियत्रण १५७--कुछ प्रयोग १५८ 

(२) शाॉकाहार बनाम मांसाहार-- १५६-१७४ 
मांसाहार का निषेध क्‍यों ? १५९--अम्लों की विनाशलीला १६१-- 
मनुष्य की प्राकृतिक रचना शाकाहारी जीवों जैसो १६२- - मासाहार 
रोगों का जन्मदाता १६५--हृदय-रोग व उच्च रक्तचाप १६६--मांसा- 
हार से केसर १६७--अन्य बीमारियां १६८--महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य 
१६९---शाकाहार अधिक पौष्टिक व गुणकारी १७१--आश्थिक दृष्टि 
१७२--पर्यावरण १७४ 

(३) तसम्बाकू्‌-बर्जन--- १७४-१८५ 
व्यसनों की विनाश-लीला १७४--धूम्रपान १७४-- नशीले पदार्थों का 
सेवन १७६-- उत्तेजक पदार्थ १७६--जर्दा-धृ म्रपान : बीसवी सदी का 
निर्मम हत्यारा १७७- - जर्दा-धू म्रपान : आत्म-हत्या का तरीका १७९-- 
हत्या का प्रचलित तरीका धूम्रपान १००--आत्म-निरीक्षण १८०-- 
धू म्रपान यो और कंसे छोड १५८१ - लोग जर्दा-धू म्रपान क्यों शुरूकरते 
है ? १९१ -लोग जर्दा-धूम्रपान क्यो जारी रखते है? १८५२--जर्दा- 
धूम्रपान कैसे छोडा जाए ? १८३ 

(४) मद्ायपान-वर्जन-- १८-५१६४५ 
मद्यपान और अपराध १८५ --मद्यपान और वेश्यावृत्ति १८७ -मद्यपान 
और तलाक १८८-- मद्यपान और गर्भस्थ शिशु १८९--मद्यपान 
और बाल-अपराध, १८९- शराब और स्वास्थ्य १९०--मद्यपान और 
आयु १९२ 

(५) साषा-विवेक-- ह १६५-२१० 
शब्द भी : मौन भी १९५--वाणी की शक्ति १९६--मौन की शक्ति 
१९७---भाषा-विवेक के सूत्र १९९-- शब्द और भावना २००-- धीमे 
बोलने का अभ्यास करें २००--ध्वनि-प्रदूषण के दुष्प्रभाव २०१-- 
मस्तिष्क मे जासूसी २०२ --अल्ट्रासोनिक का्डियोग्राफ २०२--शब्द 
और सगीत-चिकित्सा २०३--शब्द की शक्ति २०४--मन्‍्त्र की 
शक्ति--अम्या त---२० & 


. जैन दर्शन और विज्ञान : सत्य की सीभांसा'* “२१ १-२३७ 
(१) नियसमबाद--- २११-२१६ 
नियमबाद . जेन दर्शन की मौलिक प्रस्थापना २११--एकान्तवाद से 


द्स 


बचने का सिद्धांत २१२--(अ) सन्दर्भ : जन्म और मृत्यु का २१२-- 
(ब) संदर्भ : रोग का २१२--(स) संदर्भ : नीद का २१४--(द) संदर्भ : 
अमीरी और गरीबी का २१५-- भविष्यवाणी मिथ्या क्यो होती है ? 
२१६--ज्योतिविज्ञान . एक नियम २१६--प्रभाव सौरमण्डल के 
विकिरणों का २१७--(ई) सन्दर्भ . भाव का २१७-- मूड क्‍यों बिगड़ता 
है ? २१८--नियमन का सिद्धान्त है नियमवाद २१७--आध्ुनिक विज्ञान 
में नियमवाद २१९ 

(२) ईश्वरवाद : कर्मंवाद-- २१६-२२६ 
सृष्टि है परिवर्तनात्मक २१९--सृष्टि का नियन्ता कोई नहीं २१९--- 
सृष्टि का नियमन नियम के द्वारा २२०--कर्तृ त्व : भोकतृत्व २२०-- 
प्रयोजनवादी सृष्टि २२१--एको5ह बहु स्थामू २२१---ईश्वरवाद ' 
धाभिक दृष्टिकोण २२१--ईश्वरबाद नैतिक दृष्टिकोण २२२--कमंवाद 
के तीन सिद्धान्त २२२---अधिकार है परिवर्तत एवं प्रगति का २२३--- 
परिवर्तेन का आधार २२३--एकांगी धारणा २२३--कर्म का कतृंत्व 
नहीं है २२४--मिथ्या अवधारणाएं २२४-- कमंवाद मे पुरुषार्थ का 
मूल्य २२४---महावीर पुरुषाथंवाद के सशक्त प्रवक्ता २२५- “नियामक 
कौन ? २२५--वास्तविक सच्चाई . व्यावहारिक सच्चाई २२६-- 
आधुनिक विज्ञान २२६ 


[३] कार्यकारपाद-- २२६-२३१ 
प्रश्न निरपेक्ष सत्य का २२७--अनादि परिणमन है निरपेक्षसत्य २२७ 
--निराधार भ्रम २२८--कारण के तीन प्रकार २२५--सृष्टि के 
निर्माण का प्रश्न २२९--उपादान मूल कारण है २२९--कार्यकारण 
स्वत्र मान्य नही २२९--जगत्‌ : दार्शनिक जग्रत्‌ का अहम प्रश्न २३० -- 
हृदय जगत्‌ क्‍या है ? 

[४] अनेकांतवाद -- २३१-२२७ 
सरल है पर्याय का दर्शन २३२--दो दृष्टिकोण २३२ ->जेय तत्त्व दो है 
२३२--अनेकांत और सम्यग्‌ दर्शन २३३--अनेकान्त के निष्कर्ष २३३ 
--शाश्वतवाद की समस्या २३४--तक जैन आवचार्यों का २३४--- 
जैन दर्शन को भाषा २३५--समन्‍्वय की मौलिक दृष्टियां २३५--परि- 
बर्तन : अपरिवर्तत २३६--वैराग्य का आधार : परिवर्ततवाद २३६--- 
पर्याय कहा से आता है ? २३७--समाधान है अनेकान्त २३७ 
अभ्यास-- २३७ 


ग्यारह 


६. जन दर्शन ओर विज्ञान सें अमृ्त अचेतन विश्व-मोमांस['**''' 
२३१८-२६६ 
[१] जैन दर्शन का दृष्टिकोण -- २३८-२४६ 
द्रब्य-मीमासा २३८--आकाश : लोक और अलोक २३८--धन और 
ऋण ईथर २४०--काल द्रव्य २४२ 
[२] बंज्ञानिक दृष्टिकोण-- २४६-२५७ 
आपेक्षिकता के सिद्धान्त से पूर्व २४६--आपेक्षिकता के सिद्धान्त का 
आविष्कार २४८ --आपेक्षिकता के सिद्धान्त के बाद २५० आपेक्षिकता के 
सिद्धान्त का दार्शनिक पक्ष २५३ -उपसंहार २५७ 


[३] ठुलनात्मक अध्ययन-- २५७-२६६ 
न्यूटन और जैन दर्शन २५७--आपेक्षिकता का सिद्धान्त और जैन दर्शन 
२५८-- “उपसहार 
अम्यास---२६५-२६६ 

७. विश्व का परिसाण ओर आयु: २६७-३० १ 
[१] जैन दर्शन : विश्व का परिसाण-- २६७-२७१ 


विश्व का आकार २६७--विश्व कितना बडा है २६७--गणितीय 
विवेचन २६७ -दिगम्बर परम्परा २६८-श्वेताम्बर परम्परा २६८--- 
दो परम्पराओं का मतभेद और समीक्षा २६९--आधुनिक गणित- 
पद्धतियों के प्रकाश मे २७०-- रज्जु का अंकीकरण २७१ 

[२] जेन दर्शन * विश्व काल की दृष्टि से -- २७१-२७५ 
विश्व की अनादि-अनन्तता २७१- काल-चक्रीय विश्व-सिद्धान्त २७२-- 
वरततमान युग और भविष्य २७४ उपसंहार २७४ 

[३] वैज्ञानिक दृष्टिकोण : विश्व का परिमाण -- २७६-२ ८१ 
आपेक्षिकता के सिद्धान्त से पूर्वा २७६--आपेक्षिकता के सिद्धान्त 
हारा समाधान २७६---विश्व का परिमाण * स्थिर या बढ़ता हुआ ? 
र्‌८० 

[४] वंज्ञानिक दृष्टिकोण: विश्व की आयु-- रष १०२८६ 
सादि और सान्‍्त विश्व के सिद्धान्त २८१-“अनादि और अनन्त विश्व के 
सिद्धान्त २८४ 

[५] तुलनात्मक अध्ययन-- २८६९-३० १ 
आइन्स्टीन का विश्व और जैन लोक २८९-- विस्तारमान विश्व और जैन 
लोकालोक २९१--आरोह-अवरोहशील विश्व और अवसरपिणी-उत्सपिणी 
२९५- -सादि विश्व-सिद्धान्तत और जैन दर्शन २९७--सान्‍्त विश्व- 


बारह 


सिद्धान्त और जैन दृष्टिकोण २९८--निष्कर्ष का नवनीत २९९ 
अस्यास-- ३० १ 

८. जेन दर्शन में 3 । 2 कक 3 पके ३०२-३४२ 
[१] जैन दर्शन में पुदुगल--- ३०२-३१२ 
पुद्गल का नामकरण/परिभाषा ३०२--पुदूगल के लाक्षणिक गुण और 
गुणों की पर्याय ३०३--पुदूगल की विशिष्ट पर्याय ३०३--१. शब्द 
३०३-- बन्ध (पिशं०7) ३०५--३. भेद (#580॥) ३०६--४. सौक्ष्म्य, 
भू. स्थौल्थ ३०७--६. संस्थान (आकार) ३०९---७. प्रकाश, ८. 
अंधकार ३०९ 
[२] पुदगल का सामान्य स्वरूप-- ३१३-३२२ 
(१) पुद्गल अस्तिकाय है ३१३--(२) पुदूगल सत्‌ और द्रव्य है ३१३ 
-- (३) पुदूगल नित्य, अविनाशी है--तत्त्वान्तरणीय नहीं है ३१४-- 
(४) पुद्गल अचेतन सत्ता है ३१४--(५) पुदुगल परिणामी है ३१४ 
(६) पुद्गल गलन-मिलनन्धर्मा है ३१६--परमाणु-मिलन के नियम 
३१८ --(७) पुद्गल संख्या की दृष्टि से अनन्त है ३१९---(८) पुदुगल 
जीव को प्रभावित करता है ३२०--पुद्गल का वर्गीकरण ३२१ 
अभस्यास--- ३२२ 

€. जेन दर्शन और विज्ञान में परमाणु” 7 लत 65 ३२३ 
[१] जन परमाणवाद-- ३२३-३३१ 
चार प्रकार के परमाणु ३२३--परमाणु की परिभाषा ३२३--परमाणु 
के गुणधर्म ३२२५--परमाणु की विस्तृत व्याख्या ३२५--परमाणु की 
गति के नियम ३१८--परमाणु की प्रतिघाती और अप्रतिधाती गति 
३२९--परमाणु का तीब्रतम वेग ३२९--- 
[२] आधुनिक विज्ञान में परमाणु-सिद्धांत-- ३३१-३२४५ 
विकास-वृत्त ३३१- - अल्फा, बीटा, तथा गामा का क्षय (रेडियो धमिता) 
३२२- -क्वाण्टम-सिद्धान्त ३३३--प्रारम्भिक कण ३३३--क्वाके : 
पदार्थ का मूलभूत कण ३३४ --मूलभूत कण का वेग ३३४--आकर्षण 
के बल ३३४ 
[३] जैन वर्शन ओर विज्ञान का तुलनात्मक मध्ययन--- ३३५-४४२ 
मूलभूत कण और परमाणु ३३५--द्रव्याक्ष रत्ववाद ३३६--पदार्थ एवं 
ऊर्जा ३३७- परमाणु के मूल गुणधर्म ३३८--सुक्ष्म परिणमन ३४०--- 
परमाणु-ऊर्जा और तेजोलेश्या ३४१---भावी संभावना ३४२ 
मच्यास्त-- २४२ 


१. दर्शन और विज्ञान 
तुलनात्मक अध्ययन 


(3) दर्शन ओर बिज्ञान में निकटता 

मानव-मस्तिष्क जिज्ञासाओं का महासागर है । उसमे प्रश्नों की तरंगें 
झौर कललोलें उठती रहती है | मनुष्य अपनी इंद्वियों के द्वारा ज्योंही प्रकृति 
की प्रक्रियाओं का दर्शन करता है, त्योही कैसे ? क्यो ? क्‍या ? कब से ? 
कब तक ? आदि प्रश्न खड़ हो जाते है । तब मनुष्य अपनी बुद्धि, तके या 
अन्तःदर्शन (#0णां॥07) के सहारे इन्हें समाहित करने का प्रयत्न करता 
है । जो इन प्रश्नों के उत्तर अपने सहज अन्त दर्शन के सहारे दे सकता है, 
वह दाशंनिक है । दूसरी ओर जो बौद्धिक ज्ञान के आधार पर इन्हे उत्तरित 
करता है, वह वैज्ञानिक है । दर्शन और विज्ञान दोनों ज्ञान-स्रोत की घाराएं 
है । 
उच्चस्तरीय समन्विति की अपेक्षा 

भारतीय दर्शन एवं इतिहास के मर्मज्ञ डा० गोविन्दचन्द्र पाण्डे ने 
दर्शन और विज्ञान की समन्विति को बहुत ही मामिक रूप में इस प्रकार 
श्रभिव्यक्ति दी है-- 

“ज्ञान कमें की एक पूवपिक्षा है और अतएवं समस्त व्यावहारिक 
जीवत नाना प्रकार के खडज्ञान पर आधारित है । शिल्पी हो या व्यापारी, 
राजा हो या सिपाई, सभी अपने व्यवहार के लिये आवद्ययक ज्ञान खोजते हैं । 
इस प्रकार का व्यवहाय खडज्ञान विक।स के साथ समुचित और व्यवस्थित 
होने लगता है । कुतृहूली और तकंशील मस्तिष्क इस व्यवस्था में एक 
अनिवाये सगति, एक मौलिक अन्विति खोजता है । इस खोज के परिणाम 
स्वरूप एकदेशी व्यावहारिक ज्ञान क्रमश: न्याय-सूत्र से संग्रथित अमूत्त तत्त्वों 
के प्रतिपादक एक शास्त्र का रूप धारण कर लेता है, इसी को विज्ञान कहते 
हैं। अमृत और समग्र तत्त्वों की ओर उद्दिष्ट होते हुए भी विज्ञान का एक 
छोर व्यवहार से बंधा रहता है । विज्ञान की धारणाओं और सिद्धातों का 
अन्तिम निकष उनकी व्यावहारिक उपयोगिता और प्रयोजनीप्ता ही है। यही 
कारण है, विज्ञान के अधिकाधिक प्रचार और प्रसार का और उसके कोरे 
शब्द-जाल से मुक्त रह कर निरन्तर प्रगत्ति कर सकने की बद्भूुत क्षमता 
का । व्य|वहारिक जीवन-खड सुख-दुःख को लेकर प्रदत्त होता है। विज्ञान 


२ जैन दर्शन और विज्ञान 


की भी चरम उपयोगिता इसी संदर्भ में है। इसके द्वारा मनुष्य नाना प्रकार 
के मौतिक साधन प्राप्त करता है, जिनसे वह अपने विशिष्ट दुःखो के परिहार 
और सुम्रों की प्राप्ति करने में समर्थ होता है। पर विज्ञान से मनुष्य को 
अपने चरम साध्य का ज्ञान नही हो सकता । मूलतः: मनुष्य एक आत्मा है, 
जो अपने स्वरूप की ओर लौटना चाहती है, जो कि स्वगिक सुख में भी कभो 
ऐकान्तिक तृप्ति का अनुमव नही कर सकती । मनुष्य यदि केवल देही ही 
होता और प्रक्ृति के क्षेत्र मे प्रवृत्ति मात्र उसका जीवन होता, तो सम्भवतः 
विज्ञान ही उसके लिये परम विद्या होती, परन्तु मनुष्य अपने को संतार के 
बन्धन में छुटपटाता अनुमव करता है और मुक्ति के मार्ग को खोजता है। 
आत्म-ज्ञान के बिना मुक्ति सम्मव नहीं, इसीलिए जहा लोक-व्यवहार में 
निरत मनुष्य वस्तुज्ञानात्मक विज्ञान का सहारा लेता है, वही परमार्थ पक्ष 
का पथिक मनृष्य आत्म-ज्ञान रूपी दर्शन का प्रकाश ढूंढता है। यही दर्शन 
और विज्ञान का निगृढ सम्बन्ध है । विज्ञान बहिर्मुख है, दर्शन अध्यात्म-प्रवण । 
विज्ञान वस्तुजगत्‌ को परिवर्तित करने के साधन देता है, दर्शन ऐसी अन्त- 
दुंष्िटि, जिससे मन को मुक्ति मिले । 

“इस प्रकार एक मौलिक भेद के होते हुए भी विज्ञान और दर्शन 
अपने परम्परागत रूपों में निकट सम्बन्धी रहे है । समग्र विश्व के स्वरूप की 
जिज्ञासा दोनो में समान है । प्राचरीत काल में विश्व-विज्ञान दार्शनिक प्रस्थानों 
का एक नियत अग था । दर्शन के इस अश से ही परवर्ती वैज्ञानिक चिन्तन 
ने अपनी प्रेरणा पाई है। बहुत दिनों तक विज्ञान को प्रक्ृति-दशेन कहा 
जाता था। न्यूटन ने अपने प्रसिद्ध ग्रथ को “प्राकृतिक दक्शन के गाणितिक 
सिद्धात'” नाम दिया है । पश्चिम मे जेसे-जैसे आधुनिक काल में विज्ञान का 
विकास हुआ, दर्शन ने प्राकृतिक विद्वव के सम्बन्ध में अपने को विज्ञान का 
अनुचर मात्र मान लिया है । आजकल बहुत से दार्शनिक कहते है कि दर्शन 
का वस्तु-सत्यो से सम्बन्ध नहीं, उनके अनुसार <र्शन का ठीक विपय ज्ञान 
अथवा मूल्यों की मीमांसा है । दूसरी ओर विश्व के स्वरूप के सम्बन्ध में 
परिकल्पनाए वैज्ञानिक चिन्तन में नाना रूप से प्रकट हुई है और इन्हे 
दाशंनिक प्रवृत्तियों से असम्पुश्त नहीं माना जा सकता है। इस परिस्थिति 
का परिणाम एक विचित्र उलभन में है । विशुद्ध दार्शनिकरण विज्ञान की 
सहायता के बिता विश्व के स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सकते और न 
विशुद्ध वेज्ञानिक ही दर्शन की सहायता के बिना अपने परम सिद्धांतों को 
व्यवस्थित और संगत रूप दे सकते हैं । दर्शन और विज्ञान की एक नई उच्च- 
स्तरीय समन्विति आज के चिन्तन की प्रमावश्यकता है ।” 

विज्ञान और दर्शन का लक्ष्य एक होते हुए भी इनके साधनों में अन्तर 


१. विश्व-प्रहेलिका, भूमिका, पृ० १,२। 


दर्शन और विज्ञान दे 


है । दर्शन अच्तर्जञान-शक्ति (्राप्राणाक् ?77छथ८) पर आधारित होता है, 
जबकि विज्ञान बौद्धिक शक्ति पर | दर्शन 'तके' को कसौटी मानकर चलता है, 
जबकि विज्ञान तक के साथ प्रयोग को भी । विज्ञान और दर्शन की इस 
भिन्नता के होते हुए भी, कभी-कभी ये एक-दूसरे के बहुत निकट आ जाते 
है--यहां तक कि एक दूसरे मे धुल-मिल जाते है। इसीलिए सुप्रसिद्ध ब्रिटिश 
वैज्ञानिक सर जेम्स जीन्स (शा 7765 36875) अपनी एक पुस्तक में 
लिखते है! : “भौतिक विज्ञान और दशन की सीमा-रेखा, एक प्रकार से 
निरथंक हो चुकी थी; पर सैद्धान्तिक भौतिक-विज्ञान के निकटभूत मे होने 
वाले विकास के कारण अब वही सीमारेखा महत्त्वपूर्ण और आकर्षक बन गई 
है । दर्शन और विज्ञान के इस सन्निकर्ष का कारण यह है कि इनका उद्गम- 
स्थान एक ही है ।” कभी-कभी वैज्ञानिक सिद्धांतों का आविष्कार वैज्ञानिक के 
अस्तरज्ञान से स्फ्रित होता है | तब वैज्ञानिक भी दाशंनिक! बन जाता है 
-- ऐसी स्थितियों गे दर्शन और विज्ञान का सुमग मिलन हो जाता है । विज्ञान 
के इतिहास मे ऐसे उदाहरणों की अल्पता नहीं है, जहां वैज्ञानिक सिद्धांतों 
का वृक्ष दर्शन-बीज से जन्म लेता हो । दर्शन के सुख्यात इतिहासकार बिल 
डूरण्ट (५४ एएा०ा) ने सही लिखा है '' “प्रत्येक विज्ञान का प्रारम्भ 
दर्शन से होता है और अन्त कला मे; वह 'उपकल्पना' से जन्म लेता है भौर. 
'सिद्धात' के रूप में परिणित हो जाता है। दर्शन अज्ञान का उपकल्पित प्रति- 
पादन है (जैसे--तत्त्वदर्शन मे), अथवा अपूर्णतया ज्ञात का (जैसे--नीति- 
दर्शन ओर राजनीति-दर्शन मे) । दर्शन सत्य के घरे में प्रथम 'दरार' है। 
विज्ञान एक सीमित भूमि है; उसकी पृष्ठभूमि में वह प्रदेश है, जहां ज्ञान गौर 
कला द्वारा सृष्टि की रचना होती है । किन्तु दर्शन जनक की तरह सदा ही 
व्यथित-सा दिखाई देता है ! वह व्यथित इसलिए है कि बिजय का श्रेय सदा 
बह अपने संतानों--विज्ञानों को देकर, स्वय अज्ञात और अविहरित प्रदेश में 
नई खोज के लिए मटकता रहता है।” 


कुछ विचारक विज्ञान और दर्शन की तुलना करते समय विज्ञान को 
दर्शन! से अधिक पूर्ण बताते है। किन्तु यह अभिप्राय सत्य नहीं लगता | यह 
निःसदेह कहा जा सकता है कि दर्शन का स्थान विज्ञान से नीचा नहीं है । 
बल्कि दर्शन विज्ञान से अधिक साहसिक है । जैसे कि विल डूरण्ट ने एक स्थान 
में लिखा है :' “प्रायः ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञान की जीत होती है और 
दर्शन की हार । किन्तु इसका कारण यही है कि दर्शन उन समस्याओं को 


१. फिजिक्स एण्ड फिलोसफी के भ्रिफेस से । 
*., दी स्टोरी ऑफ फिलोसोफी, पृ० २ । 
है. वही, पृ० २। 


हक जैन दर्शन ओर विज्ञान 


सुलमाने का दुरूह मारग अपनाता है, जो विज्ञान की पहुंच से बाहर है । जैसे-- 
पृष्य और पाप, सौन्दर्य और विद्रूपता, व्यवस्था और अग्यवस्था, जन्म और 
मृत्यु की समस्याएं । जैसे ही जिज्ञासा का समाधान सम्यक्‌ ज्ञान के रूप में 
होता है, वह विज्ञान' की संज्ञा को प्राप्त कर लेता है ।” ड्रण्ट के इस कथन 
से स्पष्ट हो जाता है कि दर्शन किसी भी रूप में विज्ञान से निम्न नहीं है । 

विज्ञान को दर्शन से अधिक पूर्ण बताने वाले अधिकांशतया यह तर्क 
उपस्थित करते है कि केवल कल्पना पर आधारित होने के कारण दर्शन का 
प्रामाण्य संदिग्ध है, जबकि विज्ञान निरीक्षण औौर परीक्षण पर आधारित 
होते के कारण अधिक प्रामाणिक है। यह बात सत्य है कि आज के युग में 
विज्ञान ने अभियान्त्रिकी (रग्रश्ा।ट्टप8) और प्रौद्योगिकी (70लाए0029 ) 
के क्षेत्रों मे अभूतपूर्व सफलता पाकर, ज्ञान की अन्य शाखाओ को बहुत पीछे 
रख दिया हैं। इस सफलता ने मनृष्य के मस्तिष्क मे विज्ञान के प्रति सम्मान 
और हृदय मे उमके प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर दी है । अधिकाश लोग यह मानते 
है कि जो कुछ भी विज्ञान द्वारा घोषित होता है, वह अन्तिम सत्य' का 
उच्चारण है । 


क्या वेशानिक सिद्धान्त अन्तिम सत्य का उच्चारण है ? 


किन्तु सामान्यतया लोग सैद्धांतिक (वैचारिक) विज्ञान और 
व्यावहारिक (प्राणगोगिक) विज्ञान के बीच जो अन्तर हुँ, उसे परख नही 
पाते । यद्यपि यह तत्य है कि विज्ञान का व्यावहारिक पक्ष सँद्धातिक पक्ष 
से निकटतया सम्बन्धित है, फिर भी इनके प्रामाण्य क॑ विषय में मूलभूत 
अन्तर भी हैं। वस्तुतः यह निश्चित रूप से माना गया हैं कि प्रायोगिक 
विज्ञान के तथ्य विज्ञान के वैचारिक पक्ष को सूचित नहीं करते। अतः 
अभियात्रिकी और तकनीकी क्षेत्र मे विज्ञान की अद्वितीय सफलता होते हुए 
भी वैज्ञानिक नियम” अथवा वैज्ञानिक सिद्धात” अन्तिम सत्य का उच्चारण 
हैं, ऐसा नही मान। जा सकता । इसका कारण य है (के सामान्‍य मनुष्य 
वैज्ञानिक सिद्धांतों को जितना वास्तविक मानता है उससे अधिक वे काल्पनिक 
है । यह बात एफ० एस० सी० नोथंरोप (7. 8, 0. ]२०7प्मा०9) के इन 
शब्दों में स्पष्ट रूप से व्यक्त हुई है : 
+“विधानात्मक शब्दों में हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि मौतिक 
विज्ञान के सिद्धांत, प्रायोगिक तथ्यों का वर्णन मात्र नही हैं; और न इस 
वर्णन के आधार पर किया जाने वाला अनुमान है । किन्तु जैसे आइस्टीन ने 


१. देखे, फिजिक्स एण्ड फिलोसाफी, ले० डबल्यु० हाईजनबग, पर एक० 
एस० सी० नोथंरोप द्वारा लिखित इन्ट्रोडक्शन, पृ० १४ । 
२. वही, ए्‌० १३ । 


दर्शन और विज्ञान प्‌ 


जोर देकर कहा है, भौतिक-विज्ञानवेत्ता अपने सिद्धांत का निर्णय काल्पनिक 
आधारों पर करता है। उसके आनुमानिक निर्णयों में तथ्य साधन और 
काल्पनिक सिद्धांत साध्य नही होते, प्रत्युत काल्पनिक सिद्धांतों के आधार पर 
बह तथ्यों का और प्रायोगिक निष्कर्षों का अनुमान करता है। संक्षिप्त में, 
मभौतिक-विज्ञान का कोई भी सिद्धात तथ्यों द्वारा आधारित कत्पनाओं से भी 
अधिक अनेक भौतिक और दाशंनिक कल्पनाएं करता है । इसीलिए किसी भी 
सिद्धांत मे परिवर्धन और परिवतंन की सम्भावना रह जाती है ।"**४* !४ 
इस प्रकार, वैज्ञानिक स्वय इस तथ्य को जानने लगे है कि वतंमात विज्ञान के 
रूप मे उनके पास जो ज्ञान-राशि है, वह न केवल “अपूर्ण' है अपितु 'संदिग्ध! 
भी है। इसी बात को आज तक जगत्‌ के महान्‌ वैज्ञानिकों ने बार-बार 
दुहराया है । 

सुकरात ($009/65) से भी प्राचीन यूनानी दार्शनिकों के अनुसार 
दर्शन! गब्द का अथ होता हे--'बहिनंगत्‌ का अध्ययन! । अब, आधुनिक 
शब्दकोश के अनुसार 'बहिजंगत्‌ के भव्ययन' को 'विज्ञान' की सज्ञा दी गई 
है । इस प्रकार शब्द-रचना की दृष्टि से भी दशंवच ओर विज्ञान में अत्यधिक 
साम्य हू । 

“वविज्ञान' और 'दर्णन” के पररपर सम्बन्धों के विषय में विचारको में 
विचा २-भेद होते हुए भी एक विचार स्पष्टतया मान्य हो चुका है कि दर्शन 
और विज्ञान में अति निकट का सम्बन्ध है, और यदि प्रकृति की कोई 
'प्रहेलिका' को सुलभाने का प्रयत्न दोनो के द्वारा हुआ हो; तो उनके 
तुलनात्मक अध्ययन से उस प्रहेलिका की सुलभाने मे अवश्य सरलता हो 
सकती है । कुछ एक आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस तथ्य का मूल्यांकन किया 
है । उन्होंने आधुनिक विज्ञान के दर्शन-पक्ष की भी चर्चा की है। इसके 
परिणामस्वरूप एक नए विषय “वैज्ञानिक दश्ना (४फ्री05079 ० 
80८०7००८) का प्रादुर्माव हुआ है। विज्ञान-जगत्‌ मे अपने 'अनिश्चितता के 
नियम! ([ए7०लाशंगराए एप्राएं96) से एक नया उन्मेष लाने वाले सुप्रसिद्ध 
वज्ञानिक वर्नर हाईजुनबर्ग (शेशग्रट्ा प्रि७४०7००४) ने 'भौतिक विज्ञान 
और वर्शम' नामक पुस्तक लिखकर, इस विषय में एक नया अध्याय जोड़ा 
है । इस पुस्तक के परिचय में वैज्ञानिक एफ० एस० सी० नोथंरोप ने लिखा 
है : “ये प्रश्न खड़े होते हैं कि 'बया भौतिक विज्ञान दर्शन से सवंथा स्वतंत्र 
है ?' तथा क्या दर्शन को हटाकर ह्वी आधुनिक विज्ञान अधिक प्रभावशाली 
बना है ?--इन दोनो प्रश्नों का उत्तर हाईजुनबर्ग 'निषेध' में देते है ।” 


१. देखें, फ्रोम युक्लिड टू एडिग्टन, पृ० १। 
२. फिजिक्स एण्ड किलोसोफी, इस्ट्रोडबझन, पृ० १२ । 


६ जन दर्शन और विज्ञान 


नोथरोप के इन शब्दो से उस विचार को स्पष्ट चुनौती मिल जाती है जो 

' विज्ञान और दर्शन को पूव्वे-पर्दिचम की तरह मानता है और यह एक 
प्रमाणित सत्य हो जाता है कि आधुनिक विज्ञान की अत्यधिक सफलता में 
दर्शन का भी योग है । 


तुलनाश्मक अध्ययन का लाभ 


दर्शन और विज्ञान के तुलनात्मक अध्ययन से जो छाम होता हे, 
उसकी एक झ्ाकी स्वय हाईजुनबर्ग के शब्दों में हमें मिलती है। वतंमान 
चिन्तन में आधुनिक विज्ञान के योग की चर्चा करते हुए बे लिखते है । 
)“बिज्ञात के इस आधुनिकतम अध्याय में बहुत स्थानों पर अति प्राचीन 
वैचारिक समस्याओं की चर्चा की गई है और बह भी एक नए दृष्टिकोण 
से । सामान्यत्तया यहूं एक माना हुआ सत्य है कि मानव-चिन्तन के इतिहास 
में जब भी दो विचारधाराओं का मिलन होता है, तब अति सुपररिणाम- 
शाली विकास का उद्भव होता है | भले ही उन विचारधाराओभों का उद्गम- 
स्थान मानव-सस्कृति के मिन्‍न-भिन्‍न विभागो में हो, भिन्न-भिन्न काल मे हो, 
भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक परिस्थितियों में हो अथवा भिन्न-भिन्न धाभिक परं- 
पराओ में हो । प्रत्युत ऐसी विचारधाराए यदि वस्तुतः परस्पर मिलती है-- 
यदि उनमे ऐसा सम्बन्ध है कि जिससे उनका वास्तविक सगम हाता है तो 
यह सहज अनुमान है कि उसके परिणामस्वरूप नवीन भौर रोचक निष्कर्ष 
निकल सकते हैं । उदाहरणाथ, आधुनिक विज्ञन का एक अंश--अणु-विज्ञान 
(&०7४ं० ?$आं०७) आज के युग में वस्तुतः भिन्न भिन्न सास्कृतिक परं- 
पराओं को स्पशं करता है ।” हाईजनवर्ग ने इस चिन्तन से प्राचीन पारपरिक 
दर्शन के और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोणो के तुलनात्मक अध्ययन का 
मूल्यांकन सहज रूप से फलित होता है । यदि हम भाधुनिक विज्ञान के दर्शन से 
प्रकृत के रहस्यों को उद्घाटित करना चाहते है, तो प्राचीन दर्शनों का 
दृष्टिकोण इस विषय में क्या रहा है, यह जानना हमारे लिए निःसदेह 
उपयोगी होगा । 

कुछ विचारक आधुनिक विज्ञान के दर्शन को वंज्ञानिक दर्शन' नही 
मानते। उनके अभिप्रायानुसार यह नई दाशेतिक धारा केवल कुछ एक 
वैज्ञानिकों की है। किन्तु 'विज्ञान' का सहज दाशंनिक स्वरूप सुप्रसिद्ध 
वेज्ञानिक सर ए० एस० एडिग्टन (शा 2.5. 5007ह/०) के शब्दों 
में हमे देखने को मिलता है। भौतिक विज्ञान का दर्शन नामक अपनी 
पुरतक की भूमिका मे वे लिखते हैं :' “यह बहुधा कहा जाता है कि विज्ञान 


१. फिजिक्स एण्ड फिलोसोफी, १५० १६१ । 
२. फिलोसोफी ओफ फिजिकल साईलस, प्रिफेस, पु० ७। 


दर्शन और विज्ञान ७ 


का कोई 'दर्शन' नही है केवल कुछ एक वैज्ञानिक्रों का 'दशेन” हो सकता है । 
किन्तु यह ठीक नहीं है। बतंमान भौतिक विज्ञान क्या है और क्या नही 
है ?' इसका निर्णय करने वाले अधिकारी विद्वानों के अभिप्राय को यदि हम 
मान्यता देते हैं, तो यह शानना हो पड़गा कि वतंमान भौतिक-विज्ञान का एक 
सुनिश्चित दर्शन! है। यह वही “दर्शन! है, जिसके साथ वे सभी वैज्ञानिक 
अपनी पद्धति से वाग्बद्ध होते हैं, जो विज्ञान द्वारा स्वीकृत पद्धति को अपना 
कर चलते है। यह दर्शन इनकी उन पद्धतियों मे सहज रूप से निहित है, 
जिनसे वे विज्ञान का विकास करते हैं--कभी-कभी तो वे समझते भी नही 
कि क्यों बे ऐसी पद्धति को व्यवहृत करते हैं |"! 

आज के अधिकांश वेज्ञानिक इस बात को स्वीकार करते हैं कि 
'प्राचीत दार्शनिक समस्याएं और इनके समाधानो' की चर्चा यदि आधूनिक 
विज्ञान के सिद्धांतों के आलोक में की जाय तो वह वस्तुत: ही लामदाग्रक हो 
सकती है | ज॑से कि माने हुए वेज्ञानिक सर एडमण्ड व्हीट्राकर (आ 
ए0क्रपात॑ ए४७४८७7), जिन्होंने प्राचीन यूनानी गणितज्ञ युक्लिड 
(5०८॥०) से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक एडिग्टन तक के विज्ञान के इतिहास 
प्र अधिकार पूर्ण पुस्तक लिखी है, अपनी उस पुस्तक की आदि में लिखते हैं : 
"आज भी यह सत्य है कि बहुत सारे महत्त्वपूर्ण दाशंनिक प्रश्नों की चर्चा 
भौतिक विश्व के सन्दर्भ के बिना करना लाभदायक नहीं हो सकता और 
भौतिक विज्ञान के निकट॒भूत में हुए विकास ने कुछ पारपरिक दर्शन की 
समस्याओं पर प्रकाश डाला है। इन्ही समस्याओ मे “आकाश के स्वरूप' का 
प्रश्न भी है ।” प्रकृति की अनेक समस्याओं में से आकाश-तत्त्व” की समस्या 
भी एक है, जिसको आधुनिक विज्ञान ने नए दृष्टिकोण से हल करने का 
प्रयत्न किया है । और इस प्राचीन समस्या का यह नया हल अधिकतर ज्ञान- 
मीमांसा पर आधारित है । किन्तु कुछ. विचारक आधुनिक विज्ञान के इस 
दार्शनिक लक्षण को स्वीकार नही करते प्रसिद्ध आधुनिक दाशनिक और 
वैज्ञानिक हन्स राइशनबाख (प्र॥8 रिशंक्रआ०००॥) के शब्दों में यह बात 
स्पष्ट रूप से प्रकट होती है : “यदि वर्तेमान युग के दार्शनिक समकालीन 
विज्ञान के दाशेनिक लक्षण को स्वीकार नहीं करते है--यदि 'आपेक्षिकता का 
सिद्धांत! (#6079 ० एेटाथांशा५) और सेट्स का सिद्धांत! (पश/००य५ 
० 528 ) जैसे सिद्धांतों को वे 'अदाशं॑निक' कहते हैं और उनको केवल 
घिज्ञान-विशष के ही अंग मानते हैं-तो यह निर्णय उन दाशेनिकों की 
आधुनिक वैज्ञानिक विचारों में निहित दाशंनिकता को समझने की असमथंता 





१. फ्रोम युक्लिड टू एडिग्टन, पूृ० १। 
२. दी फिलोसोफी आऑॉक स्पेस एण्ड टाईम, पिफेस, पृ० १३। 


८ जन दर्शन और विज्ञान 


को ही व्यक्त करता है ।” आग्रे राइशनवाख लिखते हैं : "यह आवश्यक है 
कि विज्ञान को दाशंनिक दृष्टकोणों से देखा जाय और उसके तीक्ष्ण 
उपकरणों से इस परिष्कृत ज्ञान का दर्शन! बनाया जाय ।” 

संक्षिप्त में यह वहा जा राकत। है कि विज्ञान भौर दर्शन का तुलना- 
त्मक अध्ययन अत्यन्त उपयोगी हो सकता है । 


(४) आधुनिक विज्ञान का दर्शन 


वास्तविकता का स्वरूप 


सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रेड' होयल (॥760 प्र०श०७) विश्व 
(४४५९४४९) की व्याख्या करते हुए लिखते है--४“विश्व सब कुछ है; जीव 
और निर्जीव पदार्थ; अणु और आकाश-गगाएं (89956९5) ; और यदि 
भौतिक पदार्थों के साथ आध्यात्मिक तत्त्वो का अस्तित्व हो तो वे मी, और 
यदि स्वर्ग और नरक भी हो तो वे भी । चूंकि स्वमावत: विश्व सभी पदार्थों 
की सकतता है ।” इस प्रकार, विश्व” दाब्द का व्यापक अथं है उन सभी 
तत्त्वों का समूह, जिनका अस्तित्व हम इन्द्रिय, बुद्धि और भात्मा द्वारा जात 
सकते है । अणू से लेकर आकाश-गंगा तक के सभी छोटे-बड़े भौतिक पदार्थ 
तो इसमे समाहित है ही । किन्तु इनके अतिरिक्त आकाणग् (४780०), काल 
(070०), ईथर (रा ), चैतन्य (००780०००४॥०५५) आदि तत्त्वों का भी 
अनुभव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हमें होता है। अत: ये भी विश्व के 
अग है । यह जानना आवश्यक है कि वास्तविकता (उध्था9) का क्‍या 
स्वरूप है ? इस प्रइन का समाधान वैज्ञानिकों ने किस प्रकार किया है ? 
भिन्न-भिन्न वैज्ञानिको ने भिन्न-भिन्न रूप से इस प्रश्न का उत्तर दिया है' 
और ये उत्तर विभिन्‍न दाशंनिकों के द्वारा दिये गए समाधानों से सादुए्य 
रखते हैं | वैज्ञानिकों के और दाशंनिकों के अभिप्रायो को मुख्य रूप से दो 
प्रका रों में 'वभाजित किया जा सकता है-- 

१. आदर्शवाद (0८2॥57 )---इस विचारधारा के अनुसार हमारे 
ज्ञान में आने वाला विदव 'वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता' (०ए06०४४९८ 7४4 ॥॥४ ) 


१. दी फिलोसोफी आफ स्पेस एण्ड टाईम, पृ० १४। 

२. फ्रन्टियर्स ऑफ एस्ट्रोनोमी' पृ० ३०४ । 

३. आधुनिक विज्ञान के दर्शनवेत्ता हेनी मार्गनो इस विषय में लिखते है कि 
“यह एक माना हुआ तथ्य है कि जहां तक शुद्ध वैज्ञानिक बातों का 
प्रश्न है, जगत्‌ के वेज्ञानिक एकमत होते हैं। किन्तु वास्तविकता” के 
विषय में उनका भिन्‍न-भिन्‍त मत होना आइचयेजनक नहीं है ।” 

--दी नेजर ऑफ फिजिकल रियलिटी, पृ० १२ 


दर्शन और विज्ञान रू 


न होकर केवल 'ज्ञाता-सापेक्ष वास्तविकता (४एजुंट्टांश्ट 7६2॥0९) है ।१ 
आदशवाद कहता है कि वस्तु-मापेक्ष वास्तविकता का अस्तित्व होने पर भी 
हमारा (मनुष्य का) ज्ञान केवल ज्ञाता-सापेक्ष वास्तविकता तक सीमित है। 
इस अभिप्राय को स्वीकार करने वाले वैज्ञानिकों मे डा० अलबर्ट आईन्स्टीन, 
सर ए० एस० एडिग्टन, सर जेम्स जीन्स, हमंन वाइल, अनंस्ट माख, 
पोईनकेर आदि हैं और दार्शनिकों में प्लुतो (29/0), लाइबनीज, लोक, 
बकंले, हम, काण्ट, हेगल आदि के नाम उल्लेखनीय है । 

२ वास्तविकताबाद (२८४।॥ )--इसके अनुसार विश्व बस्तु- 
सापेक्ष वास्तविकता है। विश्व-नस्थित पदार्थ ज्ञाता की अपेक्षा बिता भी 
बास्तविक अस्तित्व रखते है। इस अभिप्राय को स्वीकार करने वाले 
वेज्ञानिकों में न्यूटन, बोहर (80॥7) , हाइजनबग्ग, व्हीट्राकर, राइशनबाख, 
सी० इ० एम० जोड, सर ओलिवर लोज और भौतिकवादी सोवियत वैज्ञानिक 
हैं तथा दार्शनिको मे डेमोक्रिटस और अणुवादी यूनानी दाशं॑निक, अरस्तु, 
ईसाई पाण्डित्यवादी (50709४0) दाशेनिक, रेने डेकार्टस, बद्रेण्ड रसल, 
हेनी मार्गनो आदि के नाम उल्लेखनीय है । 


(क) वेज्ञानिकों का आवशंवाद ओर जन वर्शन 


विज्ञान के सहज दाशेनिक स्वमाव की चर्चा में यह बताया गया था 
कि विज्ञान का एक सुनिश्चित दर्शन है । इससे यही तात्पयं था कि विज्ञान 
मनुष्य के ज्ञान की धारा होने के कारण 'दशंन' से अछुता नहीं रह सकता । 
किस्तु वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक धाराए विज्ञान का दर्शन है, 
ऐसा नही माना जा सकता । जेसे मार्मेनो के शब्दों में हमने देखा कि' वास्त« 
विकता के विषय में वैज्ञानिकों का भिन्न-भिन्न मत होना आश्चयंजनक नहीं 
है । इस अभिप्राय के आधार पर मार्गेनौ ने वैज्ञानिकों को भिन्‍न-भिन्‍्न दाशे- 
निक प्रकारों में विमक्त किया है, जिनग्रें प्लांक और आइन्स्टीन को विवेचना- 
त्मक वास्तविकतावादी (क्रिंटकल रियलिस्ट्स) एडिग्टन और जीन्स को 


१, किसी भी पदार्थ का अस्तित्व यदि ज्ञाता की भपेक्षा बिना---अपने 
आप में स्व॒तन्त्रतया--होता है, तो वह वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता” 
(०० ९०८४४६ 7९८०॥५५ ) है । दूसरी जोर जिस पदार्थ का अपने आप में 
स्वतन्त्रतया कोई वास्तविक अस्तित्व नही है, किन्तु केवल ज्ञाता के 
मस्तिष्क में उसका अस्तित्व होता है, तो वह ज्ञाता-सापेक्ष वास्तविकता 
(5प्रशुं०णांघ० 7९8॥09 ) है । 

२. देखें, पृ० ६। 

ई. देखें, पृ० ८, टिप्पण ३ । 

४. दी नेचर ऑफ फिजिकल रियलिटी, पृ० १२। 


१० जैन दर्शन और विज्ञान 


भादर्शवादी तथा बोहर और हाईजूनब्ग को विधानवादी अथवा प्रत्यक्ष बादी 
(पॉजि टबीस्ट) बताया है । मार्गेनौ तो यहां तक मानते हैं कि नितांत आत्म- 
वादी (सोलिप्सिष्ट) भी कुछ एक सीमाओं में वैज्ञानिक बत सकता है ।' इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि वैज्ञानिक दर्शन और वैज्ञानिकों का दर्शन एक ही नही 
है | एडिग्टन ने विज्ञान के दर्शन का जिस रूप मे प्रतिपादन किया है, उसे 
हम एडिंग्टन का दर्शन कह सकते है, परन्तु विज्ञान का दर्शन नहीं कद्द 
सकते । इसी प्रकार अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपांदित दाशंनिक विचार- 
घाराए, उन वंज्ञानिकों के दर्शन है, न कि विज्ञान का दर्शन' | 

आदश वादी वंज्ञानिकों मे मुख्यत. एडिग्टन, वाईल, सर जेम्स जीन्स 
जंसे वैज्ञानिक है। एडिंग्टन ने यह तो स्वीकार किया है कि वस्तु-सापेक्ष 
वास्तविकता का अस्तित्व है, किन्तु भौतिक विज्ञान के द्वारा हम विश्व का 
जो ज्ञान करते हैं, वह ज्ञाता-सापेक्ष है । एडिग्टन की विचारधारा में ज्ञाता 
अथवा चेतन्य को प्रधानता दी गई है ।' विज्ञान (विशेषतः भौतिक विज्ञान) 
विश्व के विषय में निरपेक्ष सत्य अथवा वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता को न 
जानना चाहता है और न जान सकता है। वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा 
हम जो ज्ञान करते है, वह पूर्णतः ज्ञाता-सापेक्ष है ।' इसका कारण यही है 
कि विज्ञान चैतन्य ओर बाह्य विश्व की संयुक्त अनुभूति से सम्बन्धित है । 
इसका तात्पयं यही हुआ कि भौतिक विश्व के पदार्थों का अस्तित्व चैतन्य 
की ज्ञान-पद्धति के द्वारा ही व्यक्त होता है और विज्ञान का सम्बन्ध इसके 
साथ होने वेः कारण विज्ञान द्वारा निमित नियम अथवा सिद्धात ज्ञाता-सापेक्ष 
ह्दीहै। 

एडिग्टन वास्तविकतावाद के कड़े विरोधी रहे है। उन्होंने वास्तवि- 
कतावाद को विरोधी विचारधारा के रूप मे मानकर ही अपनी विचारधारा 
का प्रतिपादन किया है | वास्तविकतावाद का यह साधारण प्रतिपादन है कि 
भौतिक पदार्थो का अस्तित्व वस्तु-सापेक्ष है तथा उनमे रहे हुए स्पर्श, रस, 
गन्ध, वर्ण आदि गुण भी वस्तु-सापेक्ष हैं। एडिग्टन के कथनानुसा र-- “भौतिक 
पदार्थों मे स्पर्श आदि वास्तविक गरुणधर्म होते है, यह बात वैज्ञानिक प्रति- 
पादन के विरुद्ध है । उदाहरणस्वरूप वास्तविक सेव का अस्तित्व ज्ञाता के 





१, देखें, वही, प्र० १२; नितान्‍्त आत्मवादी में सामान्यतया स्व' 
(आत्मा) के अतिरिक्त समस्त विश्व की वास्तविकता का निषेध किया 
गया है । ज्ञाता-सापेक्ष आदर्शवाद का ऐकान्तिक रूप 'नित्तान्त आत्मवाद' 
है हि 

२. देखें, दी फिलोसोफी ऑफ फिजिकल साईनस, पृ० १८५, १८७। 

३. देखें, बही, पृ० १८४। 


दर्शन और विज्ञान ११ 
मस्तिप्क के बाहर स्वतन्त्र रूप से होता है, इस बात का मैं विरोध नहीं करता 
गौर न मैं इस बात का भी विरोध करता हूं कि रस” का वास्तविक 
अस्तित्व है । मेरा विरोध तो वास्तविकतावादियों बी इस मान्यता से हैं कि 
थास्तविक सेव के भीतर ही वास्तविक रस का अस्तित्व है, जो ज्ञाता से 
स्वथा निरपेक्ष है ।”' एडिस्टन स्वय यह मानते है कि अनुभूति में कआ्षने वाली 
बातों में 'ज्ञाता' अथबा “मन' सर्वप्रथम और प्रत्यक्ष है; शेष सब उत्तरवर्ती 
अनुमान होने से परोक्ष हैं। प्रत्येक मनुष्य की अनुभूत्ति में यह बात तो आती 
ही है कि उसकी चेतना मे क्रमगत परिवतंन होता रहता है--स्मृति, कल्पना, 
भावना आदि की अनुभूति भी इसके साथ-साथ होती रहती है । इस प्रकार 
किसी भी प्रकार की अनुभूति मे एक ऐसा तत्त्व रहता है, जो यद्यपि व्यक्ति- 
गत चेतन्य से भिन्न है, बहिजंगत्‌ के पदार्थों से भी भिन्न है; बहिजंगत्‌ के 
पदार्थ और उनकी ऐन्द्रिय अनुभूति तो इससे बहुत बाद के हैं तथा परोक्ष 
हैं।। इस प्रकार देखा जा सकता है कि एॉडिग्टन की विचारधारा मे 
ज्ञाता को प्रधानता दी गई है; वह इसलिए कि उनके अभिमत मे ज्ञाता की 
कोई भी अनुभूति नई नहीं होती; पुरानी अनुभूति के साथ कुछ-न-कुछ 
सादृुश्य रखती ही है । ज्ञाता वही रहता है और पुरानी अनुभूति के आधार 
पर नई अनुभूति को जन्म देता है । यह नई-पुरानी का चक्र चछता रहता 
है और पुन' हमे वही अनुभूति होती है. जो पहले हो चुकी थी ।" भौतिक 
विज्ञान इसी बात पर आधारित है कि भिन्न-भिन्न अनुभूतियों का ज्ञाता 
एक ही है और इसलिए ही मौतिक विज्ञान ज्ञाता-सापेक्ष विश्व का प्रतिपादन 
करता है ।* 
एडिग्टन ने अपनी विचारधारा को सीमित ज्ञाता-सापेक्षयाद कहा 
है । 
नितान्त आत्मवाद में केवल स्व को ही वास्तविक माना गया है। 
एडिग्टन की विचारधारा के अनुसार हमारी चेतना के अतिरिक्त भी अन्य 
चेतना का वास्तविक अस्तित्व हो सकता है, क्‍योंकि मेरे कान और वाचा 
की अनुभ'त (सुने जाने और पढ़े जाने वाले छब्दों की) का जो मेरे लिए 
प्रत्यक्ष ज्ञान है, वह दूसरों के लिए नितान्त भिन्‍न भनुभूति का परोक्ष ज्ञान 
हो सकता है, किन्तु नितान्त बात्मवाद यह स्वीकार नहीं करता । अतः 





१. दी न्यू पाथवेज इन साईनस, पृ० २८१ । 

२. बही, पृ० २८० । 

रे. वही, प्ृ० २८६ । 

४. बही, प्ृ० २८७ । 

५. देखें, दी फिलोसोफी ऑफ फिजिकल साईन्स, पृ० २७ । 


१२ जैन दर्शन और विज्ञान 


मौतिक विज्ञान आत्मवाद का विरोधी हो जाता है ।' एक स्थान में वास्तबि- 
क्रतावादी विचारधारा को उद्धुत करके, उन्होंने लिखा हैं कि इस प्रकार की 
विचारधारा बीसवी सदी के दर्शन कः आधार कंसे बन सबती है, यह मेरी 
समझ में नहीं आता ।* 

इस प्रकार एडिग्टन के ज्ञाता-सापेक्षबाद का तात्पयं यही छगता है 
कि चैतन्य या मन वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता है, जब कि मौतिक जगत्‌ ज्ञाता- 
सापेक्ष वास्तविकता है । 

प्रो० स्टेबिग ने तो स्पष्ट रूप से लिखा है -'सर आधंर एडिग्टन 
के दाशंनिक ग्रन्थों मे यह बात पायी जाती है कि उनकी स्वयं की रूढ 
दार्शनिक भावना उन्हें इस बात के लिए चिन्तित करती है कि उनके वेज्ञानिक 
दर्शन को वे किस प्रकार से उनके जीवन-दर्शन के साथ सम्बन्धित कर सकें। 
किन्तु ऐसा करने में जो मूल्य उन्हें चुकाना पड़ा है, वह उनकी धारणा से 
अत्यधिक है |” इस प्रकार एडिग्टन के द्वारा प्रतिपादित दाशनिक विचार- 
घारा उनके स्वयं का दशेन है । 
एडिग्टन का वर्शन और जेन दर्शन 

एडिग्टन के दर्शन की ज॑न दर्शन के साथ तुलना करते समय हमे जन 
दर्गन की ज्ञान-मी मासा और तत्व-मीमासा को ध्यान मे रखना होग!। जैन 
दर्शन के अनुसार आत्मा का लक्षण 'उपयोग” बर्थात्‌ चंतन्य-व्यापार हैं।” 
चैतन्य की प्रवृत्ति के हारा आत्मा द्रव्यों को जानती ह । प्रत्येक द्रव्य मे सहज 
रूप से अनन्त गुण विद्यमान होते है. जो मुख्यतया दो प्रकार के है--सामान्य 
और विशेष । ये गुण द्रव्य में वस्तु-निष्ठ होते है। इनको आत्मा जब जानती 
है, तब बह जानना क्रमश: दर्शन' (अनाकार उपयोग) और ज्ञान (साकार 
उपयोग) कहलाता है। तात्पय॑ यह हुआ कि वस्तु (ज्ञेय) के वस्तु-निष्ठ 
गुणों के कारण ही ज्ञाता (आत्मा) का अबबोध दो प्रकारों मे विभक्त हो 
जाता है। दूसरी जो जैन ज्ञान-मीमांसा की अपनी मौलिक और विशिष्ट बात 
है, वह यह है कि ऐन्द्रिय ज्ञान के अतिरिक्त अतीन्द्रिय ज्ञान! का होना भी 


१. दी फिलोसोफी ऑफ फिजिकल साईनस, पृ० १९८, १९९ । 

२. वही, प१ृ० २११, २१२। 

३. फिलोसोफी एण्ड दी फिजिसिस्ट्स, प्रिफेस, पृ० १०। 

४. उपयोगलक्षणों जीव: | चेतनाव्यापार उपयोग: ॥। 

--श्री जैन सिद्धांत दीपिका, २-१,२। 

५. दरशशेन' शब्द जैन ज्ञान-मीमांसा का परिमाषिक शब्द है। इसका अर्थ 
है--वस्तु (द्रव्य) के सामान्य गुणों का अबबोध । यह सामान्यतया 
प्रयुक्त दर्शन! दाब्द से नितान्त भिन्‍न है 





वैचारिक जीवन और समन्वय १३ 


वहू स्वीकार करता है | जहां ऐन्द्रिय ज्ञान में आत्मा वस्तुओं को इन्द्रिय और 
मन की सहायता से जानती है, वहां अतीनि्द्रिय-ज्ञान में बिना इनकी सहायता 
से अपने आप ज्ञेय. वस्तु को जान लेती है । जैन दर्शन में शान के पांच भेद 
बताये गये है ।' उनमें से प्रथम दो--मतिज्ञान ब श्रुतज्ञान तो ऐन्द्रिय हैं और 
शेष तीन--अवधिज्ञान, मनःपर्यंव ज्ञान और केवलज्ञान अतीन्द्रिय हैं। प्रथम 
दो आत्मा के अतिरिक्त बाह्य साधनों की अपेक्षा रखते हैं (चाहे वे साधन 
इन्द्रिय अथवा मन के रूप में हों या भौतिक उपकरणों के रूप में हो), जबकि 
शेष तीन मे बाह्य भौतिक साधनों की किचित्‌ मी अपेक्षा नहीं रहती । 
इसीलिए अवधि, मन'पयंव और केवल--ये तीन प्रत्यक्ष माने जाते हैं और 
मति-श्रुत परोक्ष माने जाते हैं। 


दूसरी ओर जैन तत्त्व-मीमासा का यह स्पष्ट निरूपण है कि 
जीवास्तिकाय (आत्मा) ओर पुद्गलास्तिकाय दोनों स्वतंत्र तत्त्व हैं और 
वस्तु-सापेक्ष वास्तविकताएं हैं। चैतन्य आत्मा का असाधारण गुण है। 
स्पर्ण, रस, गन्ध और वर्ण--ये पुदूगल के अनिवाय॑ गुण है और वस्तु-सापेक्ष 
है । पुदगल तत्त्व की परिमाषा ही इस प्रकार की गई है कि स्पर्श, रस, गंध 
और वर्ण (रग), जिसमे हों, वह पुद्गल है ।* 

एडिग्टन के दर्शन और जन दर्शन में कितना साम्य-वैषम्य है, यह अब 
सरलतया स्पष्ट हो सकता है । एडिग्टन ने अपने दर्शन का आधार ज्ञान मैमां- 
सिक विश्लेषण को बना कर यह प्रतिपादित किया है कि चैतन्य एक बस्तु- 
सापेक्ष वास्तविकता है, जो हमारे सारे ज्ञान, अनुभूति, विचार, स्मृति आदि 
का स्रोत है। जेन-दर्शन भी आत्मा का अस्तित्व वस्तु-प्तापेक्ष वास्तविकता के 


१. (१) मतिज्ञान--इन्द्रिय, मन और बुद्धि की सहायता से होने वाला । 
(२) श्रुतज्ञान--स्व और पर का अवबोध कराने में समर्थ मतिज्ञान । 
(२३) अवधिज्ञान - बाह्य साधनों की अपेक्षा के बिना केवल आत्मा के 

द्वारा ही होने वाला दृश्य पदार्थों का ज्ञान । 
(४) मतःपर्यवज्ञान--केवल आत्मा के द्वारा ही होने बाला संज्ञी 
प्राणियों के मनोमावों का ज्ञान । 
(५) केवलज्ञान--केवल आत्मा के द्वारा ही होने वाला समस्त द्वब्यों 
व पर्यायों का साक्षात्कार । 
(इनके विस्तृत विवेचन के लिए देखें, श्री जैन सिद्धान्त दीपिका 
प्रकाश दूसरा तथा भिक्षुन्यायकणिका, विभाग ५) 
२. स्पशंरसगन्धवर्णवान्‌ पुदूगल: । 
-श्री जैन सिद्धान्त दीपिका, १-११। 


१४ जैन दर्शोन और विग्रान 


रूप में स्वीकार करता है और उसको ही सभी चेतनामम प्रवृत्तियों का स्रोत 
मानता है । इस प्रकार आत्मा के अस्तित्व के विषय में तथा उसके ग्रुण के 
विषय में दोनों दर्शनों का सदृश प्रतिपादन रहा है । 


बाह्य विध्व अथवा मौतिक जगत के 'अस्तित्व” का जहां तक प्रश्न है 
दोनो ही दर्शन उसको स्वीकार करते हैं, किन्तु उसके स्वरूप के विषय में 
दोनों मे मौलिक मतभेद प्रतीत होता है | एडिग्टन यह मानते हैं कि भौतिक 
पदार्थ के वर्ण, रस आदि सभी गुण वस्तु-निष्ठ न होकर केबल चैतन्य की 
प्रवृत्ति के निमित्त ही उसमें आरोपित होते हैं; जब कि जैन दर्शन के अनुसार 
वर्ण, गन्व, रस और स्पर्श का अस्तित्व चैतन्यजन्य नही, अपितु पुद्गल मे 
स्वाभाविक रूप से ही होता है । पुद्गल के प्रत्येक परमाणु मे एक वर्ण, एक 
गन्ध, एक रस ओर दो स्पशं होते हैं ।' परमाणु का अस्तित्व जिस प्रकार 
बस्तु सापेक्ष है--ज्ञाता-सापेक्ष नही, उसी प्रकार स्पर्शादि गुणचतुष्टय भी 
परमाणु के वस्तु-सापेक्ष गण है और ज्ञाता की अपेक्षा बिना ये सदा परमाणु 
में रहते हैं । इतना ही नहीं. बल्कि स्पर्शादि चतुष्टय की विविधता का 
अस्तित्व भी ज्ञाता-सापेक्ष न होकर बस्तु-सापेक्ष ही है । विश्व मे अस्तित्ववान्‌ 
अनन्त परमाणुओं में अनन्त प्रकार से इन गुणों का वैविध्य और तारतम्य 
होता है । उदाहरणार्थ हम वर्ण को लें--काला, नीला, रक्त, पीत और श्वेत 
पांच प्रकार के वर्ण मौलिक माने जाते हैं। प्रत्येक परमाणु मे इन पांच वर्णों 
में से कोर्ट मी एक वर्ण अवश्य होता है। इसमें भो फिर समान वर्ण वाले 
परमाणुओं में उस वर्ण की मात्रा का तारतम्य होता है | कुछ एक परमाणु 
केवल एक गुण (यूनिट) वाले होते हैं, कुछ एक परमाणु दो गुण वाले, कुछ 
अनन्त गुण वाले भी होते है । इस प्रकार से अन्य वर्णों की तथा रस श्रादि 
गुणों की भी विविधता और तारतम्य वस्तु-सापेक्ष रूप में परमाणुओ में 
होता है ! इस प्रकार वर्णादि चतुष्टय की विविधता का अस्तित्व न तो चेतना 
द्वारा आरोपित है और न चेतना पर आधारित ही है | यह जैन परमाणुवाद 
की तात्विक रूपरेखा है। इसके अनुमार सेव जिन परमाणुओं का बैना 
हुआ है. उनमे से प्रत्येक परमाणु में कोई न कोई “'रस' तो होता ही है और 
इन सब परमाणुओं के समूह रूप सेव का रस भी वास्तविक अस्तित्व रखता 
हे । 

आधुनिक विज्ञान भौतिक पदार्थ की अध्तिम इकाई तक पहुंच नही 
पाया है, फिर भी अणु-स्थित कण--ऋणाणु', घनाणु' भादि व्यावह!रिक 
रूप में मौतिक पदार्थों की इकाइयों के रूप में माने जाते है। एडिग्टन इन 


१. एकरसगन्धवर्णो द्विस्पर्श: कार्य लिड्गइच । 








--पञथ्चास्तिकायसार 


दर्शन और विज्ञान ' | १५ 


कणों के वास्तविक अस्तित्व को तो स्वीकार करते हैं, पर इनमें वर्णादि ग्रुणों 
का वास्तविक अस्तित्व है, ऐसा वे नहीं मानते । उनके यह बात समभ में 
नहीं आती कि ज्ञाता की अपेक्षा के बिना भी स्वयं परमाणु और पदार्थ वर्णादि 
को किस प्रकार धारण कर सकते है । किन्तु यह केबल उतकी रूढ आदशे- 
वादी विचारधारा के कारण से है, ऐसा लगता है । 

वर्णादि की विविधता प्रत्यक्षयया हमारी अनुभूति में जाती है और 
एडिग्टन भी इसका निषेध नहीं कर सकते | अब, यदि यह विविधता बस्तु- 
निष्ठ न होती, तो एक ही चैतन्य को विभिन्न पदार्थ, विविध वर्णादि वाले 
किस प्रकार अनुभूत होते ? साथ ही यदि वर्णादि को बुनने वाला चेतन्य ही 
होता और पदार्थे मपने आपमे निर्गुण ही होता,' तो फिर एक ही पदार्थ नाना 
ज्ञाताओं के द्वारा समान ही वर्णाद वाला क्यो अनुभूत होता" अर्थात्‌ यदि 


१ देखे, दी न्‍यू पाथवेज इन साईनस, पृ० ८८ । 

२. यह सही है कि कभी-कभी एक ही पदार्थ भिन्न-मिन्न ज्ञाताओं को 
भिन्न-भिन्न वर्णादि वाला अनभृत होता है, किन्तु इसका कारण व्यक्तिगत 
क्षमता और साधनों की भिन्नता है। जेंमे वर्णाध व्यक्तियों को वर्णों 
की विविधता का कोई पता नहीं चलता। इस प्रकार मुझे जो वस्तु 
स्वाद मे मीठी लगती है, वह दूसरे व्यक्ति को खारी भी लग सकती है । 
किन्तु इसका अथे यह नही कि वस्तु-निष्ठ योई रस उस वस्तु मे है हो 
नही । बनुभूति में रसों की मिन्नता का होना हम दोनों की रसनेन्द्रिय 
की क्षमता और रचना-भिन्नता का द्योतक है । जो 'रस' हमें अनुभूति मे 
ज्ञात होता है, वह वस्तु-निष्ठ रस के साथ रसनेन्द्रिय के रासायनिक 
और मौतिक प्रक्षिया के फलस्वरूप निष्पन्न 'रस' है । अत. यदि मेरी 
और दूसरे व्यक्ति की रसनेन्द्रिय मे थोड़ा-सा भी अन्तर हो, तो 
अनुभूत “रस” दोनों के लिए भिन्न-भिन्न होगा । इसको हम गाणितिक 
समीकरण के द्वारा इस प्रकार बता सकते हैं: यदि अ वस्तु-निष्ठ- 
गुण हो, ब। और व; दो ज्ञाताओं की इन्द्रियों की रचना के छोतक 
अचल हों और क, और क, क्रमश. दोनों ज्ञाताओं द्वारा अनुभूत गुण हो, 

अ-- ब 5 क। 
होगा, और 
आअ+ब2८ क५ 
होगा । इस समीकरण से स्पष्ट हो जाता है कि यदि 
ब,न्‍न्‍न्ब५ 
हो, तो 
कक; 


१६ ॥ जैन दर्शन और विज्ञान 


पदार्थ मे स्वयं किसी भी प्रकार का वेशिष्टय न हो तो सभी ज्ञाता उसे 
समान रूप से अनुभव करें, यह संभव नहीं हो सकता । उदाहरणाथ--दूब 
का रंग सभी मनुष्यों को हरा दिखाई देता है। एडिग्टन का मत है कि इसमें 
दूब की स्वयं की कोई विशिष्टता नहीं है। ज्ञाता अपनी विशिष्ट चैतन्य 
शक्ति के कारण ही दूब को हरी देखता है, किन्तु यह न तो सामान्य तक के 
आधार पर सही लगता है, न वर्तमान मे उपलब्ध वैज्ञानिक ज्ञान के आधार 
पर और न जैन दर्णन की तत्त्व-मीमांसा के आधार पर ही । सामान्य बुद्धि 
हमे यही बताती है कि दूब का चैतन्य से सम्बन्ध न हो तो भी वह हरी ही 
रहती है ! 


दूसरी ओर विज्ञान 'रंग' की प्रक्रिपा को तरग-सिद्धांत के आधार 
पर समभाता है। विज्ञान का यह सर्वमान्य सिद्धात है कि सूर्य के सफेद 
प्रकाश मे समग्र चाक्षुष वर्णपट का समावेश हो जाता है । सूर्य से प्रसारित 
होने वाले प्रकाश-तर॒ग जब पदार्थ में होकर गुजरते हैं, तब उप्त पदार्थ की 
स्वयं की विशिष्टता के कारण एक विशेष तरग-दंध्यं को छोडकर शेष सभी 
उस पदाय॑ के द्वारा शोषित हो जाते है। इस प्रकार जब दूब में से प्रकाश 
की तरगे गृज रती है, तब दूब की विशिष्टता के कारण ही हरे रंग को सूचित 
करने वाली तरग-देध्यं को छोडकर शेष तरग-दैध्य॑ वाली सभी तरंगें दूब के 





होगा । भर्थात्‌ दोनों ज्ञाताओं को समान अनुभूति होगी । सामान्वतया 
यही होता है. क्योंकि अधिकांश रूप में मनुष्यों के लिए ब,, ब; आदि 
भिन्न-भिन्न नहीं होते । इन समीकरणों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 
अ और क समान तभी हो सकते हैं जबकि ब का मूल्य शून्य हो बर्थात्‌ 
इन्द्रिय रूप साधन की रचना और क्षमता का बिल्कुल ही प्रभाव हमारे 
ज्ञान पर न पड़े, तभी हमारी अनुभूति मे आने वाले गुण पदार्थ के बस्तु- 
निष्ठ गुण हो सकते है । अतीन्द्रिय ज्ञान में यह सभव हो जाता है । साथ 
ही यह भी सभव है कि एक ही ज्ञाता के लिए ऐन्द्रिय रचना और 
क्षमता परिवर्तित हो जाये, अर्थात्‌ ब का मृल्य अचल न रहे; तब एक 
ही ज्ञाता की एक ही पदार्थ भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्‍त रूप से 
अनुमूत होगा । जैमे--एक मनुष्य यदि चीनी मिलाया हुआ दूध पीता है 
तो उसे वह मौठा लगता है; वही मनृष्य मिटाई खाने के बाद उसी 
दूध को पीता है तो वह फीका लगता है। इसका अर्थ यही होता है कि 
बका मूल्य दोनो परिस्थितियों मे भिन्न-भिन्न होगा | किन्तु सामान्य 
परिस्थिति में ब के मुल्य को सभी ज्ञाताओं के लिए सम माना जा 
सकता है | 


दर्शन और विज्ञान १७ 


द्वारा शोषित (एब्सोब्ड) हो जाती हैं। हमारी आंख तक केवल बे ही तरंगें 
पहुंचती हैं, जिनका तरंग-दैध्य हरे रंग को सूचित करता है भौर इसीलिए 
हमें दूब हरी दिखाई देती है। इस तरह वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार भी 
हमारा--चैतन्य का--ज्ञाता का--दूब को हरा, गुलाब को लाल और संतरे 
को नारंगी देखना हमारे चैतन्य पर आधारित नहीं है, किन्तु इस बात पर 
भाधारित है कि कौन-सा तरंग-दैध्य॑ उन पदार्थों के द्वारा छोषित नहीं हो 
पाता। तरंग-दंध्यों का शोषण पदार्थ के स्वरूप पर निर्मर करता है 
अथवा दूसरे शब्दों में कहा जाये तो पदार्थ के स्वरूप में ही पदार्थ का 
वर्ण निहेत है। इसलिए एडिग्टन का यह मन्‍्तव्य कि वर्ण को बुनने 
वाला चैतन्य है, वैज्ञानिक सिद्धान्त के माघार पर भी गलत ही सिद्ध हो 
जाता है । 


जन दर्शन तो यह स्पष्ट रूप से बताता है कि पुद्गल स्वयं ही स्पर्श, 
रस, गन्ध और वर्ण से युक्त होता है । दूब के परमाणुओं मे सभी वर्ण वाले 
परमाणु मौजूद है. इसलिए वस्तुतः तो दूब का रंग हरा ही नहीं है, किन्तु 
हरे रंग वाले परमाणुओं की संख्या अधिक होने के कारण दूब हमें हरी 
दिखाई देती है । बस्तुतः तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जैन दर्शन के दृष्टिकोण 
में अधिक अन्तर ही नहीं रह जाता; क्योंकि पदार्थ का वर्ण दोनों दृष्टिकोणों 
के अनुसार पदार्थ की रचना में ही निहित होता है। पदार्थ के द्वारा कौन- 
कौन से तरंग-दंघ्यं का शोषण होता है, इसका आधार पदार्थ की रचना है 
>पदार्थं-स्थित परमाणुओं का मूल वर्ण ही है। वर्णादि गुणों से रहित 
ऋणाणु किस प्रकार का अस्तित्व रखता है, इस विषय में एडिग्टन ने कोई 
स्पष्टीकरण नहीं किया है। सम्मवतः उनके अभिमतानुसार सहित 
या विद्युतू-अब्श ही केवल भोतिक पदार्थ (ऋणाणु आदि) का वास्तविक 
गुण है भौर वर्णादि गुण केवल चेतन्य द्वारा भारोपित होते हैं। जैन दर्शन 
संहति को स्पर्श” गुण मानता है | अकेले परमाणु मे संहति होती ही नहीं 
है । अकेले परमाणु में दो स्पशं होते हैं। स्निग्ध-रुक्ष के युग्म में से एक और 
शीत- उष्ण के युग्म में से एक । इस प्रकार संहति” जो लघधु-गुरु स्पर्श गुणों 


१. स्पर्श पुदू्गल का मूल गुण है । उसके आठ भेद है--स्निरध, रुक्ष, शीत, 
उच्ण, लघु, गुरु, मुदु, कठोर । इसमें से स्निध-रुक्ष व शीत-उष्ण--ये 
चार स्पश मौलिक हैं और शेष चार स्पर्श परमाणओं के संयोग से 
उत्पन्न होते हैं। रुक्ष, स्निग्ध आदि केवल स्पर्श की अभिव्यक्ति के 
प्रकार नहीं हैं, किन्तु परमाणु में बस्तु-सापेक्ष से रहने वाले गुण हैं । 
चैतन्य की अनुभूति के साथ इनकी स्थायी सत्ता नहीं बदलती । 


१८ जैन दर्शन और विज्ञान 


से उद्भुत होती है, परमाणु पुद्यल का मूलभूत गुण नहीं है ।* 

अब तक हमने केवल ऐन्द्रिय ज्ञान की चर्चा की। जैन दर्शन में अती- 
निद्रिय ज्ञान का विस्तृत रूप से विवेचन उपलब्ध होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान में 
पदार्थ के वस्तु-निष्ठ भुण उसी रूप में जाने जाते है जिस रूप में वे बस्तुतः 
ही हैं, क्योंकि यहां आत्मा का शेय से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। अतीन्द्रिय 
ज्ञान में आत्मा किसी भौतिक साधन की सहायता के बिना पदार्थ के ग्रुणों का 
शान करती है; अत' इन्द्रिय आदि साधनो के हस्तक्षेप के कारण जो भिन्नता 
अनुभूत भुण और वस्तु-निष्ठ गुण में उत्पन्न हो जाती है, बह यहां नहीं 
होती । इस प्रकार के ज्ञान की सहायता से परमाणु और स्कन्ध मे रहे हुए 
वस्तु-सापेक्ष वर्णादि गुण का ज्ञान मनुष्य कर सकता है । 

एडिग्टन के दशेन मे प्रयुक्त 'मौतिक विज्ञान का बिहव' और भौतिक 
विश्व' इन दो शब्दों के उलझन की चर्चा हम कर चुके है। भब जैन दर्शन 
के आलोक में इन दो दछाब्दों का अर्थ अधिक स्पष्ट हो सकता है। भौतिक 
विश्व' पौदूयलिक विश्व है, जिसमें परमाणु और स्कन्ध अपना-अपना 
वास्तविक अस्तित्व रखते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक दूमरे से 
पृथक होते हैं-यह भेद और संघात की क्रिया वस्तु-सापेक्ष रूप से चलती 
रहती है । जब इस विश्व को हम शआतीन्द्रिय ज्ञान से जानते है, तब हमारे 
ज्ञान में आने वाला विश्व मी भौतिक विश्व” के सदज्ञ ही होता है, किन्तु 
जब इंद्रिय, मन और बाह्य उपकरणों की सहायता से हम 'भौतिक विश्व! 
को जानते हैं तब हमारे ज्ञान में आने वाले विश्व और भौतिक विश्व! में 
कुछ अन्तर रह जाता है। यह अन्तर हमारे अथवा ज्ञाता के इन्द्रिय, मन 
ओर अन्यान्य साधनों के हस्तक्षेप तथा सीमितता के कारण उत्पन्न होता 
है । मौतिक विज्ञान' भी इस प्रकार के ऐन्द्रिय ज्ञान का ही विशिष्ट प्रकार 
है। भत: इसके द्वारा जाने जाने वाले विश्व को हम 'भौतिक विज्ञान का 
विश्व कह सकते हैं। इस दृष्टि से इसके नियमों को 'ज्ञाता-सापेक्ष' 
मानना भी अनुचित नहीं है। इस प्रकार “भौतिक विज्ञान के विश्व” को 
यदि एडिग्टन ज्ञाता-सापेक्ष कहते हैं तो वह जैन दर्शन की दृष्टि से भी सही 
है । 

एडिग्टन के दर्णन में 'मौतिक विश्व! और “भौतिक विज्ञान के विदव' 
के बीच के अन्तर के विषय में जो अस्पष्टता रही है, उसका एक कारण 
सम्भवतः यह भी हो सकता है--पदार्थ मे रहे हुए स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण आदि 
गुणों का ज्ञान स्पर्गनेन्द्रिय रसेनेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय और चक्षु रिन्द्रिय के द्वारा ही 


१. संहति-शून्य परमाणु की चर्चा आपेक्षिकता के सिद्धातः की समीक्षा में 
विस्तृत रूप से की जायेगी । 


दर्शन और विज्ञान १९ 


मनुष्य करता है । प्रत्येक इन्द्रिय में अपने-अपने विषय को ग्रहण करने वाले 
संवेदनशी न ज्ञान-तन्तुओं की विशिष्ट प्रकार की रचना होती है । इस प्रकार 
ऐन्द्रिय रचना और पदार्थ के गुणों में जो प्राकृतिक सादश्य है, उससे बह 
प्रदन खड़ा होता है कि क्या स्पशंनेन्द्रिय आदि की ऐन्द्रिय विशिष्टता मौलिक 
है और इनके निमित्त से ही पदाथ स्पर्शाद ग्रुण वाले बन जाते हैं अथवा 
पदार्थ स्वमावतया स्पर्शादि गुणों को धारण करने वाले हैं और स्पशनेन्द्रिय 
आदि की रचना स्वतन्त्र तथ्य है ? एडिग्टन ज्ञाता की ऐन्द्रिय बिशिष्टता को 
मौलिक मान कर ज्ञाता-सापेक्षवाद को स्थापित करते हैं, किन्तु बस्तुतः तो 
“मौतिक विश्व' में स्पर्शादि गुण ही मोलिक और प्रधान है। भौतिक विज्ञान 
वे; विश्व में ऐन्द्रिय रचना की विशिष्टता को प्रधान माना जा सकता है; 
फिर भी यह केवल ज्ञान-मीमांसा के क्षेत्र से संबन्धित तथ्य है । जहां तत्त्व- 
मीमांसा का प्रहइन है, वहा तो ऐन्द्रिय रचना को एक स्वतत्र तथ्य के रूप में ही 
मानना उपयुक्त होगा । 

एडिग्टन के दर्शन का सबसे मधिक निर्बल पक्ष यह है कि जिस मौतिक 
विज्ञान पर वह आधारित है, वह भौतिक्त विज्ञान अब तक, भौतिक पदार्थ 
की चरम इकाई क्या है ?” 'उसका तात्त्विक स्वरूप क्‍या है ?” आदि प्रइनो का 
उत्तर देने में असमर्थ रहा है। जिन संज्नाओं का प्रयोग भौतिक विज्ञान में 
किया जाता है, उन सज्ञाओ के तात्त्विक स्वरूप के विषय में वह कुछ भी नहीं 
बताता । उदाहरणाथ--वर्ण को समझाने के लिए भौतिक विज्ञान में 
प्रकाश-तरंगों के देध्य का विवेचन किया गया है; किन्तु प्रकाश स्वय क्या 
है--तरग-रूप है या कण रूप ? पदार्थ प्रकाश-तरंगों को किस कारण से 
शोषित करता है ? आदि प्रइनों का समाधान भौतिक विज्ञान अब तक नहीं 
दे पाया है और तब तक नही दे पायेगा, जब तक कि भौतिक पदाथे का 
चरम रूप स्पष्ट नही हो जाता । वर्तमान मे इस विषय मे अनेक प्रकार की 
उपधघारणाए और परिकल्पनाएं विज्ञान-जगत्‌ मे प्रचलित हैं। मौतिकबादी 
वैज्ञानिक जहां ऐसी परिकल्पताओं के आधार पर वर्ण को वस्तु-सापेक्ष गुण 
के रूप में प्रतिपादित करते है, वहां एडिग्टन का दशन ऐसी ही कोई परि- 
कल्पना का आधार लेकर वर्ण को ज्ञाता-सापेक्ष गुण के रूप में निरूपित करता 
है । इस प्रकार का प्रतिपादन केवल आनुमानिक है, अनाधारित है और प्रत्यक्ष 
अनुभव का प्रतिरोधी है ! 

जन दर्शनकारो ने पुदूगल के चरम स्वरूप को अपने अतीन्‍्द्रिय ज्ञान 
की सहायता से जाना है और इसके आधार पर ही परमाणुवाद का सूक्ष्म 
विश्लेषण किया है। वर्ण आदि गुण वस्तुत: ही वस्तु-निष्ठ होते हैं, इत्थादि 
प्रतिपादनों का आधार उनके वस्तु-स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान ही है | जन दर्शन 
के अनुसार तो इस स्वरूप को ऐबन्द्रिय ज्ञान के द्वारा जाना ही नही जा 


२० जैन दर्शन और विज्ञान 


सकता । अतः भौतिक विज्ञान केवल ऐन्द्रिय ज्ञान के आधार पर कभी भी 
इसको जानने में समर्थ नहीं बनेगा, ऐसा जैन दर्शन के आधार पर कहा जा 
सकता है : 

एडिग्टन के दर्शन की विविध दृष्टिकोणों के आलोक में समीक्षा 
करने का प्रयत्त हमने किया। विश्व के तत्त्व-मेमांसिक पहलू की चर्चा 
एक स्वतन्त्र और अतिविस्तृत विषय है। यहां पर तो इसकी चर्चा गौण 
रूप में ही की गई है । इस चर्चा का उपसंहार इन छः तथ्यों में किया जा 
सकता है । 

१. ज्ञान-मैमांसिक विश्लेषण के आधार पर एडिण्टन ने चंतन्य तत्त्व 
का वस्तु-सापेक्ष वास्तविक अस्तित्व स्वीकार किया है। जैन दर्शन भी 
जीवास्तिकाय को स्व॒तन्त्र वास्तविक तत्त्व के रूप मे स्वीकार करता है | 

२. भौतिक विज्ञान के द्वारा इस वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता को जानना 
मनुष्य के लिए संमव नहीं है- यह एडिंग्टन का स्पष्ट अभिप्राय है। जैन 
दर्शन भी यह स्वीकार करता है कि आत्मा भादि अरूपी द्रव्य सकल ज्ञान 
(केवल ज्ञान) के विषय हैं; विकल ज्ञान (मति आदि चार) के द्वारा ये नहीं 
जाने जा सकते । 

३. अनुभूति, स्मृति, कल्पना, सवेदना आदि च॑तन्य तत्त्व के ही लक्षण 
हैं। एडिग्टन के दर्शन की यह मान्यता जैन दर्शन को भी मान्य है । 

४. एडिग्टन अपने दर्शन को वर्तमान भौतिक विज्ञान द्वारा आधारित 
मानते हैं; अतः वे उसको “वैज्ञानिक दर्शन” की संज्ञा देते हैं, किन्तु यह उपयुक्त 
नहीं लगता । वस्तुतः यह विचारधारा उनकी व्यक्तिगत रूढ़ मान्यताओं पर 
आधारित है; अतः इसको वैज्ञानिक दर्शन न मानकर 'एडिग्टन का दर्शन! 
मानना ही अधिक उपयुक्त लगता है । 

५. यद्यपि एडिग्टन का दर्शन भौतिक जगत्‌ का वास्तविक अस्तित्व 
स्वीकार करता है, फिर भी उसके स्वरूप के विषय में अस्पष्ट रहा है ! अपने 
दर्शन को वे सीमित ज्ञाता-सापेक्षवाद' के रूप मे प्रतिपादित करते हैं; इसका 
तात्पयं यही लगता है कि भौतिक पदार्थ के अस्तित्व को तो वे वस्तु-सापेक्ष 
मानते हैं, किन्तु वर्ण, गन्ध आदि गुणों को ज्ञाता-सापेक्ष मानते है। इस विषय 
में जेन दर्शन भिन्न अभिमत रखता है । जैन दर्शन पुद्गलास्तिकाय को स्पश, 
रस, गन्ध और वर्ण से युक्त वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता के रूप में मानता है । 

६. भौतिक पदार्थ के चरम वास्तविक स्वरूप को अब तक भौतिक 
विज्ञान नहीं जान सका है। इस प्रकार एडिग्टन का दर्शन बतं॑मान भौतिक 
विज्ञान के अपूर्ण और सम्मवतः गलत ज्ञान पर भाघारित है | जैन दाशंनिकों 
ने पुद्गल के चरम स्वरूप को अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा जान कर अपने दर्शन का 
प्रतिपादन किया है । जैन दर्शन के अनुसार तो पुद्गल (भौतिक तत्त्व) का 


दर्शन ओर विज्ञात २१ 


चरम स्थरूप ऐन्द्रिय ज्ञान का विषय नहीं बन सकता' और इसलिए भौतिक 
विज्ञान! के आधार पर इसका वास्तविक ज्ञान होना संभव नही है ।* इस दुष्टि 
से एडिग्टन का यह अभिमत कि “भौतिक विज्ञान के द्वारा वस्थु सापेक्ष 
वास्तकिता को जानना अशक्य है, भी सही तथ्य का ही उच्चारण है, ऐसा 
कहा जा सकता है । 


जोन्स का दर्शन और जैन दर्शन 


आदशवादी वैज्ञानिकों में एडिग्टन के बाद प्रधान स्थान सर जेम्स 
जीन्स का है। जीन्स ने अपनी विचारधारा का प्रतिपादन मुख्यतया अपनी 
पुस्तक “दी मिस्टीयंस ग्रुनिवर्स' में किया है। जहां तक भौतिक विज्ञान के 
विचारक और प्रायोगिक क्षेत्रों का प्रदतत है, जीन्स का स्थान प्रथम श्रेणी के 
वैज्ञानिकों मे रहा है। उष्णता के सम्बन्ध मे जीन्स ने कुछ एक मौलिक 
सिद्धांतों का स्थापन भी किया है । किन्तु जहां दर्शन का प्रइन है, वहां पर 
तो जीन्स का दर्शन भी एडिग्टन के दर्शन की भांति अस्पष्ट ही रहा है। 
उनकी कृतियो मे स्थान-स्थान पर परस्पर विरोधी कथन और उलमभनपूर्ण 
चिन्तन नजर भाता है । प्रो० स्टेबिग ने जीन्स और एडिग्टन; दोनों की कटु 
आलोचना की है । 

जीन्स के विचारों की अस्पष्टता का एक उदाहरण प्रो० स्टेबिग के 
शब्दों में इस प्रकार मिलता है--“विष्व शुद्ध गणितज्ञ के द्वारा निमित हुमा 
है' और “विश्व शुद्ध गणितज्ञ के विचारों से बना हुआ है'; इन दो कथनी को 
जीन्स समानार्थक मानते हैं या नहीं, इसका निर्णय करना सरल नहीं है । ये 
दो कथन निश्चय ही भिन्न-भिन्न अर्थ को सूचित करते है, किन्तु जीन्स को 
इनकी भिन्ना्थंकता का ज्ञान नहीं है, ऐसा लगता है ।' प्रोफेसर स्टेबिग ने 
इस प्रकार के अनेक उदाहरण अपनी कृति मे दिये है, जो जीन्स के दर्शन की 
अस्पष्टता और त्रूटियों का विशद दिग्दशेन कराते हैं । 


१. भगवती सूत्र, १८-८-६४१। 

२ सुविश्यात विज्ञानविद्‌ सर डब्ल्यू० सी० डैम्पियर ने विज्ञान के इति- 
हास पर लिखी अपनी पुस्तक मे भी वेज्ञानिक पद्धति की इस सीमितता का 
स्पष्ट उल्लेख करते हुए लिखा है--“जब हम किसी परमाणु का निरीक्षण 
करते हैं तो हर हालत में हम कोई-न-कोई बाहरी उपकरण प्रयुक्त करते 
हैं। यह उपकरण किसी-न-किसी रूप में परमाणु को प्रभावित करता है 
और उसमें परिवर्तन ला देता है तथा हम यही परिवर्तित परमाणु देख 
पाते हैं, वास्तविक परमाणु नहीं ।”* 

--विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास (हिन्दी अनुवाद), पृ० २९९ | 

३. फिलोसोफी एण्ड दी फिजिसिस्ट्स, पृ० २५ । 


श्र जैन दर्शन और विज्ञान 


कुछ एक अस्पष्टताएं तो हमें भी सहसा प्रतीत होती हैं | जैसे एक 
स्थान में जीग्स ने विश्व को ईथर-तत्त्व की उभि-मालाओं से बना 
हुआ प्रतिपादित करते हुए लिखा है, “यह विद्व जिनसे बना है, वे 
ईथर-तत्व और उनकी उमि-मालाएं पूर्ण सम्भ/वत्त!ओं के साथ काल्पनिक ही 
प्रतीत होती है। किन्तु कहने का अर्थ यह नहीं है कि उनका कोई अस्तित्व 
ही नही है, हा वे हमारे मस्तिष्क में अस्तित्व रखती हैं, अन्यथा तो हम 
उनकी चर्चा ही नहीं करते और इनके अतिरिक्त हमारे मस्तिष्क के बाहर भी 
ऐसा 'कुछ' विद्यमान होना चाहिए, जो कि इन विचारों को या अन्य विचारों 
को हमारे मस्तिष्क मे उत्पन्न करता हो। इस कुछ को हम अस्थाई 
रूप से वास्तविकता” की संज्ञा दे सकते है। इसी वास्तविकता का 
अध्ययन करना विज्ञ!न का उद्देश्य है।”' अब इस उदाहरण को समा- 
लोचनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाये तो जीन्स के चिन्तन की 
अस्पष्टता स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाती है। प्रथम तो जीन्स ने ईथर- 
तत्त्वों और उनकी उमि-मालाओं को पूर्ण सम्भावताओं के साथ काल्ग्निक 
बताया है । इसका तात्पयं यही होता है कि इनका कोई वास्तविक अस्तित्व 
है ही नहीं और इसलिए विश्व जो इनसे बना हुआ है भी केवल काल्पनिक 
है, किन्तु वे स्वयं ही स्वीकार करते हैं कि 'काल्पनिक' का अर्थ 'अस्तित्वहीन! 
नही है और इसलिए वे उनको मस्तिष्क में अस्तित्व रखने बाले बताते है । 
साथ ही वे यह भी अनुमव करते हैं कि कुछ ऐसी भी वस्तु मस्तिष्क से बाहर 
(अर्थात्‌ वस्तु-स|पेक्ष रूप से) अस्तित्ववान्‌ होनी चाहिए, जिनके निमित्त से 
हम ईथरों की और इनके तरगों की कल्पना करते है। अब यदि इस प्रकार 
की बस्तुएं वास्तविक अस्तित्व रखती हैं तो विश्व को केवल ईथर-तरंगों के 
रूप में मानकर काल्पनिक कहना किस प्रकार संगत हो सकता है ? इस प्रकार 
के अनेकों स्थल उनकी क्ृतियों में पाये जाते है, जिनको पढ़ने से पाठकों को 
यह पता नही चल पाता कि लेखक क्या कहना चाहते है। जीन्स अपने आप 
ही किस प्रकार उलके हुए हैं, इसकी स्पष्ट झांकी हमें उनके उस कथन से 
मिलती है, जहा वे आदर्शवाद और वास्तबिकतावाद के बीच की भेद-रेखा 
को ही स्पष्ट रूप से परखना कठिन मानते हैं । बस्तु-सापेक्ष वास्तविकता के 
अस्तित्व को स्वीकार करने पर भी उसे वास्तविकता कहने में बे हिचकिचाते 
हैं तथा उसे गाणितिक की संज्ञा देकर विश्व” को शुद्ध विचारों से बना 
हुआ बता कर' जीन्स ने वस्तुतः कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, प्रत्युत उ्कन 
ही पैदा कर दी है। वे पदार्धत्व को केवल एक मानसिक विचार के रूप में 





१. दी मिस्टीयंस युनिवर्से, पृ० ७० । 
२. देखें, दी मिस्टीयेंस युनिवर्स, पृ० १२३। 


दर्शन और जिज्ञान रे 


बताते हैं और साथ ही पदार्थों का अस्तित्व बस्तु-सापेक्ष मानकर उनके 
इन्द्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव को ही 'पदार्थत्व' कहते हैं ।' एडिग्टन के दर्शन 
की अपेक्षा जीन्स का दर्शन प्राचीन पाइचात्य दर्शनों से अधिक प्रभावित 
है। ऐसा लगता है कि जीन्स ने अपने दर्शन में प्लुतो और बर्कले के दर्शन 
को ही एक नया रूप दिया है। प्लुतो के दर्शन की प्रमुख मान्यताएं जीन्स 
के दर्शन में भी मान्य रही हैं । जीन्स ने प्लुतो की तरह “ईश्वर' को विध्व- 
स्रष्टा के रुप में चित्रित करने का प्रयत्न किय। है । विश्व गणितज्ञ विचा रक 
के विचारों से बना हुआ है--इस कथन का तात्पयं सम्भवतः यही है कि 
जीन्स ईश्वर की कल्पना एक गणितज्ञ के रूप मे करते है और विश्व को 
उसकी सृष्टि के रूप मे प्रतिपादित करना चाहते है । प्लुतो के 'प्रत्ययों का 
सिद्धांत' थोड़े से भिन्न रूप मे जीन्स के विचारों में प्रतिबिम्बित होता दिखाई 
देता है। पदार्थों के वास्तविक तत्त्व को जानने को मनुष्य की असमर्थता' भी 
प्लुतो के परमार्थंवाद का ही दूसरा रूप प्रतीत होता है। इसके साथ-साथ 
बकंले के ज्ञाता-सापेक्षवाद की छाया जीन्स के दर्शन में स्पष्ट दिखाई देती 
है । वस्तु-सापेक्ष वारतविकता का अस्तित्व स्वीकार कर उन्हें शाइवत आत्मा 
के मन में अस्तित्ववान्‌ मानने का संकेत' बकेले के ज्ञाता-सापेक्षवाद का 
समथंन करता है । 


इस प्रकार कुछ प्राचीन पाश्चात्य दाश॑निकों की विचारधारा को 
जीन्स ने अपने दश्शन में परोक्ष रूप से स्थान दिया है। किन्तु आज तक उन 
दाशेनिकों के बिचारो में रहे हुए दोषों की विस्तृत चर्चाओं से पाइचात्य दर्शन 
का इतिहास भरा पड़ा है और इन दाशेंनिकों के खंडन का सम्भवतः अब तक 
प्रतिवाद भी नही हुआ है । प्रो० स्टेबिग ने भी यही अभिप्राय व्यक्त करते 
हुए लिखा है--“यद्यपि जीन्स ने यह माना है कि जो व्यक्ति भौतिक विज्ञान 
के आधार पर दाशंनिक धारणाओ का निर्माण करना चाहता है, उसके लिए 
यह लाभदायक होगा कि वह दर्शन की शिक्षा पाया हुआ न हो अथवा दर्शन 
के प्रति उसकी रुचि न हो, फिर भी ऐसा लगता है कि उन्होंने प्लुतो और 
बक॑ले के दर्शनों का अच्छा अध्ययन किया है। परन्तु स्पष्टतया प्रतीत 
होता है कि इन्होंने इन दाशंनिकों के बारे में की गई आलोचनाओं का 
अध्ययन नहीं किया है और इसका ही यह परिणाम है कि वे नहीं जानते कि 
उन्होंने उसी विचारधारा का प्रतिपादन किया है, जो अत्यन्त ही गम्भीर रूप 
से आलोचित हो चुकी है -जो अधिकतर दाश निकों के मत में तो निरचय- 


१. वही, पृ० १२४ | 
२. वही, पृ० ११४, १२५। 
३. वही, पृ० १२७ । 


२४ जैन दर्शत और विज्ञान 


पूर्वक खंडित हो चुकी है ।/”' 

जीन्स के दर्शन का स्पष्ट मन्‍्तव्य क्या है, यह जानना यद्यपि अत्यन्त 
कठिन है, फिर भी अनुमान के बाधार पर उनकी विचारधारा का प्रतिपादन 
हम कर सकते हैं। यहा पर जेन दर्शन के साथ जीन्स के दर्शन की तुलना 
इसी आधार पर की गई है । 

१. जीन्स के दर्शन मे एक बात का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन हुआ है 
कि विदव का कोई स्॒रष्टा है और बह परम चंतन्यमय सत्ता ही वस्तु- 
सापेक्ष वास्तविकता है । यद्यपि 'ईश्वर' दब्द का सीधा प्रयोग जीन्स ने नहीं 
किया है. फिर भी उन्होंने ईश्बर-कतृत्ववाद” का ही प्रतिपादन किया है, 
ऐसा प्रतीत होता है। जेन दर्शन 'ईश्वर-कतृ्‌ त्ववाद' को स्वीकार नहीं 
करता । इस दृष्टि से जीन्स के दशशन के साथ जैन दशेन का वैषम्य स्पष्ट रूप 
से दिखाई देता है । विश्व का ईद्वर द्वारा निभित होना और ईश्वर का एक 
महागणितज्ञ के रूप में होना, जीन्स के दर्शन का मुख्य सिद्धान्त है । किन्तु 
इसको सिद्ध करने के लिए जो तक जीन्स ने दिया है, वह सदोष है ।* 

२. जीन्स के दर्शन में मन को वास्तविकता के रूप में प्रतिपादित 
किया गया है। जैन दशन मे प्रतिपादित आत्मा” और जीन्स का 'मन' 
वास्तविकता की दृष्टि से सदृश ही प्रतीत होते है। भौतिक पदार्थ से भिन्न 
भौर चैतन्यशील होने के कारण जीन्स द्वारा प्रतिपादित 'मन' जैन दशंन में 
प्रतिपादित ब्ात्म-तत्त्व का ही दूसरा नाम है, ऐसा कहा जा सकता है। मन 
के स्वरूप के विषय मे जीन्स के दर्शन में विशेष वर्णन उपलब्ध नही होता 
है, इसलिए इस विषय मे अधिक तुलना करना सम्भव नही है । 

३. भौतिक पदार्थ के समूह रूप बाह्य विष्व को “बस्तु-सापेक्ष' वास्त- 
विकता के रूप में तो जीन्स ने माना है और वह इसलिए कि वह भिन्न-भिन्न 
ज्ञाता (चेतना) को समान रूप से अनुभूत होता है, किन्तु जीन्स उसे 
वास्तविक मानने के लिए तेयार नही है। विष्व को विचार से बना हुआ 
अथवा गाणितिक' कहने का कारण यही लगता है कि विज्ञान में पदार्थ के 
स्वरूप को गाणितिक संज्ञाओं के द्वारा समभाया जाता है। गणित की संज्ञाएं 
'विचार' रूप होने से विश्व को मी जीन्स 'विचार रूप' ही बताते हैं । “विश्व 
जिन ईयरों से और उनकी उमि-मालाओं से बना है, वे सब काल्पनिक है”, 
जीन्स का यह अभिप्राय मी इसी तथ्य को सूचित करता है। यदि जीन्स 


१ फिलोसोफी एण्ड दी फिजिसिष्ट्स, पृ० २६५ । 

२. इन सिद्धांतों का खंडन प्रो० स्टेबिग ने बहुत ही ताफिक ढंग से किया 
है । यह चर्चा अति विस्तृत होने से यहां नहीं दी गई है। इसके लिए 
देखें, फिलोध्तोफी एण्ड दी फिजिसिष्ट्स, पृष्ठ १९-४२ । 


इशंन जौर विज्ञान २५ 
गाणितिक शब्द का प्रयोग केवल इसी शभरर्थ में करते हों, तब तो विश्व के 
बस्तु-सापेक्ष अस्तित्व का कोई विरोध ही नहीं होता है। वयोकि विश्व की 
समी प्रक्रियाओं का हमारा ज्ञान गणित से सम्बन्धित होने के कारण उसे 
गणितिक कहा जा सकता है, फर भी इसका तात्पयं यह नहीं होता है कि 
विश्व बस्तुत: ही काल्पनिक है। इस दृष्टि से जीन्स का दर्शन भी वास्त- 
विकताबाद का ही प्रतिपादन करता है और इस रूप में जैन दश्शन के साथ 
भी इसका साम्य हो जाता है । 

४. जीन्स का अभिप्राय है कि हम वस्तु के मूल तत्त्व को न जानते हैं, 
न जान सकते हैं । हम जो कुछ जानते हैं, बह तो केवल पदार्थों की प्रक्रियाएं 
हैं और उनका परस्पर का व्यवहार है।' इसका तात्पय यही होता है कि 
“विश्व क्या है ?' इस प्रश्न का उत्तर मनुष्य कदापि नहीं दे सकता है । 
मनुष्य तो केवछ यही जान सकता है कि विश्व की प्रक्रियाएं किस प्रकार 
होती हैं ? इस प्रकार जीन्स काण्ट के परमाथंवाद (ट्रास्सेण्डेण्टलिजुम) की 
ओर भुकते हुए से दिखाई देते है । जीन्स का दश्शन भी इसी श्रपेक्षा से जैन 
दर्शन के निकट कहा जा सकता है । जैन दर्शन भी यह स्वीकार करता है 
कि ऐन्द्रिय ज्ञात (मति-श्रुत) के द्वारा पोदुगक्तिक जगत्‌ के चरम रूप को 
नहीं जाना जा सकता । किंतु जैन दर्शन यह कभी स्वीकार नहीं करता कि 
हम कदापि और किसी भी प्रकार से वस्तु के मूल स्वरूप को नहीं जान 
सकते । अतीन्द्रिय और सकल ज्ञान के माध्यम से इसको भी जाना जा सकता 
है, फिर भी जीन्स का यह अभिप्राय तो सही लगता है कि हमारा ऐन्द्रिय 
ज्ञान और विज्ञान विश्व की प्रक्रियाओं और वस्तुओं के परस्पर व्यवहार तक 
ही सीमित रह जाता है । 

५. 'पदार्थत्व” के विषय मे जीन्स ने जो विचार व्यक्त किये है, वे 
वस्तुतः ही अत्यंत अस्पष्ट है। एक भ्ोर तो जीन्स पदार्थत्व को मानसिक 
कल्पनामात्र कहते है और दूसरी ओर उसको ही पदार्थों का इंद्वियों के ऊपर 
पड़ते वाला प्रभाव बताते हैं। यदि 'पदार्थत्व” पदार्थों का ही प्रभाव हो, तो 
बिना 'पदार्थत्व' पदार्थ कैसे रह सकते है, यह समझ में आना कठिन हे । 
अल्प पदार्थेत्व और अधिक पदार्थ त्व की चर्चा भी वस्तुतः ही अस्पष्ट और 
ग्यथ-सी प्रतीत होती है। जैन दर्शन में द्रब्य, द्रव्यत्व आदि की स्पष्ट 
परिमाषाएं मिलती हैं और पदार्थ का वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व अनुमव और 
तक के आधार पर सिद्ध किया गया है । पदार्थों को केवकछ सानसिक कल्पना 
के रूप में मानना किसी भी रूप में सम्भव नहीं छूगता | इस दृष्ष्ट से जैन 
दर्दान मौर जीन्स का दर्शान परस्पर में विरोधी मन्तब्य उपस्थित करते हैं । 


१. दी मिस्टीयेस युनिवर्स, पृष्ठ १२८ । 


२६ जैन दर्शन और विज्ञान 


जीन्स के दर्शन की समीक्षा के उपसंहार मे यह कहा जा सकता है कि यदि 
जीन्स अपनी व्यक्तिगत रूढ़ विचारधाराओं से अपने दर्शन को मुक्त रखते मौर 
वास्तविक वैज्ञानिक तथ्यों को ही अपने दर्शन में स्थान देते, तो सम्मवतः 
उनका दर्शन जैन दर्शन के बहुत समीप आ जाता । 


अन्य आदर्शवादी बेज्ञानिक कौर जन दर्शन 

आदशंवादी वैज्ञानिकों में हमंन वाईल का नाप भी उलेखनीय है! 
बाईरू ने अपनी दार्शनिक विचारधारा का स्पष्ट प्रतिपादन अपनी पुस्तक 
स्पेस-टाईम-सेटर मे किया है। यद्यपि इस कृति में गणित और भौतिक विज्ञान 
को प्रधानता दी गई है और दर्शन को केवल गौण स्थान ही मिला है,' फिर 
भी स्पष्ट रूप से आदर्शवादी विचारधारा का प्रतिपादन हमे देखने को मिलता 
है । वाईरू ने यह स्वीकार किया है कि दाशंनिक पहल के विषय में जो कुछ 
भी कहा गया है, वह अब तक निश्चित और पूर्ण नही है।' फिर भी आकाश, 
काल और मौतिक पदार्थ की वास्तविकता के सम्बन्ध मे आधुनिक विज्ञान के 
आधार पर नये दार्शनिक दुष्टिकोणों का विवेचन करने का प्रयत्न उन्होंने 
किया है । वैज्ञानिक जगत्‌ मे वास्तविकता के विषय में जो विचार-विमर्श 
हुआ है, उसका एक ऐतिहासिक विहंंगावलोकन करते हुए उन्होंने लिखा है; 
“पहले फराड़े और मैक्सवेल नामक भौतिक वैज्ञानिकों ने यह प्रस्ताव रखा था 
कि 'विद्युत्‌ चुम्बकीय क्षेत्र! भी एक स्वतन्त्र प्रकार की ही वास्तविकता है, 
जो भौतिक पदार्थ से उल्टे प्रकार की है । बाद में पिछली शताब्दी (१९ बी) 
में गणितज्ञों ने बिल्कुल ही भिन्न प्रकार के चिन्तन के आधार पर युक्लिडीय 
भूमिति की प्रामाणिकता के विषय में संदेह उत्पन्न कर अपने युग में एक 
ऐसा मंभावात आ गया है, जिसने आकाश, काल और भौतिक पदा्थ रूप 
प्राकृतिक विज्ञान के दुढतम स्तम्मों को उखाड दिया है, पर केबल इसलिए 
कि अधिक विस्तृत प्रकार के द्वव्यों के विचार को स्थान मिले तथा दृष्टि 
और अधिक गहन बने ।” इस उद्धरण से यह तात्पर्य निकलता है कि 
वैज्ञानिक तत्त्वमीमांसा जो पहले मौतिकबाद को प्रतिपादित करती थी, धीरे- 
धीरे आदर्शवाद की ओर आ रही है और किसी अमोतिक तत्त्व को ही एक- 
मात्र व[स्तविकता मानने के प्रति भुक रही है। 


१. वाईल स्वयं अपनी पुस्तक की आदि में लिखते हैं, “हम यहां पर इन 
प्रश्नों के गाणितिक और वैज्ञानिक पहलुओं से अधिक सम्बन्धित रहेंगे । 
दार्शनिक पहलू की चर्चा तो मैं केवल कही-कही पर करूगा ।” देख, 
स्पेस-टाई म-मेटर, पू० २ । 

२. वही, पु० २। 

है. वही, पु० २। 


दर्शन और विज्ञान २७ 


वाईल की विचारधारा में स्पष्ट रूप से चैतन्य को वास्तविकता के रूप 
में स्वीकार किया गया है। कार्यों को करने ब्राली और भोगने बाली एक 
आध्यात्मिक वास्तविकता (साइकिकल रियलिटी) है, जो कि शरीर के साथ 
जुड़ी हुई है और ये दोनो मिल कर एक व्यक्ति मैं! बनता है।""*' चैतन्य 
मपनो आन्तरिकता को ख्ोये बिना ही वास्तविकता का एक खण्ड बनता है, 
इस व्यक्ति मैं" के रूप में आता है जो जन्मा था और मर जायेगा ।' वाईल 
का यह अभिमत व्यक्तिगत चैतन्य को स्पष्ट रूप से वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता 
के रूप में बताता है । 


भौतिक पदार्थ के विषय में वाईल का दृष्टिकोण ज्ञाता-सापेक्ष वाद 
की ओर भुका हुआ दिखाई देता है । यद्यपि वे स्वयं स्वीकार करते हैं--- 
“मेरे कहने का तात्पयं यह नही है कि वह विचारधारा, जो विश्व की 
घटनाओं को केवल बहूं द्वारा जनित चैतन्य के नाटक के रूप मे बताती है, 
सरल वास्तविकतावाद की विचारधारा से अधिक सत्य है । प्रत्युत यह स्पष्ट 
रूप से देखा जा सकता है कि मदि हम वास्तविकता के विषय में स्पष्ट 
धारणा तथा उसके निरपेक्ष तात्पयं॑ को समभना चाहते है, तो चैतन्य के 
विषय-रूप पदार्थ ही बह आदि बिन्दु है, जहां से हमे प्रारम्भ करना होगा ।/* 
किन्तु थोड़ा-सा ही आगे चल कर वे भौतिक पदार्थ की वास्तविकता को 
गलत बताने का प्रयत्न करते है--सत्य के सिद्धांत का दाशंनिक परीक्षण 
हमे इसी निष्कर्ष पर पहुंचायेगा कि जिन अनुमबो के आधार पर हम 
वास्तविकता को पकड़ते हैं, उन अनुभवों को कराने वाले विषय-प्रहण, 
स्प्रति आदि कार्यों में एक भी काय ऐसा नही है, जो हमे ज्ञेय पदार्थों को 
अस्तित्ववान्‌ बताने का तथा उनको गृह्दीत (ज्ञान) रूप के सदृश रचना वाले 
बताने का निर्णयात्मक अधिकार दे । इस प्रकार भौतिक पदार्थों के वास्त- 
विक अस्तित्व को तथा उनके गुणों की -वस्तु-सापेक्षता को मी संदिग्ध बताया 
यया है । 

वाईल द्वारा की गई वर्ण की व्याख्या में तो स्पष्ट रूप से ज्ञाता-सापेक्ष - 
बाद का निरूपण मिलता है : “यह सरकततया देखाजा सकता है कि हरे! 
नामक गुण का अस्तित्व केवल 'हरे' की सवेदना और इन्द्रियो के द्वारा गृहीत 
पदार्थ के बीच के सम्बन्ध के रूप में ही हे; किन्तु उसको अपने आप में कोई 
वस्तु मान कर अपने आप में अस्तित्ववान्‌ पदार्थों के साथ सम्बन्धित भावना 
निरथंक है इस (आधुनिक भौतिक विज्ञान की गाणितिक पद्धति) के 


१. वही, पृ० ६। 
२. वही, पृ० ५। 
३. बही, १० ५। 





२८ जैन दर्शन और विज्ञान 
अनुसार तो 'वर्ण' वस्तुत्त: ईथर का स्पन्दन ही है अर्थात्‌ गति है''""' (आपे- 
क्षिकता के सिद्धांत के बाद तो) (वर्ण! ईथर-स्पन्दन नहीं, अपितु केवल उन 
गाणितिक फलनों के मूल्यों की श्रेणियां हैं, जिनमें अकाश की तीन विमिति 
और काल की एक विमित से सम्बान्धत च,र स्वतन्त्र परामितर है |” यहां 
पर वाईलू आधुनिक विज्ञान की पारिमाषिक गाणितिक शब्दावलि में वर्णों को 
केवल गाणितिक सज्ञा के रूप मे बताकर उसकी वस्तु-सापेक्षता का सर्वथा 
निषेध करते हैं। इस प्रकार देखा जा सकता है कि वाईल भी एडिग्टन और 
जीन्स की तरह यह मानते हैं कि भ्राधुनिक विज्ञान के प्रतिपादनों के आधार 
पर भौतिक पदार्थों के गुणों की ज्ञाता-सापेक्षता सिद्ध हो चुकी है । 

वबाईल की विचारधारा के इस संक्षिप्त विवेचन से यह देखा जा सकता 
है कि यद्यपि वे वास्तविकतावाद का स्पष्ट रूप से निषेध नहीं करते है, फिर 
भी ज्ञाता-सापेक्षवाद का ही पक्ष ग्रहण करते हैं। उनकी दार्शनिक विचारधारा 
एडिग्टन और जीन्स की तरह व्यवस्थित नहीं है। साथ-साथ यहां पर भी हमे 
विचारों की उलझन और अस्पष्टता दुष्टिगोचर होती है | ज॑न दर्शन के साथ 
उनके विचारों की तुलना में यह कहा जा सकता है कि जहां 'आत्मा' नामक 
एक चेतनशील वास्तविकता के अस्तित्व का प्रइन है, वहा इन दोनो के दृष्टि - 
कोण सदृश है; किन्तु भौतिक पदार्थ के अस्तित्व और उसके गृणों की वस्तु- 
निष्ठता के विषय में वाईल का मन्तव्य निषेधात्मक है, जबकि जैन दर्शन का 
मन्तव्य विध्यात्मक है । वाईल की विचारधारा एडिंग्टन और जीन्स के दृष्टि- 
कोण के साथ अधिकांश रूप में सदृश् है; अत: बाईल के विचारों की विस्तृत 
समालोचना करना पूर्व विवेचन का केवल पिष्ट-पेषण ही होगा । इस दृष्टि से 
इतना ही पर्याप्त मान कर हम अन्य वैज्ञानिकों के विचारों की चर्चा करेंगे । 

अन्य वेज्ञानिकों में आइन्स्टीन, अन्स्ट माख, पोइनकेर आदि के नाम 
उल्लेखनीय;हैं | यद्यपि आइन्स्टीन को प्रो० मार्येनो ने समीक्षात्मक वास्तविकता- 
बादी कह्दा है,, फिर भी जहा तक भौतिक पदार्थों के गुणों का सबंध है, भाइन्स्टीन 
की मान्यता ज्ञाता-सापेक्ष वाद की ही प्रतीत होती है । लिकन बारनेट ने आइंस्टीन 
के विचारों को उद्धुत करते हुए लिखा है--“आइन्स्टीन के अनुसार रग, रूप 
और आकार की घारणाएं चेतना से पृथक्‌ नहीं हैं।”' इससे स्पष्ट हो जाता 
है कि आइन्स्टीन मी मौतिक पदार्थों को ज्ञाता-सापेक्ष वास्तविकता के रूप 
में मानते थे | भ्रन्स्टं माख ने भी भौतिक पदार्थों की वास्तविकता को स्वीकार 
नही किया है। भौतिक पदाथे के विषय मे उन्होते स्पष्ट रूप से लिखा है-- 





१. स्पेत-टाईम-मैटर, पृ० ३-४ । 
२. दी नेचर ऑफ फिजिकल रियलिटी, पृ० १२। 
३. दी युनिवर्स एण्ड डा० बाइन्स्टीन, पृ० २१ । 


दर्शन और विज्ञान श्र 


“अण इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किये जा सकते, भ्रन्य सभी द्रव्यों की 
तरह वे भी केवल बिच'रगत वस्तुएं ही हैं ।*और एक प्रकार की गाणितिक 
अनुकृति (माडेल) है जो तथ्यों का मानसिक पुनरावतंन करने में सहायक 
बनती है ।”' म.ख ने सन्‌ १९१५ में मी यह कहा था कि मैं 'अण का बस्तित्व' 
और ऐसे रूढिगत सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता ।* माल का यह सिद्धांत 
था कि सवेदन-तत्त्व के अतिरिक्त कुछ भी बास्तविकता नहीं है ।' मास के 
झण्‌ के अस्तित्व-सम्बन्धी ये विचार बताते हैं कि वे पदार्थ की वास्तविकता 
का निषेध करते हैं । 

इन सभी वैज्ञानिकों का ऋुकाव ज्ञाता-सापेक्षवाद की ओर दिखाई 
देता है। जो वैज्ञानिक मौतिकवाद की विचारधारा को स्वीकार नहीं करते 
हैं, अधिकांश रूप में वे इस प्रकार के आदर्शवाद को अपनाते देखे जाते है। 
वे आत्मा अथवा ऐसे ही कोई अभौतिक तत्त्व की, जो चैतन्यमय होने से 
भौतिक पदार्थों से उल्टे प्रकार के होते हैं, 'वास्तविक्रता' सिद्ध करने के लिए 
भौतिक पदार्थ को अवास्तविक बताते हैं। जैन दर्शन की विचारधारा 
आत्मा' के वास्तविक अस्तित्व को स्वीकार करती हुई भी भौतिक पदार्थ 
को अवास्तविक नहीं मानती । इस प्रकार उक्त वैज्ञानिकों की विचारधारा 
और जैन दर्शन के तात्त्विक सिद्धांत में आत्मा के व।स्तविक अस्तित्व के विषय 
में जहां पूर्ण सादृश्य है, वहां मौतिक पदार्थ की वास्तविकता के विषय में मत- 
भेद रह जाता है । 


(ख) वास्तविकताबाद और जेन दर्शन 

'खचिहव क्‍या है ?' इस प्रइन का उत्तर वास्तविकतावादी दाशेनिक 
ओऔर वैज्ञानिक किस रूप में देते हैं, इसका अवलोकन हम कर चुके हैं । 
यहा पर उनमे से कुछ प्रमुख दार्शनिकों की और वैज्ञानिकों की विचारधारा 
की जैन दश्शन के आलोक में एक तुलतात्मक समीक्षा करने का हम प्रयत्न 
करेंगे। वास्तविकतावादी विचारधारा को हम मुख्य रूप से दो भेदों में 
विभाजित कर सकते हैं । 

१. भौतिकवाव--इस विचारधारा के अनुसार विश्व के सभी पदार्थों 
का अस्तित्व स्व-आधारित है । इसमें केबल एक ही वास्तविकत्ता है, एक ही 
तत्त्व है, जिसे 'भूत' (जड़) कहा जाता है । इसके अतिरिक्त किसी भी अभौतिक 
तत्त्व के वास्तविक अस्तित्व को यह विचारधारा स्वीकार नहीं करती । 
“विश्व क्‍या है ?' इस प्रइन का उत्तर भौतिकवाद के अनुसार है--विश्व 


मनन बनदवकलननीनिमनननननन न +त8+ + तय 


१. साईनस ऑफ मेकेनिक्स, पृ० ५९० । 
२. वही, पृ० २६; तथा देखें, दी नेचर ऑफ मेटाफिजिक्स, पृ० ६७ | 
३. दी नेचर ऑफ मेटाफिजिक्स, पृ० ६७ । 


३० जैन दर्शन और विज्ञान 


भूतमय है। 

२. अनेक तत्त्वात्मक वास्तविकताबाद--इस विचारधारा के अनुसार 
विश्व में दो अथगा दो से अधिक तत्त्वों का वास्तविक अस्तित्व है। भौतिक 
पदार्थों के वस्तु सापेक्ष अस्तित्व को तो यह विचारधारा स्वीकार करती है, 
किन्तु इसके साथ अभौतिक तत्त्वों को भी वास्तविकता के रूप में स्वीकार 
करती है। इस अमौतिक वास्तविकता की संख्या और स्वरूप के विषय में 
मतभेद होने के फलस्वरूप इस विचारधारा के अनेक उपभेद बन जाते 
हैं । 
भौतिकवाद और जंन दर्शन 

पश्चिमी दर्शन-जगत्‌ में भौतिकवाद के यूनानी विचारक थेल्स 
(79७०४) (ई० पू० ६२४-ई० पूृ० ५५०) से प्रारम्म होकर आधुनिक युग 
में कार मार्क्स की विचारधारा तक विविध रूप में दिखाई देता है | यहां पर 
हम इसके ऐतिहासिक विवेचन और सुक्ष्म भेदोपभेद में न जाकर केवल इसके 
स्थूछ रूप की ही समीक्षा करेंगे। जैन दर्शन और भौतिकवाद में मौतिक 
पदार्थों की वस्तु-सापेक्षता के विषय में जो सादृष्य है, वह तो स्पष्ट ही है । 
भौतिकवाद के अनुसार भूत तत्त्व की परिभाषा है, “जो कुछ हम अपनी 
इन्द्रियों से देखते-समझते (इन्द्रिय-गोचर ) हैं, जो कुछ इन्द्रिय-गोचर वस्तुओं 
का मूल स्वरूप है, जो देश (छम्बाई, चौड़ाई, मोटाई) में फैला हुआ है, जो 
कम या अ्रधिक मात्रा में दबाव की रोकथाम करता है, जिनमें इन्द्रियों के 
जानने लायक गति पाई जाती है, वह 'भूत' है ।”” लेनिन के शब्दों में 'भूत' 
की दार्शनिक परिमाषा है---' भूत दार्शनिक परिभाषा में उस साकार वास्त- 
विकता को कहते हैं, जिसका ज्ञान मनुष्य को उसकी इन्द्रियों द्वारा मिलता 
है । वह ऐसी वास्तविकता है, जिसकी नकल की जा सकती है, जिसका 
फोटो खीचा जा सकता हे । जो हमारी संवेदनाओं (विषय-इन्द्रिय-मस्तिष्क 
सम्पर्क ) द्वारा मस्तिष्क में प्रतिबिम्बित की जा सकती है, किन्तु उसकी 
सत्ता इन (सवेदनाओं) पर निर्मर नहीं है ।”' दूसरी भौर जैन दर्शन में 
पुदूगल की परिभाषा करते हुए कहा गया है--“'स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण; इन 
गुणों से युक्त द्रव्य पुदूगल (अर्थात्‌ भूत) है ।”' इन दोनों परिभाषाओं के 
सूक्ष्म अन्तरों को छोड़ दिया जाए, तो कहा जा सकता है कि दोनों ही परि- 
भाषाओं का तात्पयं एक ही है। यद्यपि जैन दर्शन पुद्गल की चरम इकाई 


१. दी मेटेरियलिजम एण्ड एम्पीरितरो क्रेटिसिजम, पृ० १०२। 
२. वैज्ञानिक भौतिकबाद, ले० राहुल सांकृत्यायन, प्ृ० १११। 
३. स्पर्शरसगन्धवर्णवान्‌ पुदूगलः । 
-+भी जैन सिद्धांत दीपिका, १-११ । 


दर्शन और विज्ञान ३१ 


को इन्द्रिय-गोचर नहीं मानता, फिर भी पुद्गल के मूर्तत्त्त गुण को तो स्वी- 
कार करता ही है | इस प्रकार जहां तक भौतिक पदार्थों की वास्तविकता का 
प्रइन है, जेन दर्शन और भौतिकवाद दोनो ही इनकी वस्तु-सापेक्ष सत्ता को 
स्वीकार करते हैं । 

जैन दर्शन और मौतिकवाद में जो सबसे बड़ा अन्तर है, वह है--मूल 
वास्तविकताओ की संख्या के विषय में । मौतिकवादी जहां केवल भूत तत्त्व 
को ही एक मात्र वास्तविकता के रूप में मानते हैं, वहां जेन दर्शन पुद्गल के 
बतिरिक्त जीव आदि अन्य भस्तिकायों को भी वास्तविकता के रूप में स्वीकार 
करता है। यद्यपि प्राचीन दाशंतिक मौतिकवाद' और भाधुनिक वैज्ञानिकों के 
मौज्ञिकवाद में यह अन्तर तो है कि जहां प्राचीन भौतिकबादी चेतन अथवा 
आत्मा को संथा ही जड़ (भूत) तत्त्व से अभिन्न मानते थे,' वहां आधुनिक 
भौतिकवादी वैज्ञानिक मावसं के दइन्द्रात्मक भौतिकवाद' के आधार पर जीवन 
और मन को जड़ भौतिक तत्त्व से सवंधा अभिन्न नही मानते ।' द्वन्‍्द्वात्मक 
भौतिकवाद के अनुसार--“वैज्ञानिक भौतिकवादियों की मूल ईटें परमाणु 
नहीं; कण, तरग, विच्छेद-युक्त घटना-प्रवाह है, जिनके खमीर में भो क्षण-क्षण 
नाश उत्पाद का नियम मिला हुआ है। यह सच है कि जीवन या मन 
(आत्मा) जिससे पंदा हुआ है, वह भूत (भौतिक तत्त्व) ही है, किन्तु मन 
भूत हगिज नही है । किसी तरह से भी नही है, चाहे उसके अन्तस्तल मे घुस 
कर देख लें । यह बिलकुल गुणात्मक परिवतंन पूर्व (भूत) प्रवाह से टूट कर 
नया प्रवाह है ।* इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भौतिकवादी वैज्ञानिक 
चेतन को भूत से भिन्न तो मानते हैं और उसकी वास्तविकता का भी निषेध 
नहीं करते, परन्तु चेतन की सत्ता को चरम वास्‍्ततिकता के रूप में स्वीकार 
नहीं करते । बल्कि उसको भूत के ग्रुणात्मक परिवर्तेत द्वारा ही उदभूत 
मानते है; अतः इनके मत में विश्व के मूल में तो एक मात्र मृत ही चरम 
वास्तविकता है । 

वैज्ञानिकों के मौतिकबाद के समर्थन मे यह एक युक्ति दी जाती है 
कि शक्ति की अनश्वरता का नियम (ला ऑफ कोन्जरवेशन शॉफ ऐशनर्जी ) 
विज्ञान का प्रतिष्ठित नियम है । इस नियम के अनुसार विश्व की कुल शक्ति 


१. पाश्चात्य दाशेनिकों में डेमोक्रिट्स की यह मान्यता थी कि भौतिक 
परमाणुओं से ही आत्मा” का निर्माण होता है। भात्मा की उत्पत्ति 
अत्यन्त ही चिकने, गतिशील और गोल परमाणओं से होती है । 

२. देखें, वेज्ञानिक भौतिकवाद, ले० राहुल सांकृत्यायन, (प्रथम संस्करण ), 
पृ० ५८-६० | 

३. वही, प्ृ० ५९। 


रे जन दर्शन और विज्ञान 


समान रहती है; न घटती है भौर न बढ़ती है, लेकिन रूपान्तरित होती है । 
यदि जीव और चैतन्य को हम अभौतिक मान लेते हैं, तो उस नियम का 
उल्लंघन होता है | विज्ञान ने सिद्ध किया है कि शरीर भौतिक तत्त्वों से बना 
है, इसलिए भौतिक है | जीवन और चैतन्य का अधिष्ठान वही है। हम 
देखते हैं कि भौतिक पदार्थों (जेसे--मन्न, जल, गर्मी आदि) से जीवन-शक्ति 
बढती है। अब, यदि जीवन-शरक्ति मौतिक दाक्ति से भिन्‍न है, तो उसका अर्थ 
होगा कि बढ़ी हुई जीवन-शक्ति के रूप में नई शक्ति की उत्पत्ति हुई है, 
क्योंकि अभौतिक होने से उसे भौतिक शक्ति (अन्न, जल आदि से प्राप्त शक्ति ) 
का रूपान्तर नहीं कहा जा सकता। हम यह भी देखते हैं कि मानसिक 
इच्छाओं के कारण शरीर के अंगों का संचालन होता है । यहां भी मन या 
चैतन्य को अमौतिक मानने का अर्थ होगा कि शारीरिक क़ियाओ के रूप में 
व्यक्त अभीतिक छाक्ति मन की इच्छाओं की क्षमौतिक शक्ति से उत्पन्न नई 
शक्ति है; ब्योंकि मौतिक होने के कारण उसे अभौतिक शक्ति का रूपान्तर 
नहीं माना जा सकता । इस प्रकार जीव और चैतन्य को अभौतिक मानने का 
निष्कर्ष होता है--नई शक्ति की उत्पत्ति । किन्तु ऐसा होने से विश्व की कुल 
वाक्ति मे वृद्धि हो जायेगी, जो कि उपयुक्त नियम के विरुद्ध है। चूंकि वह 
नियम सत्य है, उसका विरोधी निष्कषं सत्य नहीं हो सकता; भ्त: जीव और 
चैतन्य को अभौतिक नही माना जा सकता ।' मौतिकवादियों की इस तक॑ का 
निराकरण जैन दर्शन के क्राधार पर सहजतथा हो सकता है। जैन दर्शन के 
तथ्यों का विवेचन हम कर चुके हैं, उनमें से इन तथ्यों को ध्यान में रखना 
होगा के 

हे १. पंचास्तिकाय रूप विष्व का प्रत्येक अस्तिकाय “अस्तित्व” की 
दृष्टि से एक-दूसरे से स्वतंत्र है; अत: जीव भ्ौर पृदुगल का अस्तित्व भी 
परम्पर स्वतन्त्र है । 

२. सत्‌ (वास्तविकता) की परिभाषा" में ही प्रत्येक अस्तिकाय की 
अनश्वरता' ((०7४४४०७॥॥०॥) का नियम निहित है। पर्यायत्व की अपेक्षा 
से सत्‌ उत्पन्न और नष्ट होता रहता है, फिर भी द्र॒व्यत्व की अपेक्षा से तो 
सदा ध्रुव ही रहता है। इसका तात्पयं यह हुआ कि पर्याय (अवस्था) के 
सतत प्रवाह में प्रति समय परिचतंन पाता हुआ भी पुद्गल द्रव्य सदा हो 
पुद्गल रहता है और जीव सदा जीव रहता है, न पुदूगल कभी जीव के रूप 
मे परिणत होता है और न जीव कभी पुदुगल के रूप में । 

३. पुदूगल द्रव्य में समी भौतिक पदार्थों का और भौतिक शक्तियों 


१. देखें, दर्शनशास्त्र की रूपरेखा, पृ० ७४ । 
२. उत्पादब्ययश्रौग्ययुक्तः सत्‌ । २ 
+श्री जैन सिद्धान्त दीपिका, ९-२१ । 


दर्शन और विशान डरे 


का समावेश हो जाता है, अत: पुद्गल द्रव्य बी अनदबरता के नियम में 
भौतिक पदार्थों और भौतिक शक्तियों के परस्पर रूपान्तरण का निषेध नहीं 
हैं। अब पदार्थ और शक्ति की सुरक्षा का नियम वैज्ञानिक जगत्‌ में संयुक्त 
रूप धारण कर चुका है । और इसके अनुसार विश्व के सभी प्रकार के भौतिक 
पदार्थ और भौतिक शक्ति की तुला-राशि सदा अचल रहती है। यह नियम 
केवल भूत तत्त्व पर ही लागू होता है। जैन दर्शन आत्मा को पुदुगल से 
भिन्न मानता है; अतः जैन दर्शन में आत्मा की अनश्वरता और पुद्गल की 
अनश्व रता के दो नियम बन गये हैं। प्रथ्म नियम के अनुसार पुद्गल-तत्त्व, 
चाहे वह भौतिक शक्ति के रूप में, द्रव्य की अपेक्षा से अक्षय और ध्रुव रहता 
है | दूसरे तियम के अनुसार जीव तत्त्व द्रव्य की अपेक्षा से शाश्वत और 
अचल रहता है । 

इन दो पृथक नियमों के आधार पर ऊपर दिये गये तर्क का सहजतया 
निराकरण हो जाता है । शरीर-सम्बन्धी समस्त क्रियाएं पौद्गलिक हैं, अतः 
अन्न, जल, गर्मी आदि जिस शक्ति का उत्पादन करते है, वह भी पौद्गलिक 
ही है। ऊपर दिये गये तक मे जिस जीवन-छक्ति को भौतिक शक्ति से भिन्न 
कहा गया है. वह वस्तुत: भिन्न नही है; बल्कि भौतिक (पौद्गलिक) ही है; 
क्योंकि अन्नादि की परिणति रस, रक्त, वीर्य, आदि में होती है, जो सारे 
पौदगलिक है और इनके ही रूपान्तर को ऊपर 'जीवन-शक्ति/ कहा गया है । 
उसी प्रकार मन या चेन्तय से शारीरिक क्रियाओं की उत्पत्ति मानना भी 
गलत है । जेन-दर्शन के अनुसार कर्म-पुद्गलों से आवृत्त और संश्लिष्ट 
आत्मा तो पौदयलिक क्रियाओं का केवल प्रेरक बनता है। शारीरिक 
क्रियाओं में जो शक्ति व्यक्त होती है, वह कोई आत्मा से उत्पन्न नहीं होती 
है, बल्कि वह तो पौदगलिक पदार्थ और पौदगलिक छाक्तियों का ही 
रूपान्तरण होता है। इसलिए चंतन्य (अत्मा) को अभौतिक मानने पर 
अनद्व रता' का नियम जरा भी खडित नही होता । 

दूसरे प्रकार से भी उक्त तक॑ का खंडन किया जा सकता है । जैसे--- 
“यह तके तभी कारगर हों सकता है, जबकि पहले यह मान लिया जाये कि 
जीव (चेतन) तथा जड़ सबकी व्याख्या भौतिक रासायनिक नियमों द्वारा हो 
सकती है । क्योंकि दाक्ति की अनद्वरता का लियम भौतिक रासायनिक 
नियम ही है ।' किन्तु यह मान लेना तो भौतिकवाद को ही मान लेना है । 
अतएव यह तक भौतिकवाद को प्रमाणित करने के पहले ही उसे मान लेता 
है, जो कि उचित नहीं है | कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों का मत है कि उक्त नियम 
भौतिक-रासायनिक जगत्‌ के लिए ही है, जीव या चेतन-जगत्‌ के लिए नहीं। 


१. देखें, एन इन्ट्रोडक्शन टू फिलोसोफी, ले० डब्ल्यू जेरूसलेम, पृ० १४७ । 


३४ जैन दर्शन और विज्ञान 


उस हालत में तो निस्सन्देह ही वह मौतिकवाद की पुष्टि नहीं कर सकता ।" 
इस प्रकार मौतिकवाद के समर्थन में दिये जाने वाले उक्त तके का निराकरण 
हो जाता है । 

इन्द्वात्मक भौतिकवाद चेतन की सत्ता को इन्कार तो नहीं करता, 

किन्तु चेतन को भूत के गुणात्मक परिवतेन से उद्भूत मानता है। हंद्वात्मक 

मौतिकवादियों का कहना है कि पृथ्वी की आयु २०,००० छात्र वर्ष की है, 
जबकि मन (आत्मा) की आयु ५०० लाख वर्ष से पुरानी नहीं है। भर्थात्‌ 
विश्व में पहले केवल भूत ही था और ५०० लाख वर्ष पृ उस भूत के 
गुणात्मक परिवर्तन से चेतन की उत्पत्ति हुई।' आधुनिक घिज्ञान, जैत दर्शन 
ओर सामान्य तक॑ के आलोक में यदि हम इस मान्यता पर विचार करेंगे, 
तो सहसा ही इसकी निर्मलता का पता चल सकता है ! 

आधुनिक विज्ञान न तो विश्व को केवल पृथ्वी तक ही सीमित मानता 
है और न जीवन को भी । प्रथ्वी के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिण्डों पर भी 
जीव के अस्तित्व की संभावना की जा रही है।' और भावी अन्‍्तरिक्ष- 
यात्राएं सम्मबत: इसके पुष्ट प्रमाण उपस्थित कर सकेगी, ऐसी आशा की 
जाती है । पृथ्वी पर भी जीवन कब अस्तित्व मे आया, यह अब तक निश्चित 
नही हो पाया है । भूत के गरुणात्मक परिवतेन से जीव की उत्पत्ति क्यों औौर 
कंसे होती है! इसका कोई उत्तर वैज्ञानिक आधारो पर नही दिया सकता।४ 
अतः यदि यह मान भी लिया जाये कि पृथ्वी पर “जीवन” का प्रारम्भ पृथ्वी 
की उत्पत्ति के बहुत समय बाद हुआ, तो भी 'भूत' के गुणात्मक परिवतंन से 
ही 'चेतन' की उत्पत्ति हुई, ऐसा किसी भी वैज्ञानिक आधार पर नहीं कहा 
जा सकता; यह तो केवल आनुमानिक कल्पना ही है । 

सामान्य अनुमव के आधार पर भी उक्त मान्यता की असिद्धि 
सरलतया हो सकती है। सामान्य अनुमव हमें यही बतलाता है कि जीव और 
भूत; इन दोनों तत्त्वों मे गुणों की मौलिक भिन्नता है। आत्मा के चैतन्य-गुण 
का भूत में स्वंथा अभाव है । जिस पदार्थ में जिस गुण का सर्वंथा अभाव हो, 
बह गुण किसी भी प्रकार के परिवतंन द्वारा प्रकट नही हो सकता । तकंशास्त्र 
में उपादान की यह मर्यादा सर्तवमान्य है; अतः ग्रुणातागाक परिवतंन का उक्त 





१. दर्शन शास्त्र की रूपरेखा, लेखक राजेन्द्रप्रसाद, पू० ७८-७९; मौतिक- 
बाद की समर्थक तक और उसके निराकरण के लिए देखें, वही, प्रृ० 
७२-७९ । 

२. वैज्ञानिक मौतिकवाद, (प्रथम संस्करण ) पृ० ३६ । 

« कौरोनेट, खण्ड २६, अंक ५, पृ० ३० । 

४ द्रष्टग्य, दर्शनशास्त्र की रूपरेखा, पृ० ७८ । 


न्प्ण 


दर्शन और विज्ञाम ५ 


प्रकार का सिद्धांत ही गलत हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम यह भी 
अनुभव करते हैं कि जब आज भी जीवन की उत्पत्ति भूत-पदार्थ से होनी 
शक्य नहीं है, तो अतीत में ऐसा हुआ हो, यह कैसे माना जा सकता है । 

जैन दर्शन के आलोक मे यदि उक्त मान्यता का अवलोकन किया 
जाये, तो सहसा उसकी निरथंकता स्पष्ट हो जाती है । जैन दर्शन बतलाता 
है कि आत्मा और पृद्गल; ये दोनो तत्व सदा से इस विश्व मे थे और सदा 
रहेंगे । दोनों के अस्तित्व को अनादिकालीन माने बिना विद्व-आयु' सबधित 
अनेक प्रदेशों का समाधान नही मिल सकता । अब यदि विकासवादियों द्वारा 
कथित पृथ्वी की जीवन-विकास की कहानी को सत्य माना भी जाये, तो भी 
यह मानना जरूरी नही है कि 'भूत' ही स्वयं परिवर्तित होकर चेतन का रूप 
धारण कर विकसित हो रहा है। जैन दर्शन के काल-चक्र का सिद्धात यह 
तो निरूपण करता ही है कि विकास और ह्वास का क्रम विष्व के कुछ क्षेत्रों 
में चलता रहता टै । 'प्रथ्वी' के आदिकाल में पौदूगलिक परिस्थितियों की 
प्रतिकूलता के कारण जीवों के उत्पन्न होने के योग्य योनियों के अभाव में 
यहां जीवन का अमाव हो, यह सम्भव है। बाद में ज॑से-ज॑से जीवनानुकूल 
स्थिति बनी और जीवों के उत्पन्न होने योग्य योनियों का प्रादुर्भाव हुआ, तो 
जीव उनमें आकर जन्म लेने लगे । ऐसे ही संभवत: जीवन-विकास का क्रम 
बना हो । इस प्रकार भूत के गुणात्मक परिवत॑न से चेतन की उत्पत्ति को 
मानने की अपेक्षा जीव और भूत को प्रथक-प्थक्‌ सत्ता के रूप में स्वीकार 
करना ही तकंसंगत है । 

इस चर्चा के निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भौतिकवाद, चाहे 
वह प्राचीन रूप में हो या नवीन रूप में, “विश्व क्या है ?' का जो उत्तर 
प्रस्तुत करता है, वह न्यायसंगत नही है । केवल भ्रूत को चरम वास्तविकता 
मान लेने से विश्व क्या है! की प्रहेलिका-सुलक नही सकती । 


बढुंण्ड रसल का दर्शन और जंन दर्शन 

विएव की चरम वास्तविकता एक नही, अपितु अनेक हैं; यह अनेक 
तत्त्वात्मक वास्तविकतावाद है | दार्शनिक विचारधाराओं मे यदि कोई विचार- 
धारा जैन दर्शन के अधिक निकट हो, तो बह अनेक तत्त्वात्मक वास्तविकता- 
बाद की है । इस विचारधारा में भी तत्त्वों के स्वरूप, संख्या आदि को लेकर 
अनेक अभिष्राय प्रस्तुत हुए हैं। द॑तवाद विध्व में दो तत्व की सत्ता का 
प्रतिपादन करता है । अनुभयवाद जड़ और चेतन के अतिरिक्त तीसरे ही 
प्रकार के तत्वों को विदव की वास्तविकता मानता है । 

आधुनिक दाशंनिकों मे बट्रेण्ड रसल की विचारधारा में अनेक तस््वा- 
त्मक वास्तविकवाद' का प्रतिपादन हुआ है। वे भौतिक पदार्थों के अस्तित्व 


३६ जैन दर्शन और विशात 


को अनुभूति पर आधारित नहीं मानते । रसल ने सभी प्रकार की आदशेबादी 
भौर ज्ञाता-सापेक्षवादी विचारधाराओं का तकिक ढंग से खण्डन किया है । 
बकेले के अनुभववाद और प्लुतो के 'प्रत्ययों के सिद्धान्त” की भी उन्होंने 
लकंपूर्ण रीति से घज्जियां उठाई  हैं। ज्ञान-मै मांसिक विश्लेषण की दृष्टि से 
रसल ने एक नये प्रकार के वास्तविकताबाद को जन्म दिया है। इसमें स्पष्ट 
रूप से माना गया है कि ज्ञेय पदार्थों का अस्तित्व ज्ञाता से स्वंथा स्वतंत्र 
है | जैन-दर्शन भी इस सिद्धांत को स्वीकार करता है। इस प्रकार पदार्थों 
के वस्तु-मापेक्ष अस्तित्व को दोनों दर्शनों मे स्वीकार किया गया है । 

बट्रेण्ड रसल जहां पदार्थों के वास्तविक अस्तित्व को स्वीकार करते 
हैं, वहां चतन्य के अस्तित्व को भी स्वीकार करते है; अत: मौतिकवाद के भी 
वे विरोधी हैं। यहां तक तो उनका जन दर्शन के साथ सामजस्य रहता है। 
किन्तु इससे आगे वे मानते है कि विश्व की वास्तविकता 'अनुभय” अर्थात्‌ 
जडइ और चेतन मे परे तीसरे प्रकार के तत्त्व है, जिनको वे घटनाए (ईवेण्ट्स ) 
कहते है। इस प्रकार उनके अनुसार विश्व के सभी पदार्थ घटनाओं के समूह 
हैं। घटनाए अपने आप में जड़ और चेतन दोनो से मिन्न हैं और आकाश- 
काल के सीमित प्रदेश मे स्थित है।' इन घटनाओं को वे स्वभावत्त: गत्यात्मक 
(डः:इनेमिक ) मानते है तथा एक-दूसरे से संबंधित भी । 'घटना' के अर्थ को 
स्पष्ट करने के लिए उन्होंने लिखा है--''जब मैं 'घटना' के विषय मे कह 
रहा हूं, तो मेरा तात्पयं किमी अनुभवातीत वस्तु से नही है। बिजली की 
चमक को देखना एक घटना है; मोटर के टायर को फटते सुनना अथवा सजड़े 
अण्डे को सूंघना या किसी मेढक के शरीर की शीतता का अनुभव करना” 
अधदि घटनाएं है |” इन घटनाओं के सम्बन्ध परस्पर भिन्न-भिन्न प्रकार के 
होते हैं, जिनके कारण उसका कोई समृह 'जड” फहलाता है और कोई 'चेतन।* 
इस प्रकार जड पदार्थों की घटनाओ के पारस्परिक सबध चेतन पदार्थों की 
घटनाओ के संबधो से भिन्न है, यद्यपि दोनो मे विद्यमान घटनाओं का स्वरूप 
एक ही है ।' 

जैन दर्शन के द्रव्य-गुण-पर्यायवाद के साथ यदि रसल के इस 'घटना 
सिद्धांत' की तुलना की जाए, तो इनके बीच रहे हुए सादृश्य-वेसदृश्य का 
पत्ता लग सकता है | जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक द्रव्य गुण और पर्याय का 
आश्रय है ।' प्रतिक्षण प्रत्येक द्रव्य मे जो परिवतंन होता है, उसे पर्याय कहा 





१. एन आउटलाइन ऑफ फिलोसोफी, पृ० २८७ । 

२. वही, पृ० २८७ । 

रे. दर्शन शास्त्र की रूपरेखा, पृ० १३२१। 

४. गुणपर्यायाश्रयों द्रव्यम्‌ । --श्री जैन सिद्धांत दीपिका, १-३ । 


दर्शन और विज्ञान ३७ 
गया है ।' जीव और पुद्गल, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय, आकाश्न एवं 
काल; सभी द्वव्यों में प्रतिक्षण यह पर्याय का क्रम चलता रहता है । जिसको 
रसल 'घटना' कहते हैं, वह संभवतः पर्याय” का द्योतक है। रसल 
पदार्थों को घटनाओं के समूह रूप मानते हैं; जैन दर्शन 'पर्याय-प्रवाह' के 
आधार को द्रव्य मानता है । रसल की घटनाएं! गत्यात्मक है और एक-दूसरे 
से संबंधित हैं, तो जैन दर्शन भी पर्यायों को सदा गतिमान और एक-दूसरे से 
संबंधित मानता है । घटताएं और पर्याय दोनो हमारे अनुभव से परे नही हैं । 
रसल जहां घटनाओ को विविध सम्बन्धों से जड़ और चेतन में विभाजित 
करते है और जड़ पदार्थों की घटनाओ के पारस्परिक सबंधो को चेतन पदार्थों 
की घटनाओं के सबंध से भिन्न मानते है, वहां जैन दर्शन भी पुदूगल भौर जीव 
की पर्यायों को भिन्न-भिन्न मानता है । अन्तर केवल इतना ही है कि रसल 
प्रत्येक घटना को एक स्वतत्र तत्त्व 'अनुमय' मानते हैं, जबकि जैन दर्शन 
पर्याय को स्वतंत्र तत्त्व के रूप में स्वीकार नही करता । यथार्थंता की दृष्टि 
से देखने पर रसल का यह अनुमयवाद भी अन्ततः तो द्वंतव।[द मे ही परिणत 
हो जाता है; क्योंकि जहां पारस्परिक सम्बन्धों से वे घटनाओं को दी प्रकारों 
में विभाजित करते है, वहा मौलिक तत्त्व घटनाए न रह कर जड़ गौर चेतन 
ही बन जाते हैं । 
जड़-चेतन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी सम्बन्धों की परीक्षा करते 
हुए डा० डब्ल्यू० टी० स्टेस (४४. 7. 888०८) इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 
ये संबंध अनुभयवाद को वस्तुतः द्वैतवाद बना डालते है । वे कहते है--'यदि 
जड़ और चेतन का अन्तर उनके तत्त्वों के सबधों का अन्तर है, तो इसका 
तात्पयं यह है कि चेतन पदार्थ के तत्त्वों में जो संबंध है, वह मौतिक पदार्थ 
के सम्बन्ध से बिलकुल भिन्न है, अर्थात्‌ वह भौतिक नही है | यह भी निश्चित 
है कि यह अभनुभय नही है, तो अवश्य ही मानसिक या चेतन होगा । अनुभय 
नही होने का मतलब है कि जड़ और चेतन; दोनों से भिन्न नही है, अर्थात्‌ 
भोतिक या सानसिक है। यह भी मालम है कि भौतिक नही है; इसलिए 
अवश्य ही मानसिक होगा | इसी तरह यह दिखाया जा सकता है कि भौतिक 
पदार्थों के तत्त्वों में विद्यमान सम्बन्ध भौतिक है । अतएवं अनुभय तत्त्वों से 
चेतन पदार्थ को उत्पन्न करने वाले संबंध सिर्फ चेतन हैं और भौतिक पदार्थ 
को उत्पन्न करने वाले सिर्फ भौतिक । इसका मतलब है कि जड़ और चेतन 
की भिन्नता मौलिक या आधारिक है । किन्तु ऐसा होने से उनका वास्तविक 
हेत सिद्ध हो जाता है । इस द्वेत का परिहार नही हो सकता, क्योकि यह द्वैत 


१. पूर्वोत्तराकारपरित्यागादान पर्याय: । “वही, १-४४ | 


२. देखें, दी फिलोसोफी ऑफ बद्ँप्ड रसल, पी० ए० सिल्प द्वारा सम्पादित, 
पृ० शे५५-३८४। 


३८ जैन दर्शन और विज्ञान 


सम्बन्धों का है और सम्बन्ध ही जड़ को जड़ और चेतन को चेतन बनाने वाले 
हैं ।”! इस प्रकार, यद्यपि रसल ने घटनाओं को अनुभय ततत्त्वों के रूप में बताया 
है, पर वस्तुत: तो उनके मूल में जड़ या चेतन कोई-न-कोई होता ही है।' 
यह तो जैन दर्शन भी मानदा है कि जितने भी चेतन-तत्त्व हैं और 
परमाणु-पुद्गल है, वे सभी स्वतत्र वास्तविकताएं है भौर इस दृष्टि से विश्व 
के मूल ताबों की सख्या तो अनन्त ही है । जहा हम इन तत्त्वों को प्रकारों मे 
बाटते हैं, वहां हमारे सामने केवल दो भेद रह जाते है - जीव और पुदगल ।* 
अस्तु, रसल का दर्शन पाश्चात्य जगत्‌ का एक ऐसा दर्शन है, जो संभवत: 
जैन दर्शन के सबसे निकट माना जा सकता है । 
समीक्षात्मरक वास्तविकताबाद और जन दर्शन 


आधुनिक पादचात्य दार्शनिकों मे प्रो० हेनी मार्गेनगौ की विचारधारा 
भी जैन दर्शन के साथ बहुत सादुश्य रखती है । प्रो० मार्गेनी ने कन्स्ट्रक्ट्स' 
के सिद्धान्त का निरूपण करके यह बताया है कि ज्ञाता और ज्ञेय पदार्थ दोना 
का स्व॒तन्त्र अस्तित्व है । अभौतिक वास्तविकता को भी वे स्वीकार करते 
है । इस प्रकार जैन दर्शन के साथ इनकी विचारधारा का काफी सामजस्य 
प्रतीत होता है । मार्गंनौ की विचारधारा मे ज्ञान-मै मांसिक विश्लेषण के द्वारा 
ज्ञाता और ज्ञेय पदार्थ की वास्तविकता के विपय में चिन्तन किया गया है 
और वह विचारधारा ममीक्षात्मक वास्तविकतावाद के निकट चली जाती है । 

समीक्षात्मक वास्तविकतावाद' के अनुसार ज्ञान-प्रक्रिया मे तीन तत्त्व 
होते हैं: 

१. ज्ञाता 

२. ज्ञेय 

३. ज्ञात पदार्थ 

ज्ञाता ज्ञान प्राप्त करने वाला है । जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता 
है, उसी को 'ज्ञेय पदार्थ” कहते है। मन या ज्ञाता की चेतना के समक्ष जो 
पदार्थ विद्यमान रहता है, उप्मी को ज्ञात पदार्थ कहते है | उसे प्रदसत (डंटम) 
भी कहते है; क्योंकि ज्ञाता को यह प्राप्त होता है, वास्तविक वस्तु नही 





१. दर्शन शास्त्र की रूपरेखा, पृ० १३३॥। 

२. रसल ने स्वयं अपने दर्शन को द्वेतवाद कहा है; देखें, दर्शन-दिग्दश्य न, 
पृ० २७१ 

३. धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तकाय और आकाशास्तिकाय; ये तौन वास्तविक 
तत्त्व हैं, किन्तु इनकी संख्या एक-एक ही है । 

४. दी नेचर ऑफ फिजिकल रियलिटी, पृ० ४५८ ॥ 

. देखें, दर्शनशास्त्र की रूपरेखा, पृ० ३४५ । 


ट्रः 
र्गः 


दश्ेन और विज्ञान ३९ 


मिलती । यह सिद्धांत वास्तविक वस्तु और ज्ञात वस्तु; दोनों में द्ैत या 
भिन्नता मानता है, इसलिए इस ज्ञान-श्ास्त्रीय दैतवाद (एपिस्टेमोलोजिकल 
ड्यूअलिजम ) कहते है। इस प्रकार इसके अनुसार ज्ञेय पदार्थ और ज्ञात पदार्थ 
में सख्यात्मक भिन्‍नता तो होती ६, किन्तु इन प्रदत्तों के द्वारा यथार्थ वस्तुओं 
का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । क्‍योंकि हम प्रदत्तों को नही देखते, बल्कि चइमे की 
तरह उनके माध्यम से वस्तुओं को देखते है । 

जैन दर्शन शेय पदार्थ को स्वतन्त्र वास्तविकता के रूप में स्वीकार 
करता है तथा ज्ञाता का भी स्वतन्त्र वास्तविक अस्तित्व मानता है । 'ज्ञात 
पदार्थ ज्ञेप पदार्थ से सख्यात्मक भिन्नता रखता है। ज्ञान प्रक्रिया में दो 
प्रकार के साधनों का उपयोग होता है--ऐन्द्रिय और अतीन्द्रिय । ऐन्द्रिय 
साधनों द्वारा ज्ञात पदार्थ ज्ञेग पदार्थ से न केवल संख्यात्मक भिन्नता रखता है 
बल्कि इनमें स्वरूपात्मक भिन्नता भी होनी सभव है । हां, थह ज्ञात पदार्थ शेय 
पदार्थ और ऐन्द्रिय उपकरणों के पारस्परिक सम्बन्धों के अनुरूप ही होता है । 
गणित की भाषा में इसे कहें तो -यदि अ ज्ञेय पदार्थ है और ब ऐन्द्रिय 
साधनों द्वारा ज्ञात पदार्थ है, तो बतत्फ (अ,ऐनन्द्रय सम्बन्ध )' होता है । इस 
प्रकार हमारे ज्ञान मे आने वाले विदव और वास्तविक बिद्व मे यह 'द्वेत' हो 
जाता है | जहा अतीन्द्रिय साधनो के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, वहां ज्ञात 
पदार्थ और ज्ञेय पदार्थ में सख्यात्मक द्वत तो रहता है, किन्तु स्वरूपात्मक द्व॑त 
नही रहता । अर्थात्‌ यदि क अतीन्द्रिय साधनों द्वारा ज्ञात पदार्थ है, तो 

क--अ होता है । 

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैन दर्शन और समीक्षात्मक 
वास्तविकतावाद में बहुत कुछ सादृश्य है, किन्‍्तु थोड़ा अन्तर भी है। समीक्षा- 
त्मक वास्तविकतावाद जहा प्रदत्त और यथार्थ वस्तु में स्वरूपात्मक मिप्नता 
को स्वीकार नही करता, वहा जन दशन उसकी सम्मवता को स्वीकार करता 
है । दूसरी बात यह है कि 'प्रदत्तों' को जैन दर्शन मे कोई स्वतंत्र वास्तविकता 
के रूप में स्वीकार नही किया गया है, किन्तु वह वस्तुत. ज्ञाता का ही एक अंग 
बन जाता है। हां, उसका स्वरूप 'ज्ञेय पदार्थ पर आधारित अवश्य होता है। 
ऐसा मानने से जो दोष समीक्षात्मक वास्तविकतावाद मे भाते है. जैन दर्शत 
की विचारधारा उनसे मुक्त रह जाती है । 


हाइजनबर्ग का दर्शन भर जंन दर्शन 
वैज्ञानिकों में अनेक ऐसे हैं, जो अनेक तत्त्वात्मक वास्तविकताबाद को 
स्वीकार करते है । प्राचीन युग मे न्यूटन ने स्पष्ट रूप से भूत औौर चेतन के 


१.फ ( ) फलन (फंक्शन) का चिह्न है । 
२. विवरण के लिए देखें, दर्शनशास्त्र की रूपरेखा, पु० ३२४७-३४८ | 


४० जैन दर्शन और विज्ञान 


स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार किया था , आधुनिक युग में हाइजनबग्ग, व्हीद्वा- 
कर आदि भी पदार्थ के वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व को किस प्रकार स्वीकार करते 
हैं, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। हाइजनबर्ग का स्थान वर्तमान वैज्ञानिकों की 
प्रथम श्रेणी में है। उन्होंने अपने भौतिक विज्ञान और दर्शंत नमक ग्रन्थ में 
ज्ाधुनिक विज्ञान के दर्शन की जो चर्चा की है, उसके आधार पर कहा जा 
सकता है कि उन्होंने भौतिक पदार्थों को वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता के रूप में 
माना है साथ ही चेतन तत्त्व की वास्तविकता को भी वे स्वीकार करते है। 
उन्होंने माना है कि 'चेतन तत्त्व” को भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और 
विकासवाद के सिद्धान्तों पर नही समझाया जा सकता ।' हाइजनबर्ग यह भी 
मानते हैं कि 'वास्तविकता' को समझने के लिए हमारी सामान्य धारणाओं 
की सूक्ष्म परिमाषाएं आवश्यक है।' इनकी विचारधारा को हम आधुनिक 
प्रत्यक्षव[दद के अन्तर्गत मान सकते है। उन्होने स्वर आधुनिक प्रत्यक्ष वाद की 
चर्चा में यह कहा है कि 'पदार्थ/, अनुभूति, 'अस्तित्व' आदि की समीक्षात्मक 
परिमाषाएं आवश्यक है।' 

जैन दर्शन के साथ यदि इसकी तुलना की जाये, तो कहा जा सकता 
है कि वैज्ञानिको की दाशंनिक विचारधाराओो में हाइजनबर्ग की विचारधारा 
जैन दर्शन के साथ बहुत सादुश्य रखती है। दोनो ही भूत और चेतन के 
वास्तविक अस्तित्व को स्वीकार करत है। ज्ञाता, ज्ञेय-सम्बन्धी हाइजनबर्गे 
की दाशनिक विचारधारा का विस्तृत विवेचन उपलब्ध न होने से इतनी ही 
समीक्षा पर्याप्त मानी जा सकती है । 

हाईजूतबर्ग के अतिरिक्त अन्य कुछ वैज्ञानिक भी भौतिक पदार्थों और 
चेतन तत्त्व को भी वास्तविक मानते हैं। किन्तु उनकी विचारधाराए दर्शन के 
रूप में उपलब्ध न होने से उनकी तुलनात्मक समीक्षा नहीं की जा सकती । 


उपसंहार 


विश्व क्या है ?' इस प्रमुख प्रइदन के समाधान में दिये गये दार्श निकों 
और वैज्ञानिकों के विचारों और सिद्धांतों को जैन दर्शन के साथ एक तुलता- 
त्मक समीक्षा करने का हमने प्रयत्न किया । हमने देखा कि विद॒व की वास्त- 
विकता के विषय में उल्लिखित इन विविध दर्शनों में और जैन दर्शन में 
सादुश्य भी है और वेसदृश्य भी। किसी ने केवल “ईश्वर' को वास्तविक 
माना है और सारे विश्व को अवास्तविक | किसी ने अनुभूत विश्व को 
अवास्तविक मानकर वास्तविकता को पारमाथिक बताया है। किसी ने 


१. फिजिक्स एण्ड फिलोसोफी, पृ० ९५॥ 
२. वही, पृ० ८४ 
३. वही, पृ० ७८ | 


दर्शन और विज्ञान ४१ 


अनुभूति को ही वास्तविकता का मूल कारण माना है और अनुभूत विश्व को 
अवास्तबिक कहा है । किसी ने केवल आत्मा या चेतन को ही वास्तविक 
माना है और भूत को अवास्तविक । किसी ने केवल भूत को वास्तविक माना 
है, तो चेतन को अवास्तविक अथवा भूत से ही उदमृत । किसी ने चेतन, भूत 
सभी को अवास्तविक कहा है। किसी ने चेतन को भी वास्तविक कहा है 
और भूत को भी तथा किसी ने चेतन और मूत से भिन्न अनुमय को वास्तविक 
माना है । 
विज्ञान का दर्शन उक्त विषय में क्या दृष्टिकोण रखता है. यहू एक 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न है । हम देख चुके हैं कि वेज्ञनिक इस विषय में पृथक्‌-पृथक्‌ 
विचार रखते हैं। विज्ञान का प्रायोगिक पक्ष बहुधा सर्वसम्मत दृष्टिकोण 
प्रस्तुत करता है तो दार्शनिक पक्ष भी क्‍या ऐसा प्रतिपादन नहीं कर सकता ? 
इस विचारणीय प्रदइन को हम उक्त सीमा के आलोक में हल करने का प्रयत्न 
करेंगे। हम देख चुक हैं कि वैज्ञानिकों के दार्शनिक विचार मुख्यतः तीन भागों 
मे विभाजित हो जाते हैं--१. आदर्शवाद, २. मौतिकवाद, ३. अनेक 
तत््वात्मक वास्तविकवाद। इनमें प्रथम दो दृष्टिकोण एकतत्त्ववाद 
(मोनिजम ) का समर्थन करते है । किसी भी प्रकार के एकत्ववाद की यह्‌ 
त्रुटि है कि बह्‌ तक और अनुभव के अ'धार पर खरा नहीं उतरता । आदश- 
वादी वैज्ञानिक मौतिक विश्व की वस्तु-निष्ठता को अस्वीकार कर केवल 
चुतन्य को ही विश्व की वास्तविकता मानने का आग्रह करते हैं, तो भौतिक- 
बादी वैज्ञानिक केवल मूत को ही विश्व की चरम वास्तविकता बताते हैं । 
दोनों पक्षों के वेज्ञानिक अपनी विचारधारा को विज्ञान-सम्मत सिद्ध करने 
का प्रयत्न करते हैं। वैज्ञानिकों के इस दा निक विवाद के पीछे राजनीति का 
भी प्रमाव है, ऐसा लगता है । 
साम्यवादी नेताओं को जब पता चला कि कुछ वैज्ञानिक आधुनिक भौतिक 
विज्ञान के आदर्णवाद की विचारधारा के पक्ष मे बताते हैं, तो उन्हें बड़ी चिता 
हुई।' वे इस प्रयत्न में लगे कि 'भौतिकवाद' को ही वैज्ञानिक दर्शन का 
स्थान प्राप्त हो । लेनिन ने ठेठ ई० १९०८ में लिखा था--“सामान्य विज्ञान 
के क्षेत्र में एवं मौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मी वेज्ञानिकों का विशाल बहुमत 
मौतिकवाद के पक्ष में है । बहुत ही अल्पसंख्या में कुछ एक आधुनिक मौतिक 
विज्ञानवेत्ता आदर्णवाद के चक्कर में पड़ गए हैं। यह नया आदशेबादी 
मौतिक विज्ञान जो अभी-अमी प्रचारित हो रहा है, केवल भ्रतिक्रियात्मक 
भोर अस्थाई है" ।!” लेनिन के इस विचार की प्रतिक्रियारूप ही संभवत: 


१. देखें, फिलोसोफी एण्ड फिजिसिस्ट्स, भूमिका, पूृ० ११ । 
२. मेटेरियलिजम एण्ड एम्पिरियो-क्रिटिसिजम, पू० २१० । 


४२ जेन दर्शन और विज्ञान 


एडिग्टन, जीन्स आदि वैज्ञानिकों ने ईइबर के अस्तित्व को और भौतिक 
पदार्थों के ज्ञाता-सापेक्ष अस्तित्व को वेज्ञानिक सिद्धांतों के रूप में प्रतिष्ठित 
करने का प्रयत्न किया । इस प्रकार एक ओर आदशंवाद को तो दूसरी ओर 
भौतिकवाद को विज्ञान-सम्मत बताने के प्रयत्न वेज्ञानिकों के द्वारा हुए । यह 
सहज संभव है कि इस प्रकार के प्रयत्नो मे विज्ञान की तके-संगतता ओर 
अनुभव-स गत्ता को गौण कर दिया गया हो । इन दोनों विचारधाराओं की 
समीक्षा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये दोनो विचारधाराएं 
पूर्ण रूप से विज्ञान-सम्मत भौर तक-सम्मत नही है । 

प्रो० श्रीमती स्टेब्रिग, जिन्होंने एडिग्टन और जीन्स के आदर्शवादी 
विचारों की कटु आलोचना की है भौर उनके विचारो में रही हुई मसंगतता 
को प्रकट किया है, 'भौतिकवाद' को भी विज्ञान-्सम्मत दर्शन नही मानती । 
उन्होंने इस वात को स्पष्ट रूप से लिखा है कि “मौतिकवादी येन-केन 
प्रकारेण किसी प्रकार के तत्त्व-मंमांसिक मौतिकवाद की स्थापना करना 
चाहते है। (वे चाहते हैं क) वैज्ञानिक निष्कर्षों का जिस किसी भी प्रकार 
से ऐसा प्रतिपादन किया जाए, जिससे वे दार्शनक विचार पुष्ट हो, जिन 
पर उनका राजनतिक दर्शन व्यवसायिक रूप से आधारित है। द्वन्द्वात्मक 
भोतिकवाद के पोषकों की उतनी ही निकृष्ट तच्व-मीमासा और उतना ही 
अपूर्ण दर्शन है, जितना कि उन लोगो का है, जो दाशंतिक आदर्शवाद को 
मान्यता देते हैं । " मैं इस सम्भावित भ्रांति को दूर करना चाहती हू । 
यदि मैं इस बात को सिद्ध करने मे सफल होती हूं कि व मान मौतिक विज्ञान 
के सिद्धांत आदर्शवाद के किसी भी प्रकार की पुष्टि नही करते तो ऐसा भी 
नहीं समझना चाहिए कि उन्हे (भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों को) मौतिक- 
घाद के किसी रूप की पुष्टि करने वाले सिद्ध करती हूं ।/” प्रो० स्टे।बग के 
आदर वाद-विरोधी विचारो की चर्चा हम कर चुके है ओर दख चुके हैं कि 
उन्होंने सफलतापूर्वक एडिग्टन और जीन्स दार्शनिक विचारों को विज्ञान और 
तक के साथ असंगत सिद्ध किया है| उक्त उद्धरण से कहा जा सकता है कि 
मौतिकदाद को भी वे विज्ञान-सम्मत मानने को तैयार नही है। इस उद्धरण 
से विज्ञान के दर्शन पर राजनीति के प्रभाव को भी देखा »। सकता है। 
निष्कर्ष रूप में यह कहा ज सकता है कि वेज्ञानिक दर्शन की संज्ञा न तो 
आदश्शवाद को दी जा सकती है मर न भौतिकवाद को । 

तीसरा विकल्प रह जाता है--ढंत्तवाद या अनेकतत्त्ववाद का। 
हाइजनवर्ग आदि वैज्ञानिकों की मान्यता सम्भवतः विज्ञान के दर्शन को 
निष्पक्ष रूप से फ्रतिपादित करती है। उनके अभिमत में आत्मा (चेतन) और 





१. फिलोसोफो एण्ड दी फिजिसिस्ट्स, भूमिका, पृ० १२। 


दर्शन और विज्ञान डरे 
भूत; दोनों को स्वतन्त्र मौलिक वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया गया 
है। इन वैज्ञानिकों के अनुसार यद्यपि इन वास्तविकताओं के तात्तविक 
स्वरूप के विषय मे वतमात विज्ञान का चिन्तन स्वष्ट नही हो पाया है, 
फिर भी इतके स्वतन्त्र अस्तित्व को तो >वीकार कर ही लिया गया है । 
हाइजनबगगे ने अपनी भोतिक विज्ञान और दश्शन नामक पुस्तक के उपसंहा- 
रात्मक अध्याय में लिखा है: “मन, आत्मा, जीवन या ईह्वर-सम्बन्धी 

उन्‍नीसवीं शताब्दी” की हमारी धारणाओं से भाज आधुनिक भौतिक विज्ञान 
के विकास के कारण इनके विषय में हमारी घारणाएं काफी भिन्न हो गई 
हैं। एतद्‌ विषयक धारणाए प्राकृतिक भाषा के साथ सम्बन्धित होने के 
कारण वास्तविकता को अधिक छुती है। यद्यपि यह सही है कि इनकी 
व्याख्याएं वैज्ञानिक अर्थ में इतनी सुस्पष्ट नहीं है और सम्मवतः इनके 
परिणामस्वरूप अनेक असंगतिया भी उत्पन्न हो जाती है, फिर भी हमे 
बतंमान में तो उनको बसे ही अपनाना होगा । क्योंकि हम जानते हैं कि वे 
वास्तविकता को छूती है। इसके सम्बन्ध मे यह स्मरण रखना होगा कि 
विज्ञान के अधिकतम समीचीन अश--गणित मे हमे बहुत सारी ऐसी घार- 
णाओं को प्रयुक्त करना होता है, जो असंगतियो को जन्म देने वाली होती 
है । उदाहरणार्थ-- यह सर्व विदित है कि अनंत” संबधी (गणित की) 
धारणा असगतियों को उत्पन्न करती है, जिनका विश्लेषण भी किया गया 
है; परन्तु इस धारणा के बिना गणित के प्रमुख अशो का निर्माण प्रायः 
अशक्य-सा बन जाता है ।”' हाइजुनबर्ग के इस कथन का तात्पय॑ यही होता 
है कि विज्ञान-सम्मत दाशंनिक विचारधारा आत्मा की वास्तविकता को 
स्वीकार करती है । 


इस प्रकार देखा जा सकता है कि विश्व क्या हैँ ?” की प्रहेलिका 
का विज्ञान-सम्मत हल निकालने मे अब तक सभी वैज्ञालिक एकमत नही हो 
पाए है| जैन दर्शन की विचारधारा भौर उसके आलोक में की गई समीक्षा 
के आधार पर कहा जा सकता है कि जैन दर्शन का अनेकतत्त्वात्मक वास्त- 
बकतावाद प्रस्तुत प्रहेलिका का विज्ञान-सम्मत हल निकालने मे मार्ग-दर्शक 
बन सकता है । जन दर्शन अव्यात्मवादी दर्शन है, फिर भी दाशंनिक आदर्श- 
वाद से सहमत नही है । तत्त्व-मीमांसा के दुष्टिकोण में पुद्गल और जीब; 
दोनों के अस्तित्व का समान मूल्य है । अत: भौतिकबाद और आदर्शावाद के 





१. १९ वी शताब्दी के वेज्ञनिको के दर्शन मे प्रमुखतया मौतिकवाद को 


ही स्थान मिला था। सांत्रिक भौतिकवाद' उन्नीसवी छताब्दी के 
भौतिक विज्ञान की देन है । 


२. फिजुक्स एण्ड फिलोसोफो, पु० १७२। 


डर जैन दर्शन और, विज्ञान 


बीच की खाई को पाटने के लिए जैन दर्शत का तत्त्व-मैमांसिक दृष्टिकोण 
बहुत उपयोगी हो सकता है। ज॑न दर्शन द्वारा प्रतिपादित सत्‌ (बास्तवि- 
कता) की परिभाषा द्रव्य, गुण, पर्याय का निरूपण, पांच अस्तिकायों का 
स्वरूप आ।दि तथ्य अनेकतत्त्वात्मक वास्तविकताबाद के समक्ष उपस्थित होने 
वाली त्कों का समाधान दे सकते है । 


अभ्यास 


१. दर्शन और विज्ञान के मूलभूत अन्तर को समभाते हुए इनकी 
निकटता को स्पष्ट करें । 

२. दर्शन और विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन क्‍यों जरूरी है ? 

३. आधुनिक विज्ञान के दर्शन को विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किस प्रकार 
प्रस्तुत किया गया है ? 

४. जैन दर्शन के साथ निम्नलिखित आधुनिक वैज्ञानिकों के दर्शन की 
तुलना करें-- 
(क) एडिग्टन 
(ख) जेम्स जीन्स 
(ग) हाइजनबर्ग 

५. जैन दर्शन द्वारा भौतिकवाद के वैज्ञानिक दर्शन का निराकरण किस 
प्रकार किया जा सकता है ? 

६. वैज्ञानिकों विभिन्न दर्शन के सद्भ में जन दर्शन का मृल्याकन करें । 


२. अध्यात्म और विज्ञान 


(१) धर्म और विज्ञान 


धर्म और विज्ञान-ये दो नहीं, वस्तुत: एक ही विषय हैं। धरम 
स्वयं विज्ञान है। एक वैज्ञानिक यहां हिन्दुस्तान में बेठा हुआ किसी प्रकार 
का प्रयोग या अन्वेषण करता है और जो निष्कर्ष उसके प्रयोग का निकलेगा, 
वही निष्कर्ष अमेरिका में बैठा हुआ एक वैज्ञानिक उसी तरह का प्रयोग करके 
प्राप्त करेगा । हजार वर्ष पहले किसी वैज्ञानिक ने प्रयोग करके जो फल 
निकाला था, हजार वर्ष बाद भी आज का वैज्ञानिक वंसे ही प्रयोग से वही 
फल प्राप्त करेगा । अतः यह स्पष्ट हैं कि त्रिकालाबाधित सत्य ही विज्ञान 
है । देश या काल के कारण इसमें कोई अन्तर नहीं आ सकता । यही बात 
धर्म के लिए भी हम कह सकते हैं। अतः मानना पड़ेगा धर्म स्वयं विज्ञान 
है । किसी वस्तु को जानने का जो माध्यम है, वह है विज्ञान, और उस 
माध्यम के द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है, वह है धममम। विज्ञान वस्तु को 
जानने की प्रक्रिया है और धर्म आत्मा को पाने की प्रक्रिया है, साधन 
है । 

मनुष्य में सत्य की जिज्ञासा और उसकी खोज का प्रयत्न चिरकाल से 
रहा है । उसका स्थल रूप हमारे सामने है। मनुष्य केवल स्थूल से संतुष्ट 
नही होता । वह निरन्तर स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रस्थान करता है। धर्म 
की खोज सूक्ष्म तत्व की खोज है। आत्मा. परमात्मा, परमाणु, कमं--ये 
सभी सूक्ष्म तत्त्व है। साधारण जीवन-यात्रा से इनका सीधा सम्बन्ध नहीं 
है । इस खोज का माध्यम रहा है--अन्तदुष्टि, अतीन्द्रिय चेतना और गंभीर 
एवं एकाग्र चिन्तन । 

विज्ञान ने भी सूक्ष्म सत्यों को खोजा है। उसकी खोज का माध्यम 
है--सूक्ष्मदर्शी उपकरण । वैज्ञानिक जग्रत्‌ में ये उपकरण प्रचुर मात्रा में 
विकसित हुए हैं। इनके द्वारा एक सामान्य मनुष्य भी सूक्ष्म तत्त्वों को जान 
सकता है । किन्तु एक वैज्ञानिक के लिए ये उपकरण ही पर्याप्त नही हैं। 
उसके लिए अन्तदृष्टि, चिन्तन की एकाग्रता और निविचा रता उतने ही 
आवश्यक हैं जितने एक धर्म की खोज करने वाले के लिए । 

घ॒मं भी सत्य की खोज है और विज्ञान भी सत्य की खोज है। जहां 
सत्य की खोज का भ्रदइन है, दोनों एक बिंदु पर आ जाते हैं। पर उद्देश्य की 


४६ जैन दर्शन और विज्ञान 


दृष्टि से दोनों के अवस्थिति-बिदु भिन्न हैं । घम के क्षेत्र में सत्य की खोज का 
उद्देश्य है--अस्तित्व और चेतना का विकांस। विज्ञान के क्षेत्र में सत्य की 
खोज का उद्देश्य है--अस्तित्व और पदार्थ का विकास | विज्ञान ने जीवन- 
यात्रा के लिए उपयोगी अनेक तत्व खोजे हैं । खाद्य, चिकित्सा व सुविधा के 
क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई है। धर्म ने सुविधा देने वाला कोई तत्त्व नहीं 
खोजा, पर उसने चेतना के उन आयामों की खोज की जो सुविधा के अभाव 
में होने वाली असुविधा को सह सके । 


अध्यात्म और विज्ञान द्वारा नियमों की खोज 


भीतर की गहराइयों में गये बिना सच्चाई को जाना नहीं जा 
सकता । ध्रत्येक देश और काल का अपना मूल्य होता है । जाज का देश और 
काल विज्ञान से बहुत अधिक प्रभावित है। आज का प्रवुद्ध आदमी विज्ञान 
की भाषा समभता है। बहुत सहजता से समझ लेता है। वह पुरानी भाषा 
को इतनी सहजता से नहीं पकड पाता । अध्यात्म की भाषा पुरानी हो गई, 
इसलिए उसे पकड़ने मे कठिनाई हो रही है। अध्यात्म स्वय विज्ञान है । 
विज्ञान और अध्यात्म को बाटा नही जा सकता | उनके बीच में कोई भेद- 
रेखा नहीं खींची जा सकती । किन्तु आज चलने बाली धारा हजार वर्षों के 
बाद अनबूझ पहेली बन जाती है । 

वर्तमान की धारा लोगो के लिए सुलभ होती है। आज यही हुआ 
है । आज अध्यात्म को हम भूल गए और विज्ञान हमारी पकड़ मे आ गया । 
गहरे में उतर कर देखें तो अध्यात्म और विज्ञान मे अन्तर नहीं लगता । 
दोनों की प्रकृति एक है । दोनों नियमों के आधार पर चलते है । 

ध्यात्म ने चेतना के नियम खोजे और विज्ञान पदार्थ के नियमों की 

खोज कर रहा है | दोनों ने नियमों की खोज की है। जहां नियम की खोज 
नही होती, वहां सच्चाई का पता नहीं चलता । 

यह सारा जगत्‌ नियमों के आधार पर चल रहा है ! हम नियमों को 
नही जानते, इसलिए वे हमारे लिए चमत्कार बन जाते है। इस दुनिया में 
चमत्कार जैसी कोई बात नही होती । जो चमत्कार माने जाते हैं, वे सारे के 
सारे इस जगत के नियम है। जो नियम से अनभिज्ञ हैं, उसके लिए 
चमत्कार और जो नियम का ज्ञाता है उसके लिए चमत्कार समाप्त हो जाते 
हैं । 

जब पहली बार आग जली, तब बड़ा चमत्कार लगा। लोगों ने 
सोचा, यह क्या है ? यह कहां से आ गई ? उस समय कोई उसे समभ नहीं 
सका ! जैसे-जैसे आग के नियम ज्ञात होते गए, आग जलना कोई चमत्कार 
नहीं रहा । 


अध्यात्म और विज्ञान ४७ 


एक दिन जब रेलें पटरियों पर दौड़ने लगीं, तब लोगों को बढ़ा 
चमत्कार लगा । अनेक ग्रामीणों ने उसे देवता मान पूजा कौ। अनेक लोग 
डर के मारे भाग गए । जब लोग रेल के नियमों को समझ गए, तब रेल न 
चमत्कार रहा, न मय रहा और न आतंक रहा । 

ये जितने जादू के चमत्कार है, जितने तन्त्र-विद्या के चमत्कार हैं, वे 
सारे नियमों के चमत्कार हैं। नियम के प्रतिकुल कुछ भी नहीं है । अन्तर 
केवल इतना ही है कि जो नियमो को जानता है, उसके लिए कोई चमत्कार 
नहीं है और जो नियमों को नहीं जानता, उसके लिए सब चमत्कार है । 

चुम्बक लौह को खीचता है । ग्रामीण ब्यक्ति के लिए वह चमत्कार 
है । जो चुम्बकीय नियम को जानता है, उमके लिए चमत्कार जैसा कुछ भी 
नहीं है । 

दोनों ने--अध्यात्म को त्रिज्ञान ने--नियमों को खोजा। इसीलिए 
एक वैज्ञानिक व्यक्ति आगे चलते-चलते आध्यात्मिक बन जाता है और एक 
आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी यात्रा करते-करते वैज्ञानिक बन जाता है। यह 
नहीं हो सकता कि वैज्ञानिक आध्यात्मिक न हो और यह भो नहीं हो सकता 
कि आध्यात्मिक वैज्ञानिक न हो । यह इसलिए होता है कि दोनों का मार्ग 
एक है, दिशा एक है, पद्धति एक है और निष्पत्ति एक है । इतना होने पर 
ये दोनो अलग कंसे रह सकते हैं ? भिन्न-भिन्न दिश।ओं से आने वाली ये दो 
धाराएं एक महानदी में मिलकर एक हो जाती है। वंसे ही विज्ञान की 
घारा, अध्यात्म की घारा तथा भिन्न-भिन्न लगने वाली और भी अनेक धाराएं 
जब सत्य के महासमुद्र में विलीन होती है, तब वे सब एक बन जाती हैं । 
उनका भेद समाप्त हो जाता है । 

नियमों को जानना बहुत आवश्यक है । नियमो को जाने बिना कोई 
व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं बन सकता । नियमों को जाने बिना कोई व्यक्ति 
वेज्ञानिक नही बन सकता । अध्यात्म के अपने नियम हैं और विज्ञान के 
अपने नियम है। आध्यात्मिक व्यक्ति को विज्ञान पढ़ना बहुत जरूरी है और 
वैज्ञानिक को अध्यात्म पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा यह होगा कि 
अध्यात्म के प्रकाश मे विज्ञान को पढ़ा जाए और विज्ञान के प्रकाश में 
अध्यात्म को पढा जाए, तब नियमों की पूरी श्वृंखला हमारे सानने आा 
सकती है । 
धर्म भोर विज्ञान की महानता 

आज लोग विज्ञान को केवल दो शताब्दी पुराना ही मान बैठे हैं। 


इस काल में जो अन्वेषण और प्राप्ति विज्ञान ने की है सि्फे वही विज्ञान 
है, ऐसी लोगों ने धारणा बना ली है। लेकिन जो उपलब्धियां सामने हैं, 


ड्ट जैन दर्शन और विज्ञान 


वे विज्ञान नहीं हैं। वे तो उपलब्धियां मात्र हैं। यथार्थ भाव से देखना ही 
विज्ञान है । आत्मा से भिन्न कोई विज्ञान है ही नहीं । 

अणुबम विज्ञान की देन है। लेकिन वह अपने आप कुछ नहीं कर 
सकता । क्योंकि वह जड़ है । चेतना की शक्ति ही उसका उपयोग करके 
विनाश ढहाती है । शक्तियों का विकास कोई दोष नहीं लेकिन उनका 
उपयोग सही ढंग से हो । जो विज्ञान को बुरा कहते है, उन्हें यद्द भी मानता 
पड़ेगा कि धर्म भी बुरा है क्‍योंकि उनको अलग करने का हमारे 
पास कोई साधन नही है । धर्म और विज्ञान त्रिकालाबाधित सत्य है, यही 
निष्कषं है । 

अध्यात्म की तरह बिज्ञान का क्षेत्र भी भत्यन्त प्राचीन है। विज्ञान 
के लिए हजारो ने अपने आपको खपाया है। भारत मे हजारो वर्ष पहले भी 
विज्ञान के क्षेत्र में अध्यात्म की तरह ही ऐसे-ऐसे अनुसन्धान हुए हैं; आज 
यदि आपके सामने उनकी उप्लब्धिया रखी जाए तो आप आदइचयंचकित हो 
जाएंगे। 

इसी तरह के अनुसंघान अध्यात्म-क्षेत्र में किए गए । अनेक ने गृढ़ 
साधनाएं की, तभी अध्यात्म की अनुभूतिया प्राप्त हुईं | गुस्सा या आवेग जब 
आता है तो तत्काल दो क्षण के लिए हवास रोक ले। गुस्सा स्वतः ठडा पड़ 
जाएगा। इसी तरह के अनेक प्रयोग किए गए हैं। योगशास्त्र को जानने 
बाला खोज करके देखे कि प्राचीन आचार्यों ने कितने प्रयोग किए है । 
प्राचीन समय मे हजारों कोस दूर बैठा साधु किसी अन्य साधु को सिर्फ याद 
क्रके उसका अ!सन डोला (हिला) सकता था और वह समझ जाता था कि 
उसे याद किया गया है । 

इस दृष्टि से धमं और विज्ञान दो घाराएं या शाखाएं नहीं हैं, एक 
ही चेतना-प्रवाह की दो कडियां है। मूल एक है, टहनियां दो हैं । 

जिस तरह विज्ञान की उपलब्धियों का उपयोग विनाशकारी कार्यों 
में किया गया है, जो सर्वविदित है, उसी प्रकार धर्म का उपयोग भी अनुचित 
ढंग से किया गया है और कही-कही तो उसका अत्यधिक दुरुपयोग भी किया 
गया है। इस त्तरह हम देखते हैं कि विज्ञान और धर्म का क्षेत्र भिन्‍न-भिन्‍न 
होते हुए भी मूल एक है । और मैं तो कहता हूं यह विशाल नगरो के फ्लैट 
सिस्टम (7780 $9घथ्गा) की तरह है; जहां एक ही मकान में कई फ्लेट 
होते हैं और उसमें रहनेवाले वर्षों से वहां रहते हुए भी एक-दूसरे से अपरि- 
बखित-से बने रहते हैं । 

धर्म से प्रमावित लोग मानते हैं--विज्ञान ने मनुष्य-जाति को सहार 
के कगार पर पहुंचा दिया है । विज्ञान से प्रभावित लोग मानते हैं--धर्म ने 


अध्यात्म और विज्ञान ४९ 


मनुष्य को परंपराबादी या रूढ़िवादी बना दिया है । इस आरोप और प्रत्या- 
रोप में सचाई नही है। सचाई यह है कि धर्म और विज्ञान सत्य को उपलब्ध 
करने की पद्धतियां हैं। धर्म का रूडिवाद से और विज्ञान का संहारक शास्त्रों 
से कोई संबंध नही है । 

जैसे धर्म-स्थान धर्म नही है, वंसे ही प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) 
विज्ञान नही है। जिसका उपयोग होता है, उसका दुरुपयोग भी हो सकता 
है । उपयोग और दुरुपयोग के बीच में कभी भी लक्ष्मणरेखा नहीं खीची जा 
सकती । दुरुपयोग धर्म का मी हो सकता है और विज्ञान का भी हो सकता 
है । जो धमंसत्ता और संपत्ति के साथ जुड़ जाता है, वह घातक बन जाता 
है । ठीक इसी प्रकार विज्ञान भी साम्राज्यवादी मनोद्ृत्ति के साथ जुड़कर 
संहारक बत रहा है | संहार विज्ञान की प्रद्त्ति नहीं है । उसका स्वरूप नहीं 
है । धर्म भौर विज्ञन दोनों की प्रकृति है--स्थूल स सूक्ष्म की दिशा में 
प्रस्थान---जागतिक नियमीं की खोज, सामान्यीकरण, सत्य की परिक्रमा । 

कुछ धामिक नेता कहते है-- विज्ञान के कारण जनता की धर्म के 
प्रति आस्था डगमगा गई है। किन्तु इसमे सचाई नहीं लगती । यदि धर्म 
से सत्य की खोज होती है, तो कोई दूसरी शक्ति उसके प्रति अनास्था पैदा 
नहीं कर सकती । उसे पदच्युत नहीं कर सकती | 

आइंस्टीन महान्‌ वैज्ञानिक था। वह इतना आस्थावान था कि बड़े 
से बड़ा व्यक्ति भी उतना आस्थावान नहीं हो सकता । वैज्ञानिक और भात्मा 
परमात्मा के प्रति आस्थावान--यह एक समस्या है। इतना बड़ा वैज्ञानिक 
और फिर धामिक ! यह कैसे ? यह प्रश्न हमारी ही मूृढता के कारण उत्पन्न 
हुआ है । अपनी विसंगतियों के कारण उत्पन्न हुआ है । अपनी विसंगतियों 
के कारण हमने ऐसे मूल्य स्थापित कर दिए, ऐसे मानदड स्थापित कर लिए 
कि यदि वैज्ञानिक धामिक होता है तो आदइचये होता है और नही होता है 
तो कोई आदइचये नही होता । बल्कि आइस्टीन ने स्वयं लिखा है-- 

“ए़टाएणा जरात0पा इछंशाएह 75 ए0; $0ंश06 जशञांपधीठा 


॥लॉंड्डांणा 45 वक्रात८, 


इस वैज्ञानिक युग ने मनुष्य जाति का बहुत उपकार किया है। आज 
धमं के प्रति जितना सम्यक दृष्टिकोण है वह ५०-१०० वर्ष पूर्व नही हो 
सकता था । आज सूक्ष्म सत्य के प्रति जितनी गहरी जिज्ञासा है, उतनी पहले 
नहीं थी | उसे अन्धविद्वास कहा जाता था । एक ऐसा शब्द है अन्धविश्वास 
कि उसकी ओट में सब कुछ छिपाया जा सकता है । किन्तु विज्ञान ने जेसे-जेसे 
सूक्ष्म सत्य की प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत की, वैसे-वेसे अन्धविष्वास कहने 
का साहस टूटता गया । अब यदि कोई व्यक्ति किसी बात को अन्धविश्वास 


५० जन दर्शन और विज्ञान 


कह कर टालता है तो वह साहस ही करता है। आज विज्ञान जिन सूक्ष्म 
सत्यों का स्पर्श कर चुका है, दो शताब्दी पूर्व उनकी कल्पना करना भी 
असंमव था | यह कहा जा सकता है कि विज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान की सीमा 
के आस-पास पहुच रहा है | प्राचीन काल में साधना द्वारा अतीन्द्रिय ज्ञान 
का विकास और सूक्ष्म सत्यो का साक्षात्कार किया जाता था। आज के 
आदमी ने अतीन्द्रिय ज्ञान की साधना भी खो दी भौर अतीन्द्रिय ज्ञान के 
विकास करने का अभ्यास भी खो दिया, पद्धति भी विरमृत हो गई | अब 
घस्िवाय विज्ञान के कोई साधन नही है। वैज्ञानिकों ने कोई साधना नही की, 
अध्यात्म का गहरा अभ्यास नहीं किया, अतीन्द्रिय चेतना को जगाने का 
प्रयत्न नही किया, किन्तु इतने सूक्ष्म उपकरणों का निर्माण किया, जिनके 
माध्यम से अतीन्द्रिय सत्य खोजे जा सकते है, देखे जा सकते है ! वे सारे 
सत्य इन सूक्ष्म उपकरणों से ज्ञात हो जाते है। इसका फलित यह हुआ कि 
आज का विज्ञान अतीन्द्रिय तथ्यो को जानने-देखने और प्रतिपादन करने मे 
सक्षम है । 

बगाइनस्टीन ने एक बार कहा था--'हम लोग वैज्ञानिक दावे तो 
बहुत बड़े-बडे करते है, लेकिन हमारे पास जानने के साधन इन्द्रियां और मन 
इतने दुबंल हैं कि हमे अनेक बार श्रांति मे डाल देते हैं।” यह बिलकुल 
सत्य है । लोग कहते है मांखों-देखी वात भूठी कंसे हो सकती है ? लेकिन 
सत्य यह है कि ऐसा अनेक बार होता है। गाडी में बैठे हुए लोग अनुभव 
करते हैं कि पेड़ दौड रहे हैं, गाड़ी नहीं ! क्‍या आखें धोखा नही दे रही 
हैं? चलते समय मार्ग मे हमने देखा लगभग एक मील सीधी सड़क जो कम- 
से-कम आठ फूट चौडी तो होगी ही, साफ दिखाई दे रही है लेकिन अन्त 
में उसका किनारा सिफ एक लकीर-सा दिखाई देता है। फिर हमने देखा 
आकाश जमीन को छूता हुआ-सा लग रहा है, लेकिन ज्योही हम चलते- 
चलते उस स्थान पर पहुचे तो देखा उस स्थान पर नही, और आगे वह 
जमीन को छ रहा है । यह आखो का धोखा नहीं तो क्‍या है ? इन्द्रियों की 
की शक्ति अत्यन्त सीमित है। आंख मे देखने की शक्ति है, पर यह एक 
सीमित दूरी पर रही हुई वस्तु को द्वी देख पाती है | कान मे सुनने की शक्ति 
है, पर वह निश्चित फ्रीक्वेन्सी वाली शब्द-तरग ही पकड पाता है। हमारे 
चारों ओर न जाने कितनी ध्वनिया हो रही है। वे कानों से टकराती है। 
पर कान उन सारी ध्यनियों को ग्रहण नही कर पाता। वे ही ध्वनिया कान 
में ग्राह्म होती हैं जो कि निश्चित आवृत्ति में आती है। शेष ध्वनियां आती 
हैं, टकराती है और चली जाती है । 

हमारे सामने दो प्रकार का जगत्‌ है--इन्द्रिय-जगत्‌ और इन्द्रिया- 
तीत जगत्‌ । हमारा पूरा विश्वास इन्द्रिय-जगत्‌ में है । क्योंकि वह हमारे 


अध्याश्म और विज्ञान ५१ 


प्रत्यक्ष है। उससे हमारा सीधा संबंध है | उसके प्रति हमारी इतनी गहरी 
आस्था बन गई है कि इन्द्रियातीत की कोई बात सामने आ जाती है तो भी 
उस पर विश्वास नही होता | वह समझ में लही आती । इन्द्रियों से परे का 
जगत्‌ बहुत विराट है | इसका पूरा साक्ष्य है आज का विज्ञान । विज्ञान ने 
सूक्ष्म उपकरणों के माध्यम से ऐसे जगत्‌ को खोजा है जो इन इन्द्रियों हारा 
नहीं जाना जा सकता | जो चीज आंखों के द्वारा नहीं देखी जा सकती, वह 
माइक्रोस्कोप के द्वारा देखी जा सकती है। विज्ञान ने इतने सूक्ष्म जगत का 
पता लगा दिया है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । एक सुई की 
नोंक पर गजरबो-खरबों परमाणु समा जाते है। यह विज्ञान की बात है । 
दार्शनिक जगत्‌ की बात तो और सूक्ष्म है। उनके अनुसार सुई की तोक पर 
अनन्त जीव समा सकते हैं | अनन्तकायिक वनस्पतियां इसका प्रमाण है। यह 
बहुत सूक्ष्म अन्वेषण है । वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से तथा सूक्ष्म उपकरणों 
के माध्यम से जो देखा गया वह यह है कि एक कण भूमि में बीस हजार 
कीटाण समा जाते है । बहुत बिराट है सूक्ष्म जगत्‌, किन्तु इन्द्रिय-जगत्‌ के 
प्रति हमारे कुछ दाशनिकों और ताकिकों की इतनी प्रगाढ़ आस्था हो गयी 
कि वे इन्द्रियातीत को अवास्तविक मानने लग गए । 


जेन आगम के सूक्ष्म सत्य 


जेन आगम-साहित्य मे सूक्ष्म सत्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं । 
आधुनिक विज्ञान के सन्दर्भ मे उन्हे समभने मे सुविधा होती है । उदाहरणार्थ 
यहां कुछ एक महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं की चर्चा की जा रही है-- 

१. निगोद वनस्पति के सुई की नोक टिक्रे उतने भाग में अनन्त जीब 


होते है --यह एक धामिक सिद्धान्त है। यह सहज बुद्धिगम्य नहीं है, इसलिए 
चिरकाल तक सदेह का विषय बना रहा। किन्तु अब इस सूक्ष्मता में संदेह 
नही किया जा सकता। शरीरशास्त्र के अनुसार शरीर के पिन की नोंक टिके 
उतने भाग मे में दस छाख कोशिकाए हैं। पांच फीट के मानव शरीर मे छह 
सो खरब कोशिकाएं हैं। यह विशाल सख्या वनस्पति-विषयक संझया को 
संभव बना देती हे । 

२. मनोविज्ञान के क्षेत्र में जिस दिन चेतन मन की सीमा को पार कर 
गवचेतन और अचेतन सन की अवधारणा निश्चित हुई, उस दिन चेतन« 
जगत्‌ की सूक्ष्मता की दिश्ञा में एक अभितव अभियान शुरू हो गया । 

३. लेश्या या आभामंडल का सिद्धात समझ से परे हो रहा था। 
प्रत्येफ जीव के आस-पास एक आमभामंडल होता है। भाव-परिवतंन के साथ- 
साथ वह परिवतित होता रहता है । मृत्यु के आस-पास वह क्षीण होने लगता 
है और मृत्यु के साथ वह समाप्त हो जाता है । अथवा इस प्रकार कहा जा 


५२ जैन दर्शव मौर विज्ञान 


सकता है कि उसके क्षीण होने पर प्राणी की मृत्यु हो जाती है । 

विज्ञान के क्षेत्र में भ्राभामंडल का सिद्धांत प्रतिष्ठित हो चुका है । 
किलियन दंपति के इस विपय मे किए गए प्रयोग बहुत महत्त्वपूर्ण हैं।' उन्होंने 
पदार्थ और प्राणी दोनों के आमामंडल के फोटो लिये ! उन दोनों में एक 
प्रकाशमय ढाचा बना हुआ था। सिक्के का आभामंडल नियत था, जबकि 
प्राणी का अभामडल परिवतेनशील था । 

पहले मृत्यु की घोषणा छुृदय की धड़कन भौर नाडी की गति बंद होने 
तथा मस्तिष्क की कोशिकाओ के निष्क्रिय होने पर की जाती थी । अब उसकी 
घोषणा आमभामंडल के आधार पर की जाती है । जब तक आभामडल क्षीण 
नही होता है प्राणी की मृत्यु नहीं होती । इसलिए तथाकथित मृत्यु की 
घोषणा होने के बाद भी अनेक मनुष्य जी उठते है । 

४. कम-परमाणुओं के प्रत्येक स्कन्ध में असर्य संस्कारों के स्पदन 
अंकित होते हैं। यह विषय बुद्धिगम्य नहीं है। किन्तु ऋमोसोम (गृणसूत्र) 
और जीन (संस्कार-सूत्र) की वैज्ञानिक व्याख्या के पश्चात्‌ वह विषय 
अस्पष्ट नहीं रहा । प्रत्येक जीन में छह लाख अजादेश अकित माने जाते है । 
जीन और कर्म का तुलनात्मक अध्ययन बहूत ही दितचरप विपय है । 

५ कर्म के सक्रमण का सिद्धात --पुण्य को पाप के रूप में और पाप 
को पुण्य के रूप में बदलने की प्रक्रिया से अब सर्देह वहीं किया जा सकता । 
जेनेटिक इजीनिय रिंग के अनुसार जीन के परिवर्तत का सिद्धात मान्य हो 
चुका है और उसके परिवतंन के उपाय खोजे जा रहे है । 

६. खनिज धानु मे जीव का सिद्धान्त बहुत विव्गदास्पद रहा । किस्तु 
अब विज्ञान के चरण उस विव'द के समाधान को दिशा में आगे बढ रहे हैं । 

कुछ भूवैज्ञानिक मानते है कि पत्थर और पहाड भी बढने रहते है । 
धातु पर प्रहार करने पर उसमे थकान आती है | कुछ समय बाद आराम के 
क्षणो में वह पूर्ववत्‌ हो जाती है। थकान आना आरम्भ के क्षणों मे पूर्व 
स्थिति में चले जाना--ये जीव के रूक्षण है, जो खनिज धातु में भी पाए 
जाते हैं ! 

७. वनस्पति की चेतना और उसकी संवेदनशीलता चर्चा का विषय 
बनी हुई थी। उसमे क्रोध, अहंकार, कपट, लोभ, भय जौर मंधुत की प्रवृत्ति 
होती है । इसे स्वीकारना सहज सरल नही था। किन्नु वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा 
बनस्पति में इन सबका अस्तित्व प्रमाणित हो जाने पर वह विषय सर्देहास्पद 
नही रहा । इस विषय में सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लान्ट्स' पुस्तक पठनीय है । 

८. जन आगमो की गणना की परम कोटि का उल्लेख है । उसकी 





संज्ञा है--शी्ष प्रहेलिका । उसके समक्ष आज की सख्य' बहत चोटी होती है । 
! देखें पृ० ५४। 


अध्यात्म और धिग्नान । ५३ 


एक अंक पर दो सौ चालीस शून्य लगाने से वह संख्या बनती है । बह 
उत्कृष्ट संस्या है । जब विज्ञान ने सृक्ष्म गणित की बाते प्रस्तुत कीं, तब 
शीषंप्रहेलिका की सत्यता स्वयं प्रस्थापित हो गई और उसे बहुत महत्त्वपूर्ण 
खोज माना गया । 

९. जैन साहित्य मे उल्लेख है कि एक घटा है म्वस्थित । वह एक 
स्थान पर बजता है । उसकी ध्वनि से प्रकपित होकर दूर-दूर हजारों-छाखों 
घंटे बज उठते हैं । असरू्य योजन तक यह घटना घटित होती है । लोगों ने 
इस उल्लेख को कपोल-कल्पित बताया | किन्तु जब विज्ञान ने घ्वनि-तरंगों 
की द्रतगामिता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, तब यह सत्य भी प्रमाणित 
हो गया । आज यह ध्वनि-विज्ञान महानतम उपलब्धि माना जाता है । 

जब तक व्यक्ति सूक्ष्म पर्यायो की ओर प्रस्थान नहीं करता तब तक 
सचाई को नहीं पा सकता । जब तक अनेकान्त की दृष्टि का विकास नहीं 
होता तब तक उस दिक्षा मे भ्रस्तान नही हो सकता । 


एस्ट्रल प्रोजेक्शन मौर समुद्घात 


एक हब्शी महिला है । उसका नाम है--लिलियन । वह अतीन्द्रिय 
प्रयोगों में दक्ष है । उससे पूछा गया--तुम अती|नद्रय घटनाएं कंसे बतलाती 
हो ? उसने कहा, 'मै एस्ट्रल प्रोजेक्शन के ढ्वारा उन घटनाओं को जान लेती 
हू । प्रत्येक प्राणी में प्राणधारा होती है । उसे एस्ट्रल बॉडी भी कहा जाता 
है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन के द्वारा मै प्राण शरीर से बाहर निकल कर, जहां 
घटना घटित होती है, वहा जाती हूं और सारी बाते जानकर दूसरों को बत्ता 
देती हू ।' 

विज्ञान द्वारा सम्मत यह एस्ट्रल प्रोजेक्शन की प्रक्रिया जैन परंपरा की 
समुद्घात प्रक्रिया है । समुद्घ।त का यही तात्पय है कि जब विशिष्ट घटना 
घटित होती है तब व्यक्ति स्थूल शरीर से प्राणशरीर को बाहुर निकाछू कर 
घटने वाली घटना तक पहुंचाता है और घटना का पूरा ज्ञान कर लेता है । 
यह प्राणशरीर बहुत दूर तक जा सकता है । इसमें अपूर्व क्षमताएं हैं। 

समुद्घात सात है--वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणान्तिक 
समुद्घात, वेक्रिय समुद्घात, तेजस समुद्घात, आद्वारक समुद्घात भौर केवली 
समुद्धात । जब व्यक्ति को क्रोध अधिक आता है तब उसका प्राण शरीर 
बाहर निकल जाता है। यह कषाय समुद्घात है । जब आदमी के मन मे अति 
लालच आता है तब मी प्राण-शरीर बाहर निकल जाता है । इसी भ्रकार 
मयकर बीमारी मे, मरने की अवस्था में भी प्राण-शरीर बाहर निकल जाता 
है | आज के विज्ञान के साभने ऐसी अनेक घटनाएं घटित हुई है । 

एक रोगी आपरेशन थियेटर में टेबल १२ लेटा हुआ है । उसका मेजर 


पड जैन दर्शन और विज्ञान 


ऑपरेशन होना है । डॉक्टर आंपरेशन कर रहा है । उस समय उस व्यक्ति में 
बेदना समुद्घात घटित हुई । उसका प्राण-शरीर स्थल शरीर से निकलकर 
ऊपर की छत के आसपास स्थिर हो गया । आपरेशन चल रहा है और वह 
रोगी अपने प्राण शरीर से सारा ऑप-शन देख रहा है| ऑॉपरेशन करत- 
करते एक बिन्दु पर डॉनटर ने गलती की । तत्काल ऊपर से रोगो ने कहा, 
डॉक्टर : यह भूल कर रह हो । डॉक्टर को पता नहीं चला--कोन बाल रहा 
है । उसने भूछ सुधारी । वेदना कम होत ही रोगी का प्राण शरीर पुनः स्थ्ल 
शरीर में भा जता हे । प्रोजेक्शन की प्रक्रिया पूरीहो जाती ह | हाश 
आने पर रोगी ने डॉक्टर से कहा, छत्त पर लटकते हुए मैने पूरा ऑपरेशन 
देखा है । 

शरीर-प्रक्षेपण की अनेवः प्रक्रियाएं है। इन प्रक्रियाओं मे प्राण-शरीर 
बाहर चला जाता है । 

उस हब्शी महिला लिलियन न कहा--'मे एस्ट्रल प्रोजेवशन के द्वारा 
यथा बात जान लेती हू । मैं लागो के आभामडल मे प्रविष्ट होकर उनके 
चारत्र का वणंन कर सकती हू । किन्तु शराबी आदमी के चरित्र को मैं नही 
जान सकती, क्योकि शराबी आदमी का आभामडल अस्त-व्यम्त हो जाता है । 
बह इतना धुधला हो जाता है कि उसके रभो का पता ही नहीं चलता ।' 

हमारी भावनाएं, हमारे आचरण आभ।मडल के निमाता है। जब 
अच्छी भावताए, आर पर्वित्र आचरण हांता हैं तब आमामडल बहुत सशक्त 
और निर्मल होता है, जब मावधारा मलिन होती है ओर चरित्र भी मलिन 
होता है तब आभामडल धूमिल विक्वत और दूपत हो जाता है । 

सोवियत रूस के इलेक्ट्रानक वशपज्ञ समयोन ।कलियान तथा उनकी 
वेज्ञानिक पत्नी बेलॉन्टना ने फोटोग्राफी की एक विशेष विधि का आविष्कार 
किया । उस विधि द्वारा प्राणियों और पौधों के आस-पास होने वाले सूक्ष्म 
विद्युतीय गतिविधियों का छायाकन किया जा सकता हे । जब एक पौध से 
तत्काल तोड़ी गयी पत्ती की सूक्ष्म गतिविधियो की फिल्म खीची गयी तो 
आशचयेकारी दृश्य सामने आये । पहले चित्र मे पत्ती क चारो ओर स्फुलिगो, 
मिलमिछाहटो और स्पदी ज्योतियो के मडल दिखाई दिये | दस घटे बाद 
लिए गए छाया-चित्रो मे थे आालोक-मडल क्षीण होते दिखाई दिये। अगले 
दस घटों कै छाया-चित्रो मे आलोक-मडल पूरी तरह क्षीण हो चुके थे । 
इसका तात्पय हू कि पत्ती की तब मौत हो चुकी थी । 

किलिय न दम्पत्ति ने एक रुप्ण पत्ती की फिल्‍म उस विशेष विधि से 
खीची । उसमे आलोक-मडल प्रारम से ही कम था। बह शज्ञीघ्र ही समाप्त 
हो गया । ।कालयान दर्म्पत्त ने उस विशष विधिद्वारा अत्यत निकट के मानव 
झरार के छाया-चित्र खींचे । उन छाया-चित्रो मे ग्रदंन, हृदय, उदर आदि 


अध्यात्म और विज्ञान | ५५ 


अवयवों पर विभिन्न रंगों के सूक्ष्म धब्बे दिखाई दिये। बे उन अवयवबों से 
विसजित होने वाली विद्युद-ऊर्जाबों के द्योतक थे । 

लेश्या बनस्पति के जीवों में भी होती है| पशु-पक्षी तथा मनुष्य में 
भी होती है । इसलिए आभामंइल भी प्राणीमात्र में होता है । 

ओकल्ट साइन्स के वंज्ञानिकों ने यह तथ्य प्रगट किया कि आदमी जब 
तक अपने शरीर के विशिष्ट केन्द्रों को चुम्बकरीय क्षेत्र नहीं बना लेता, 
एडेक्ट्रो-मेग्नेटिक फील्ड नही बना लेता तब तक उसमे पारदर्शन की क्षमता 
नही जाग सकती | चैतन्य-केन्द्रों और चक्रो की सारी कल्पना का मूल उद्देश्य 
है--शरीर को विद्युत्‌ू-चुम्बकीय क्षेत्र बना लेना । सहिष्णुता और समभाव 
वृद्धि के प्रयोग उपवास, आसन, प्राणायाम, आतापना, सर्दी-गर्मी को सहने 
का अभ्यास--इन सारी प्रक्रियाओं से शरीर के परमाणु विद्युत-चुम्बदीय 
क्षेत्र मे बदल जाते है और वह क्षेत्र इतना पारदर्शी बन जाता है कि उस क्षेत्र 
से भीतर की चेतना बाहर रांक सकती है । 

आज के पेरासाइकोलॉजिस्ट टेलीपैथी का प्रयोग करते हैं। टेलीप॑थी 
का अर्थ है--विचार-संप्रेषण । एक आदमी कोसों की दूरी पर है । उससे बात 
करनी है कंस हो सकती है ? आज तो टेलीफोन और वायरलेस का साधन 
है । घर बैठा आदमी हजारों कोसो पर रहने वाले अपने व्यक्तियों से बात 
कर लेता है । प्राचीन काल मे ये साधन नही थे, तो दूर स्थित व्यक्तियो से 
बात कंसे करते थे ? टैलीप॑थी शब्द भी नहीं था । यह अग्रेजी का शब्द है । 
उस सभय विचारों को हजारो कोत दूर भेजना विचार-सप्रेषण की प्रत्रिया से 
होता था । जैसे एक योगी है । उसका शिष्य पाच हजार मील की दूरी पर 
है । योगी उसे कुछ बताना चाहता है, उससे बातचीत करना चाहता है । 
उस समय विचार-सप्रेपण की साधना की जाती थी जिससे विचारों का 
आंदान-प्रदान हो जाता था। 


मतीन्द्रिय ज्ञान 


अभी परामनोविज्ञान परिचित्त बोध, दूरदृष्टि, पूर्वाभास तथा भूता- 
भास रूपो में अतीनिद्रिय ज्ञान की खोज कर रहा है । पर असल मे यह सारा 
प्रामाण्य सन के आस-पास ही घूम रहा है । अतीन्द्रिय ज्ञान तो मन से भी 
ऊपर है। ज्ञान की पराकाष्ठा तो अनन्त का स्पर्श है। वह पढ़ने-लिखने, 
यंत्रों या मनःकल्पनाओं से प्राप्त नही होता । उस अनन्त ऊर्जा का उदघाटन 
तो मनुष्य अपने साधना-बल से ही कर सकता है । अभी हम अनन्त की बात 
न भी करे तो भी विज्ञान ने इन्द्रिय-बोध की जो संभावनायें व्यक्त की हैं वे 
भी बहुत आइचयंकारी है । वेज्ञानिको का मानना है कि मनुष्य के मस्तिष्क 
मे इतने न्‍्यूरोन-कनेवशन है कि उन सारों की गणना की जाये तो एक के अंक 


प्‌ जैन दर्शन और विज्ञान 


पर ८०३ शून्य लगाने पड़ेंगे । इस गणना की गुरूता का बोध हम इस तथ्य 
से अच्छी तरह से कर सकते है कि पूरी पृथ्वी पर परमाणुओं की सख्या एक 
के अक पर १०८ शून्य लगाने जितनी है। १०८ और ८०३ के अन्तर को 
सहज ही समझा जा सकता है। मगुष्व आज अपने मस्तिष्क मे अधिक से 
अधिक आठ दस खरब न्यूरोत कनेक्शनों का उपयोग कर रहा है । ऐसी 
स्थिति में खरबो-सरबों अपार न्यूरोन-कनेक्शन निष्क्रिय पड़े है। यदि उनका 
ठीक से रामायोजन किया जा सके तो मनुष्य कितनी क्षमता प्राप्त कर सकता 
है, उसकी कल्पना हमे सहन ही हो सकती हे । 


(॥) प्राण-शक्ति का आध्यात्मिक तथा बेज्ञानिक महत्व 
शरीर-शास्त्र 


शरीर-शास्त्री नाडियो को जानता है, नाड़ी-सस्थान को जानता है, 
ग्रंथियो को जानता है, शरीर के एक-एक अवयव को जानता है. छोटी-से- 
छोटी धमनी को जानता है रक्त के प्रवाह को जानता है, रक्तन्‍्सचार को 
जानता है और रक्त के द्वारा होने वाली क्रियाओं को जानता है । 

एक मशीन है--बहुत विलक्षण है । एक साथ २५० फोटो लेती है 
शरीर का । एक्स-रे के सामने आदमी खडा होता है, एक फोटो आता है । 
उस मशीन से २५० फोटो आते है। और छोटी-से छोटी शिरा का फोटो 
उसमे अकित हो जाता # । एक मशीन और है जो रक्त की जितनी क्रियाए, 
जितने फक्शन होते है, उन सारे कार्यो का विश्लेषण कर देती है । आज का 
डाक्टर इतना विलक्षण काम करके दिखाता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं 
की जा सकती । इतना जान लेने पर भी, समूचे शरीर को चीर-फाइकर 
एक-एक अवयव सामने रख देने पर भी क्या शरीर के पूरे रहस्यों को जान 
लिया गया ? नहीं जाना जा सया | आज के एनोटॉगी और फिजिओगॉजी 
के बडे -बढ़े विद्वान्‌ ऑर ममंवेत्ता कहते है कि अभी तक मस्तिष्क वे रहस्यो 
को नही जाना जा सका हे । हजारवा भाग भी नहीं जाना जा सका 
है। वघु मास्त्क इतने रहस्यो से मरा है विः उसको हुए पूर्ण रूप में अभी 
तक नहीं जान पाए है । पिनियल, पिच्यूटरी ग्लेण्ड के रहस्यो को पूरा नहीं 
जाना जा सका है । नाडी-तत्र और ग्रथि-तत्र में इतने रहस्य है कि आज भी 
उनका कीई पता नहीं चलता । 

डॉक्टर लोग जानने है, जरीरशास्त्री जानते है कि एड्रीनल ग्रथि का 
अधिक खाव होने से उत्तेजना बढ़ जाएगी: गुस्सा बढ जाएगा, वासना बढ़ 
ज एगी और वर्तियां उभर जाएगी। इस बात का पता है उनको, किन्तु 
द्वः बको केसे मजा र्षि | 
इनके खाव को कैसे नियज्ित किया जा सकता है, पिनियछ और पिच्यूट री के 
खाब को कंसे नियत्रित किया जा सकता है, थाइराइड के स्राव पर कँसे 


अध्यात्म और बघिज्ञान ५७ 


कंट्रोल किया जा सकता है, वे नहीं जानते । योग के ब्लाचार्यों ने शरीर 
के बारे में इतनी सूक्ष्म खोजें की थीं, अध्यात्म के आचार्यों ने इस 
शरीर को इतनी गहराई के साथ पढ़ा था कि उन्होंने जिन रहस्यों का 
उद्घाटन किया वे रहस्थ आज भी शरीरशास्त्र के माध्यम से उद्घाटित नहीं 
हो पा रहे हैं । 


सुक्ष्म का साक्षात्कार 


हम व्यक्त अवस्थाओं को पकड़ते हैं, स्थूल रूपान्तरणों को जानते है। 
उनको हम स्थूल भाषा के माध्यम से स्थूल अभिव्यक्ति देते है। किन्तु जब 
सूक्ष्म जगत्‌ को जाने तो वहा का लेखा-जोखा इतना विचित्र है कि वहां 
माषा भी समाप्त हो जाती है और सभी शब्दकोशो के सारे शब्द अकमेंण्य 
बन जाते है। उनको अभिव्यक्ति देने बाला कोई डझाब्द प्राप्त नहीं 
होता । 

इतना होने पर भी हम सूक्ष्म जगत्‌ की चर्चा इसलिए कर रहे है 
कि हम सूक्ष्म परिवर्तनों को जान सके और सूक्ष्म परिवतंन की प्रक्रिया को 
पकड़ सकें । 

सबसे पहले हमे यह स्थूल शरीर दिखाई देता है । यह शरीर केवल 
स्थूल पदार्थों का ही पिण्ड नही है । इस शरीर के साथ सूक्ष्म जगत्‌ का घना 
सम्बन्ध है । हम बाहर की चमड़ी को देखते है। हमारा उससे सम्बन्ध 
'जुड़ जाता है गौर हम वहो अटक जाते है। यदि कोई व्यक्ति चमडी को 
या अन्य अवरोधकों को पार कर भीतर प्रवेश बरे तो उसे ज्ञात होगा 
कि मीतर में सूक्ष्म जगत्‌ इतना विराट है कि 5 सकी कल्पना नही की जा 
सकती । , 

जितने पुराने ग्रन्थ है, उनमे सांकेतिक भाषा बहुत है, स्पष्टताएं कम 
है | हमने विज्ञान के माध्यम से जो कुछ बातें समभी है, वे बातें पुराने ग्रन्थों 
के आधार पर नही समझी जा सकतीं । फिर चाहे वह पातजल योग दर्शन हो 
या अन्य कोई योग का ग्रन्थ हो । 

शरीर के विषय मे ध्यानी योगियों ने बहुत चर्चाए की हैं, पर वर्तमान 
शरीर-शास्त्रीय चर्चाओं के परिप्रेक्ष्य मे वे चर्चाएं अपर्याप्त-सी लगती है। 
आज शरीर-शास्त्र ने हरीर के इतने तथ्य अनावृत किए हैं, जिनका अनावरण 
प्राचीन काल में नहीं हुआ था । जब से जीवाणु का सिद्धान्त, जीवन और 
ओषोसोम का सिद्धान्त, डी० एन० ए० आदि रसायनों का सिद्धान्त सामने 
आया है, उससे सूक्ष्म जगत्‌ की अद्भुत परिकल्पनाएं प्रस्तुत हुई है। पच्रीस 
हजार जीवाण्‌ ज्ञात कर लिए गए हैं। इन जीवाणुओं के 'जीन' के माध्यम 
से विलक्षण कार्य सम्पन्त किए जा सकते है। 


"ण्ट जैन दर्शन और विज्ञान 


आज जीवन की ऐसी श्यूबला ज्ञात कर ली गई है, जिससे आदमी को 
बदला जा सकता हूं, स्वभाव और जीवन को बदला जा सकता है, नरक्त को 
बदला जा सकता है । 'बायोटेकनो लॉजी' और 'जीन-इजीनियररिंग' के माध्यम 
से दयी-नयी अवधाराए सामने आने लगी है। ये जानवारिया प्राचीन ग्रथो मे 
बहुत कम है | यह एक सवंथा नया क्षेत्र उद्घाटित हुआ है । 

जीन के रूपास्त रण का अर्थ होता है पूरे व्यक्तित्व का रूपान्तरण । 
एक जीन बदलता है और उस आनुवशिकी यात्रिकी के द्वारा पूरी जाति का 
स्वभाव ही बदल जाता है। यह परिवर्तन की बात सवंथा नयी नही हे, 
किन्तु उसकी विशद व्याख्या और विशद जानकारी आज हमे उपलब्ध हैं । 
इसस हम अधिक लाभान्वित हो सकते है । केवल दृष्टिकोण का अन्तर होता 
है । एक शरीरशास्त्री और मानवशास्त्री परिवर्तन की बात मौतिक सीमा के 
अन्तगंत सोचता है और एक अध्यात्मशा स्त्री उसे भाव-तरगो की सीमा मे ले 
जाता है । 

यह शरीर कुछेक रसायनों से निष्पन्न पिछ हे । प्राचीन भाषा भे इसे 
सप्तधातुमय माना जाता ह । आज यह मान्यता बदल चुकी है। आज का 
शरीरणशास्त्री शरीर को घातु, लवण, क्षार और रसायनों से बना हुआ मानता 
है । इसकी प्रक्रिया! बहुत जटिल है. गहरी हे । इस शरीर में एन्जाइम्स, 
रसायन, हारमोन्स काम करत है, इनकी स।क्बता स आदमी के व्यक्तित्व का, 
भाव व। और विचार का नर्माण होता है । इस पूरी प्रक्रिया को समझ लेने 
के बाद साधना की बात ठीक समभ में आ जाती है । कहना यह चाहिए कि 
जिस व्यक्ति ने शरीर को समभने का प्रयत्त नही ।कया, वह ने आत्मा को 
समभ सकता दे और न परमात्मा को समझ सकता है। वह मनुष्य और 
प्राणी-जगत्‌ के सम्बन्ध को भी नही समझ सकता । 


शरोर को शक्तियों का दोहन 


हम शरीर की शक्तियों को दोहना नहीं जानत । हमारे शरीर के 
भीतर कितनी बड़ी श्क्तिया है! एक आदमी को कहा जाए कि तुम एक 
आसन मे तीन घटे बैठ जाओ। अरे ! कैसे बैठा जा सकता है, कभी नही 
बंठा जा सकता । शरीर के भीतर इतनी ताकत है कि तीन घटे नही, तीन 
महीने तक एक स्थान पर बँठा जा सकता है । हम अपनी शक्ति का उपयोग 
करना नहीं जानते । हमे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है । हमे अपनी शक्ति 
का ज्ञान नहों है । 

मैंने देखा, दो वर्ष पहले एक शिविर था। एक भाई हैदराबाद से 
आया । वह युवक था, पढानलखा था। उसने कहा--मैं व्यान तो कर सकता 
ह, पर मेरी कठिनाई यह है कि आधा घटा भी एक आसन मे नही बैठ 


अध्यात्म और विज्ञान ५९ 
सकता । मैंने कहा--चिता मत करो । पांच-चार दिन बीते । शिविर का छठा 
दिन, चंतन्य केन्द्रों का ध्यान किया गया । दर्शन केन्द्र पर ध्यान टिका, 
गहराई आयी, आधा घंटा बीता, एक घटा बीता, दो घटे बीत गये, उसे पता 
ही नही कि कहां बैठा हूं, कब बेठा ह | देशातीत, कालातीत और छारीरातीत 
बन गया । पता ही नही चला । ये दो घटा बीत जाने के बाद एक प्राई ने 
आकर मुझे कहा, वह त्तो वैसा-का-वेसा बैठा है। मैं गया और जाकर उसको 
सबोधित किया तब अकस्मात्‌ जैसे वह कोई नींद में से जागा हो, उठा और 
आकर पैर पकड़ लिए | उसने कहा-- मैं तो आज इस स्थिति में चला गया 
कि दुनिया क्या है और मैं कोन हू, कुछ भी मान नही रहा । अपूर्वः स्थिति 
बनी । आनन्दमय, केवल आनन्दमय । 

हमारी शक्ति असीम है, यदि हम उसका उपयोग करना जाने । हमारे 
शरीर में शक्ति के तीन स्थान है--ग्रुदा, नाभि और कृंठ । एक नीचे, एक 
बीच मे और एक ऊपर | नीचे का लोक, मध्य का लोक और ऊपर का 
लोक । ये तीन हमारे शक्ति के केन्द्र है। होता यह है कि शक्ति ऊपर से 
नीचे को आ रही है। जबकि होना यह चाहिए कि शक्ति नीचे से ऊपर की 
ओर जाए। आचार्यो ने, तीर्थकरो ने कहा कि इन्द्रियों के विषयों के प्रति 
आसक्त मत बनो | क्या उन्हे कोई द्वेष था? क्‍या घृणा थी ? क्‍या कोई बुरा 
लगता था ? भरा खाना किसको अच्छा नहीं लगता ! इन्द्रियों के सारे 
विषय बहुत अच्छे लगते है, किसी को बुरे नही लगते । किन्तु उन्होंने देखा 
कि इन इन्द्रियो के माध्यम से हमारी बड़ी-से-बड़ी शक्ति नीचे के स्रोत से 
बाहर जा रही है और आदमी शक्ति से खाली हो रहा है और शक्ति-शुन्य 
होकर एक प्रताड़ना का जीवन जी रहा है । इसलिए उन्होने कहा कि संयम 
करो | आज सयम को शायद लोग मान बैठ है कि यह दमन है, नियंत्रण 
है ! आज का मनोवेज्ञानिक कहता है कि दमन नहीं होना चाहिए । आज का 
प्रबुद्ध आदमी कहता है नियंत्रण की कोई जरूरत नही । अच्छी बात है, दमन 
की कोई जरूरत नही है। नियंत्रण की कोई जरूरत नही है। कुछ भी 
आवश्यक नहीं तो क्या हम एक ऐसे दरवाजे को खोल दे, ऐसी खिड़की को 
खोल दें, जिसमे से भीतर में सिमटी हुई सारी शक्ति बाहर चली जाए ? मुझे 
लगता है, यदि हम भीतर के महत्त्व को समभ पाते, शरीर का मूल्य कर पाते 
तो यह नहीं होता कि नीचे का नाला तो खुला रहे और ऊपर का नाला बन्द 
हो जाए । दो स्रोत हैं हमारे शरीर मे। झक्ति और आकर्षण के ये दो केन्द्र 
हैं। एक है काम की शक्ति और दूसरी हे ज्ञान की श्षक्ति | ज्ञान की शक्ति 
ऊपर रहती है, काम की शक्ति नीचे रहती है । नीचे के स्लोत में कामनाएं, 
बासनाएं, इच्छाएं, हिसा, असत्य, चोरी की भावना--ये सारी वृत्तियां पैदा 
होती है। एक है झ्ञान का केन्द्र हम।रे सिर में, जहा सारी निम्न वृत्तियां 


६० जैन दर्शन और विज्ञान 


समाप्त हो जाती हैं। चेतता का विकास, ज्ञान का विकास, बुद्धि का विकास, 
उदारता, परमार्थ--यह महान चेतना जहां पैदा होती है, वह हैं ऊपर का 
केन्द्र--सिर । आवश्यकता इस बात की थी कि हम शरीर का सुल्यांकन 
करते और नीचे की शक्ति को ऊपर की झत्ति, क॑ साथ मिलाकर महान बना 
देते । कितु ऐसा नही हुआ । 

हमारे शरीर मे बिजली है। बिजली नहीं होती है तो आदमी 
शुन्य-सा हो जाता है। शरीर निकम्मा, इन्द्रियां निकम्मी, बुद्धि निकम्मी, 
सब ठुछ निकम्मा-सा बन जाता है । बिजली थोडी होती है तब टिमटिमाता 
है दीप | और जब बिजली शरीर मे पूरी होती है तो आदमी जगमगाने लग 
जाता है । 

हमारे शरीर की विद्युत, हमारी प्राण-ऊर्जा जितनी शक्तिश्षाली बनती 
है, उतना शञाक्तशाली बनता है हमारा जीवत। शरीर का आध्यात्मिक 
मूल्याकन है उस कर्जा की सुरक्षा करना, ऊर्जा को विकसित करना और 
ऊर्जा के स्रोत को मोडकर नीचे से ऊपर की ओर ले जाना । साधना की 
समूची पद्धति, अध्यात्म का समूचा सागगे ऊर्जा के ऊध्वीकरण का मार्ग है । 

शरीर बहुत मूल्यवान्‌ है । मांसपेशियों का भी आध्यात्मिक मूल्य है। 
रक्त, ताडी-सस्थान ओर ग्रन्थियों का भी आध्यात्मिक मूल्य है । ऊपर का 
स्रोत खुलता है तो प्राणशक्ति का प्रवेश होता है और नीचे का स्रोत खला 
रहता है तो प्राणशक्ति का निर्ममन होता है, बिजली बाहर जाती हे और 
आदमी णक्तिशुन्य हो जाता है । 


अध्यात्म-बिजश्ञान में शरोर का महत्त्व 


जो इस स्थल शरीर से परे है, वह इन्द्रियों का विषय नही है । बह 
इन्द्रियों स नही जाना जा सकता । किन्तु हमारे शरीर मे कुछ ऐसे तत्त्व है 
जिनके विषय में चितन और अनुभव करते-करते हम अपनी वृद्धि और चिद- 
शक्ति के द्वारा इन्द्रियो की सीमा से परे जाकर सूक्ष्म शरीर की सीमा में 
प्रविष्ट हो सकते है । उनमें एक तत्त्व हैं प्राण-चिद्युत्‌ । अग्निदीपन, पाचन, 
शरीर का सौप्ठव और लावण्य ओज--ये जितनी आग्नेय क्रियाएं है, ये 
सारी सप्त घातुमप इस शरीर की क्रियाए नही है । इस स्थल शरीर के 
भीतर तेज का एक शरीर और है, वह है विद्युत शरीर, तैजस शरीर । वह 
मृक्ष्म शरीर है। वही इस स्थूल शरीर की सारी क्रियाओं का कचालन 
करता है । उस सुक्ष्म शरोर मे से विद्युत का प्रवाह आ रहा है और उस 
विद्युत्‌-प्रदाह से सब कुछ सचालित हो रहा है। उस सूक्ष्म शरीर को 
प्राण शरीर भी कहा जाता है। यह शरीर प्राण का विकिरण करता है और 
उसी प्राण-क्षक्ति से क्रियाशीलता आती है । 


अध्यात्म और विज्ञान ध१ 


इवास, मन, इन्द्रियां, माषा, आहार और विचार--ये सब प्राण- 
शक्ति के ऋणी हैं। उससे ही ये सब संचालित होते है, क्रियाशील होते हैं । 
प्राणध्क्ति तैजस शरीर से निःसृत है । 

इसी सदभे मे एक प्रश्न और होता है कि वह तैजस शरीर किसके 
द्वारा संचालित है? वह प्राणधारा को प्रवाहित अपने आप कर रहा है या 
किसी के द्वारा प्रेरित होकर कर रहा है ? यदि अपने भाप कर रहा है तो 
तैजस शरीर जैस। मनुष्य मे है वैसा पशु में भी है, पक्षियों मे भी है और 
छोटे-से-छोटे प्राणी मे मी है। एक मी प्राणी ऐसा नहीं है, जिसमें तेजस 
शरीर, सूक्ष्म शरीर न हो । वनस्पति मे भी तैजस शरीर है, प्राण-विद्युत्‌ 
है । वनस्पति मे भी ओरा होता है । भाभामडल होता है। वह आमामंडल 
इस स्थल शरीर से निष्पन्न नही है। आभामडल (ओरा) उस सूक्ष्म शरी र-- 
तेजस शरीर का विकिरण है। प्रश्न होता है, यह रश्मियों का विकिरण 
क्यों होता है ? यदि तेजस शरीर का कार्य केवल विकिरण करना ही हो तो 
मनुष्य इतना ज्ञानी, इतना शक्तिशाली और इतना बिकसित तथा एक अन्य 
प्राणी इतना अविकसित क्यों ? यह सब तैजस ध्ारीर का काय नही है। त्तैजस 
शरीर के पीछे मी एक प्रेरणा है सूक्ष्मतर शरीर की । वह सूक्ष्मतर शरीर है 
कर्म-शरीर । जिस प्रकार के हमारे अजित कर्म और संस्कार होते है, उनका 
जैसा स्पदन होता है, उन स्पदनों से स्पदित होकर तंजस शरीर अपना 
विकिरण करता है | त॑जस शरीर जिस प्रकार की प्राणधारा प्रवाहित करता 
है, वँसी प्रवृत्ति स्थूल शरीर मे हो जाती है । 

तीन शरीरों की एक श्रूखला है--स्थूल शरीर, यूक्ष्म शरीर और 
सृक्ष्मतर शरीर । स्थल छारीर यह दृश्य शरीर है । सूक्ष्म शरीर है तेजस शरीर 
और सूक्ष्मतर शरीर है कमं-छारीर, कार्मण शरीर । प्राणी की मूलभूत 
उपलब्धिया तीन है - चेतना (ज्ञान), शक्ति और आनन्द । चेतना का 
तारतम्य-- अविकास और विकास, शक्ति का तारतम्य---अधिकास और 
विकास, आनन्द का तारतम्य--अविकास और विकास--यह सारा इन 
शरीरों के माध्यम से होता है । 


कुंडलिनी : स्वरूप और न्ञागरण 


कुंडलिनी-जागरण का प्रश्न शरीरों के साथ जुड़ा हुआ है। तीन 
शरीरों से जो मध्य का शरीर है, तैजस शरीर (सूक्ष्म शरीर), उसकी एक 
क्रिया का नाम है 'तेजोलूब्धि' | हृठ्योग तंत्र मे इसे 'कुंडलिनी' कहा गया 
है । कही-कही इसे 'चित्शक्ति' कहा जाता है। जन साधना-पद्धति में इसे 
तिजोहब्धि' कहा जाता है। नाम का अन्तर है। कुडलिनी के अनेक नाम 
हैं। हठयोग में इसके पर्यायवात्री नाम तीस गिनाए गए हैं। उनमें एक नाम 


ध२ जन दर्शन और विज्ञान 


है 'महापथ' । जैन साहित्य में 'महापथ' का प्रयोग मिलता है। कुंडलिनी के 
खअनेक नाम हैं। भिन्न-भिन्न साधता-पद्धतियों में यह भिन्न-भिन्न नाम से 
पहचानी गयी है। यदि इसफ्ले स्वरूप-वर्णन में की गयी अनिशयोक्तियों को 
हटाकर इसका वेज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो इतना ही फलित निकलेगा 
कि यह हमारी विशिष्ट प्राणशक्ति है। प्राणशक्ति का विशेष विकास ही 
कुंडलिनी का जागरण है । प्राणशक्ति के भतिरिक्त, तंजस शरीर के विकिरणों 
के अतिरिक्त कुंडलिनी का अस्तित्व वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध नहीं हो सकता । 
उनके प्रयास मे कुंडलिनी का अस्तित्व प्रमाणित होता है, पर होता है वह 
सामान्य शक्ति के विस्फोट के रूप मे । वह कुछ ऐसा आइचयंकारी तथ्य 
नहीं है, जिसे अमुक योगी ही प्राप्त कर सकते है या जिसे अमुक-अमुक 
योगियों ने ही प्राप्त किया है। यह सर्वंसाधारण है । कोई भी प्राणी ऐसा 
नही है, जिसकी कुडलिनी जागुत न हो। वनस्पति के जीवों की भी 
कुडलिनी जागृत है ! हर प्राणी की कुडलिती जागृत होती है । यदि वह 
जागृत न हो तो वह चेतन प्राणी नहीं हो सकता । कह अचेतन होता है। 
जेन आमम ग्रन्थों मे कहा गया--चेतन्य (कूडलिनी) का अनन्तवां माग 
सदा जागृत रहता है। यदि यह भाग भी आवृत्त हो जाए तो जीव अजीव 
बन जाए, चेतन अचेतन हो जाए । चेतन और अचेतन के वीच यही तो एक 
भेद-रेखा है । 

प्रत्येक प्राणी की कुडलिनी यानी तेजस शक्ति जागृत रहती है । अतर 
होता है मात्रा का । कोई व्यक्ति विशिष्ट साधना के द्वारा अपनी इस तेजस 
शक्ति को विकसित कर लेता है मौर किसी व्र्याक्त को अनायास ही गुरु का 
आशीर्वाद मिल जाता है तो साधना मे तीव्रता आती है और कुडलिनी का 
अधिक विकास हो जाता है । वह अनुमव आगामी यात्रा में सहयोगी बन 
सकता है । बनता है यह जरूरी नही है । गुरु की कृपा ही क्यो, मैं मानता 
ह कि जिस ब्यक्ति का त॑जम शरीर जागृत है, उस व्यक्ति के साब्निध्य मे 
जाने से भी दूसरे व्यक्ति की कुडलिनी को (तंजस शरीर को) उत्तेजना मिल 
जाती है और वह अद्धंजागृत कुडलिनी पूर्ण जागृत हो जाती है। प्रश्न है 
विद्युत्‌-प्रवाहों का । 'क' और 'ख' दो व्यक्ति है। 'क' के विद्युत-प्रवाह बहुत 
स क्रय है। 'ख' के विद्युत्‌ प्रवाह कमजोर है। यदि 'ख' क' के पास जाता 
है तो 'क के विद्युत्‌-प्रवाह 'ख' को प्रभावित करेगे और उसमे एक प्रकार के 
विद्युत्‌ स्पदन पेदा हो जाएगे। 

गुरु-कृपा का तात्पर्य है उस व्यक्ति का सान्निध्य जिसका तैजस 
जागृत है । गुरु का अर्थ परम्परागत ग्रु से नही है। जिस व्यक्ति की 
तेजस शक्ति विकसित है, उसके पास जाने से, उसके आशीर्वाद प्राप्त 
करने मे, उसके हाथों का मस्तिष्क पर स्पर्श प्राप्त होने से या पृष्ठरज्जु पर 


अध्यात्म और विज्ञान द्व३ 


उसका स्पशें मिलने से कुंडलिनी-शक्ति को जगाने में सहयोग मिलता है। 
उसको अनुभव होने लग जाता है । वह क्षणिक अनेभव विद्युत्‌-जागरण जेसा 
होता है । ग्रु-कृपा से मिलने वाला यह क्षणिक अनुभव या जागरण क्षणिक ही 
होता है, स्थायी नहीं होता । एक क्षण में अपूर्व अनुमव हुआ और दूसरे क्षण 
में वह समाप्त हो गया । इल॑ क्ट्रोड लगाने से क्षणिक अनुभव होता है और 

से हटा देने से वह अनुभव भी समाप्त हो जाता है। वसा ही यह अनुमव 

ता है। अन्ततः कुंडलिनी का जागरण साधक को स्वय ही करना पड़ता 
है। उसे प्रयास करना होता है | गुरु-कृपा का इतना-सा लाभ होता है कि 
एक बार जब अनुमव हो जाता है. फिर चाहे वह अनुभव क्षणिक ही क्यों न 
हो, वह आगे के अनुभव को जगाने के लिए प्रेरक बन जाता है । 


कंडलिनी-जागरण के मार्ग 


प्रेज्ञाष्यान से कुंडलिनी जाग सकती है। उसको जगाने के और भी 
अनेक मार्ग है, अनेक उपाय है । संगीत के माध्यम से भी उसे जगाया जा सकता 
है । संगीत एक सशक्त माध्यम है कुंडलिनी के जागरण का । व्यायाम और 
तपस्या से भी वह जाग जाती है। भक्ति, प्राणायाम, व्यायाम, उपवास, सगीत, 
ध्यान आदि अनेक साधन है, जिनके माध्यम से कुडलिनी जागती है | ऐसा 
भी होता है कि पूर्व संस्कारों की प्रबलता से मी कुडलिनी जागृत हो जाती है 
और यह आकस्मिक होता है । व्यक्ति कुछ भी प्रयत्न या साधना नहीं कर 
रहा है, पर एक दिन उसे रूगता है कि उसकी प्रणशक्तित जाग गयी | इस- 
लिए कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता कि अमुक के द्वारा ही 
कुंडलिनी जागती है और अमुक के द्वारा नहीं जागती । कभी-कभी ऐसा भी 
होता है कि व्यक्ति गिरा. मस्तिष्क पर गहरा आघात लगा और कुंडलिनी 
जाग गयी । उसकी अतीन्द्रिय चेतना जाग गयी । कुडलिनी के जगाने के अनेक 
कारण हैं | औषधियों के द्वारा भी कुंडलिनी जागृत होती है! अमुक-अमुक 
वनस्पतियों के प्रयोग से कुंडलिनी के जागरण में सहयोग मिलता है। 
तिब्बत में तीसरे नेत्र का उद्घाटन में वनस्पतियों का प्रयोग भी किया जाता 
था। पहले शल्यक्रिया करते, भिर वनौषधियों का प्रयोग करते थे । 
ओऔषधियों का महत्त्व सभी परम्पराओं में मान्य रहा है | प्रमिद्ध सृकत है-- 
अचिन्त्यो मणिमंत्रोषधीनां प्रभावः--मणियों, मंत्रों और औषधियों का प्रभाव 
अचिन्त्य होता है । मत्रो के द्वारा मी कुंडलिनी को जगाया जा सकता है तथा 
विविध मणियों, रत्नों के विकिरणों के द्वारा और औषधियो के द्वारा भी 
उसे जागृत किया जा सकता है । 


प्राण-शक्ति की वचिद्यत्‌ का चमत्कार 
एक अंगुली हिलती है । कितना बड़ा चमत्कार है एक अंगूली का 


द््ड जैन दर्शन और विज्ञान 


हिलना, कितु इसे चमत्कार मानते ही नहीं हैं। क्योकि यह बेचारी रोज 
हिलती है। अगर कमी-कभी हिलती तो यह भी बडा चमत्कार होता ! इसे 
कोई चमत्कार नही मानते, क्रितु जानने वाले जानते हैं कि एक अंगुली को 
हिलाने के लिए कितने बडे तंत्र का सहारा लेना पडता है। इतना बड़ा तत्र 
शायद सरकार का भी नही हे । पहले सोचते है, मस्तिष्क के ज्ञानतंतु सक्रिय 
होते हैं मौर फिर वे क्रियावाही ततुओ को निर्देश देते हैं। बह निर्देश वहां 
तक पहुंचता है तो अगुनी हिलती है । बहुत छोटी-सी बात है, मैंने थोडे मे, 
एक मिनट में कह दी । पर प्रक्रिया इतनी बडी है कि करने बैठे तो हजारों- 
हजारो कमंचारी भी जीवन में पूरी नहीं कर सकते। मस्तिष्क की रचना 
बहुत विचित्र है। कोई वंज्ञानिक हमारे मस्तिष्क जैसे सूक्ष्म अवयवों का 
कम्प्यूटर बनाना चाहे तो आज की पूरी पृथ्वी भर जाएं-- इससे भी शायद 
ज्यादा बढा होगा । एक अगली के हिलने में कितनी क्रिया होती है, हम 
समभ ही नही पाते । 

कायोत्सगं का मृल्य समझ में नहीं आता किन्तु जो शरीर की क्रिया 
को जातता है, वह व्यक्षि समझ सकता है कि कायोत्सग कितना मूल्यवान्‌ है ? 
कायगुव्ति का कितना मूल्य है ? शरीर को स्थिर करने का कितना मूल्य है ? 
हम इसको इस सदर्भ मे समझे कि एक अंगुली हिलती है, इसका मतलब है 
मन की शक्ति खर्च होती है चित्त की शक्ति खर्च होती है और पूरे शरीर 
में जो काम करने वाली विद्युत्‌ है, ऊर्जा है, प्राणशशक्ति है. वह खर्च होती 
है । कायोत्स्ग करने का बगथथं होता है कि बिजली खर्च नहीं होती, मन की 
शक्ति खर्च नही होती, शरीर की शक्ति एवं मस्तिष्क की शक्ति भी खर्च 
नहीं होती . सब भडार में रिजवे रह जाती है । 

बहुत बार ऐसा होता है कि बत्ब लगे रहते है किन्तु प्रकाश गायब 
हो जाता है । हम शरीर को देखते है, शरीर की भी यही हालत है । शरीर 
पडा है, आखें, कान, नाक पूरे-के-पुरे अदयव हैं, किन्तु बिजली गायब हो 
गई । 

पढ़ा होगा आपने, कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि चिता में जलाने के 
लिए शव को लिटा दिया, वह बीच म ही खडा हो गया। पोस्टमार्टम के 
लिए रोगी को सुलाया गया और डॉक्टर पोस्टमार्टम करने बैठा । अस्च 
लगा, वह खड़ा हों गया । आपको आइचये होग। कि यह कैसे हो सकता है ? 
बिजली गायब हो गई थी. फिर कोई ऐसा बटन दबा, बिजली आ गई और 
बह जी गया । छोगों ने समझ !लया कि बह तो भूत हो गया | यह बहुत बडा 
चमत्कार है हमारे प्राण की शक्ति का । आख मे देखने वी ताकत नहीं, कान 
मन सतत की शक्ति नही, जीम मे रसासर्वाद की अनुभूति नहीं यह सब जो 
करता है, भरता है शक्ति को, वह है प्राण । एक प्राण का प्रकाश बता है, 


अध्यात्म और विज्ञान ३५ 


सब अपना-अपना काम करने लगे जाते हैं । 

मूल प्रश्त है प्राण का। प्राण सबसे बड़ा चमत्कार है। दुनिया में 
जितने चमत्कार होते हैं वे सब प्राण के द्वारा होते है। यदि प्राण की शक्ति 
न हो तो दुनिया में कोई चमत्कार नहीं । बाज विद्युत्‌ का युग है, वेशानिक 
युग है। कहना चाहिए विद्यूत्‌ है इसलिए विज्ञान है। सब कुछ चल 
रहा है बिजली के आधार पर | वास्तव में विद्युत्‌ का युग है। इतने बड़े 
चमत्कार आज की दुनिया में चलते हैं कि कमरा बन्द है, आदमी आया। 
जैसे ही कमरे में पर रखा, दरवाजा अपने आप खुल जाता है | जैसे ही भीतर 
गया, कुर्सी पर बैठा, पंखा अपने आप चलने रहूग गया। कोई बटन दबाने 
की जरूरत नहीं । बल्ब जल उठा। यह तो जाज की बात है। ईसबी 
सन्‌ २००० के बाद ऐसा होगा कि आदमी भोजन की टेबल पर जाकर 
बेठेगा, अपने आप मोजन आ जाएगा। खा लिया, हाथ अपने आप घुल 
जाएंगे, रूमाल आ जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं | बस पचाता 
पडेगा | बाकी सारा होगा बिजली के द्वारा । 

हम इतने निक्रट हैं और हमारी प्राणशक्ति, प्राण-विद्युत्‌ इतनी निकट 
है कि हम सही मूल्याकन नही कर पाते । एक अवयब में से बिजली चली 
जाए, प्राण सिकुड जाए, तब पता चलता है कि क्या होता है ? यह लकवा 
क्‍या है ? प्राणशक्ति सिकुड़ गई, प्राणशक्ति चली गई तो लकवा हो गया । 
बिजली चली गई, बस ! लकवा जब पूरे शरीर पर हो जाता है. व्यक्ति सारा 
नियन्त्रण खो बैठता है | व्यक्ति बिना मतलब रो देता है, बिना मतलब हुंसता 
है, शरीर काम नहीं करता । एक प्रकार से मृत की भाति बन जाता 
है । इतना ही नहीं. यह तो केवल ब्राह्य व्यक्तित्व की चर्चा है। भीतर के 
व्यक्तित्व की चर्चा करें तो लगता है कि प्राण-शक्ति और विद्युत्‌ एक बहुत 
बड़ा चमत्कार है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा है और एक व्यक्ति बडा युस्सेल 
है । एक व्यक्ति इतना सहनशील है कि हर बात सहन कर लेता है । एक 
व्यक्ति ईमानदार है तो दूसरा बड़ा बेईमान है। यह सारा क्‍यों होता है ? 
यह प्राणश्क्ति का खेल है। प्राणशक्ति के इतने दांव-पेच हैं कि बह सारे अनुमव 
कराती है । हमें सुख का अनुमव भी बिजली से होता है और दुःख का 
अनुभव भी बिजली से होता है। मनुष्य राजी मी बिजली से होता है और 
नाराज भी बिजली से होता है । वासना से लिप्त भी बिजली से होता है और 
वासना से मुक्त भी बिजली से होता है । यदि हमारी भीतर की सारी विद्युत 
की गतिविधियों को, प्रदृत्तियों को हम जान लें और उनका ठीक नियोजन 
करना जान जाए तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती हैं । 

साधना का अर्थ है--अपनी प्राण-विद्युत्‌ को जान लेना और उसका 
सद्दी उपयोग करना । 


६६ जैन दर्शन और विज्ञान 


विज्ञान की भाषा में एड्रीनल ग्रन्थि विकृत हो गई, आदभी चोर 
बन गया, अपराधी बन गया। आवश्यकता इस बात की है कि ज्ञान 
और विद्युत दोनों साथ-साथ रहें । ज्ञान ऊपर रहता है और बिजली नीचे 
जाती है तो ज्ञान मी लज्जित होता है और आदमी अपराधी बन जाता है । 
ज्ञान का मूल्य तभी है कि ज्ञान शौर प्राण--दोनों साथ रहें, ज्ञान और प्राण 
का योग बराबर बनता रहे। 

प्रइत है इस विद्यत्‌ को कैसे बदछा जाए ? धर्म की पूरी प्रक्रिया, 
साधना की पूरी प्रक्रिया, अध्यात्मवाद, रहस्यवाद--ये सारे उस बिजली 
के बदलने की पद्धति बतलाते हैं। कंसे बदला जाए ? किस प्रकार बदला 
जाए ? किस प्रकार का आचार, किस प्रकार का व्यवहार, किस प्रकार का 
चिन्तन, किस प्रकार का दर्शन हो, जिससे वह बिजली, प्रणण-धारा बदले 
और प्राण-धारा चेतना के जागरण में सहयोगी बने- ये सब ज्ञातव्य हैं । 

पांचों इन्द्रियों की शक्तियां, बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, 
चलने-फिरने की शक्ति, श्वास लेने की शक्ति और जीने की शक्ति--ये सारी 
शक्तियां एक ही शक्ति के विभिन्‍न रूप हैं। मूछत. एक है--प्राणशक्ति | यदि 
शक्ति नही है तो चेतना का उपयोग नही होता । सुख-दुःख का अनुभव तो 
वास्तव में शक्ति का ही अनुभव है, बिजली का ही अनुभव है। हमारी 
प्रणश क्त, जो निरतर हमारे जीवन को संचालित करती है, वह पैदा 
होती है और खपती रहती है । हर कोशिका बिजली को पैदा करती है और 
काम चलाती है । | 

ज्ञान का विकास तब होता है जब प्राणशक्ति बढ जाती है । एक 
विशिष्ट ज्ञानी, जिसे परिभाषा मे चतुददशपूर्वी कहा जाता है. वह ४८ मिनट 
के भीतर इतनी बडी ज्ञानराशि का अर्जन कर लेता है, जिसकी हम कल्पना 
नहीं कर सकते । वे इतनी बडी ज्ञान-राशि का केवल कुछ मिनटों में 
पुनरावतंन कर लेते है। प्राणशक्ति की विशिष्टता के कारण ऐसा संभव हो 
सकता है। प्राण की शक्ति जैसे-जैसे सूक्ष्म होती है, उसकी शक्ति णढती जाती 
है । जो गणित एक आदमी अपने पूरे जीवन में कर सकता वह गणित 
कम्प्यूटर कुछ क्षणों में कर लेता है। चतुर्देशपूर्वी तो बड़ा कम्प्यूटर है । 
सबको इतना जल्दी दोहरा लेता है कि हर आदमी तो कर ही नहीं सकता । 
५ का को इतना विकसित कर लेता है कि उसमे अबू शक्ति पैदा 

प्राण-शक्ति जैसे-जैसे यूक्ष्म होती चनी जाती है वैसे-वंसे उसकी 
७३७ और कायंज्ञक्ति मी बढती चली जाती है। ध्यान की साधना प्राण- 
5 है 50! हर 52 । इवास की संख्या जितनी बढती है, 

ती है। श्वास की संख्या जितनी कम 


अध्यात्म और विज्ञान ५७ 


होती है, उतनी ही शक्ति बढ़ती चली जाती है ! 

घ्यान करने वाला व्यक्ति, महाप्राण की साधना करने वाला व्यक्ति 
इवास' को सूक्ष्म करता चला जाता है| एक मिनट में १२, १०, ८, ६, ४, 
२, १। एक मिनट में एक इवास और दो मिनट में एक इवास चलता चले । 
चलते-चलते यह स्थिति आएगी कि पन्द्रह दिनों मे एक इवास, एक महीने में 
एक श्वास । 

मूल बात है शक्ति का भंडार होता चाहिए, शक्ति का संचय होना 
चाहिए । जो प्राण की साधना को नही जानता, वह शक्ति का संग्रह नही कर 
सकता । शक्ति आती है और चुक जाती है, संचय कभी होता ही नही । 

शक्ति-संचय की बात को अहिसा के परिप्रेक्ष्य में मी सोचें । अभहिसा 
प्राणशक्ति का आध्यात्मिकीकरण है । अगर अहिंसा नही है तो व्यक्ति शक्ति- 
शाली कंसे बनेगा ? अहिसमा नही है तो जो शक्ति आयी वह हिंसा के द्वारा 
खर्च हो जाएगी। हिंसक व्यक्ति सोचता है कि दूसरे की शाक्ति को खर्च क , 
दूं. किन्तु उसकी अपनी शक्ति चुक जाती है। दूसरो की निदा करने वाला, 
चुगली करते वाला, ईरष्या करने वाला, जलने वाला, मन में दाह रखने वाला 
व्यक्ति अपनी शक्ति के भंडार को विकसित नही कर सकता । दूसरो के प्रति 
बुरे विचार रखने वाला कोई मी अपनी शक्ति के संग्रह को बढा नही सकता। 
ये सारे शक्ति के चुकने के कारण हैं, न होने के कारण है । अहिसा इसलिए 
जरूरी है कि उससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है | 

अब्बह्मचर्य के द्वारा शक्ति समाप्त होती है। ब्रह्मचर्य का उपदेश 
इसलिए दिया गया कि व्यक्ति की शक्ति खचं न हो | शक्ति का अर्जन और 
शक्ति का विसर्जन भी चलता रहे । यह कंसे हो ? अजंन और विसजंन के 
बीच तीसरी बात होती है सुरक्षा की, रक्षण की, संरक्षण को । ब्रह्मचर्य का 
सिद्धांत इसीलिए प्रतिपादित किया कि व्यक्ति शक्ति को खर्च न करे । कुछ 
लोग बहुत उनभ जाते हैं। आज के डॉक्टर भी उलभ जाते हैं | वे कहते 
हैं--वीयं का कोई मूल्य नहीं हमारी दृष्टि में । बीयं का मूल्य नहीं होगा 
उनकी दृष्टि में, उन्होंने उसका रास/यनिक विश्लेषण किया होगा । किन्तु 
इस बात का तो मूल्य है कि प्रत्येक अब्रह्मचर्य की घटना के साथ बिजली भी 
खर्च होती है। बिजली बाहर जाती है, बिजली खचं होती है और आदमी 
बिजली से शून्य होता है । 

सबसे बड़ी सुरक्षा करनी है--प्राण-विद्युत्‌ की । हमारी बिजली कम 
खर्च हो, उसका संग्रह कर सके, उसका सही दिद्षाओं में प्रयोग कर सके। 

विद्युत्‌ के बिना चेतना के केन्द्रों को सक्रिय नहीं किया जा सकता 
और चेतना के केन्द्रों को सक्रिय किए बिना कोई भी विदिष्टवता प्राप्त नहीं 


द्८ जैन दर्शन और विज्ञान 


की जा सकती । 

प्राण की ऊर्जा को संगहीत करना झौर उस ऊर्जा का आध्यात्मिकी- 
करण करना, यह णपेक्षित है । आध्यात्मिकीकरण का अर्थ है--नीचे के केन्द्रों 
में ऊर्जा का न रखना, उस ऊर्जा को ऊपर के केन्द्रों में ले जाना । यह 
आध्यात्मिकीकरण की प्रक्रिया है। 

ऊर्जा के ऊध्वीकरण के दो मुख्य साधन है: 

१. श्वास लेने की समुचित प्रक्रिया का अभ्यास । 

२. चित्त को लम्बे समय तक एक बिन्दु पर टिकाए रखने का अभ्यास ! 

जो सांस लेना ठीक ढंग से नहीं जानता, वह प्राण को विकसित नहीं 
कर सकता। प्राण की शक्ति सांस के साथ नथनों के द्वारा ही बाहर भाती 
है । जो सांस को ठीक लेना नहीं जानता, वह प्राण का संग्रह कर नहीं 
सकता । 

जिस व्यक्ति ने मन को एकाग्र करना सीख लिया, एहथास का संयम 
करना सीख लिया, वह फिर जहां चाहे वहां प्राण-ऊर्जा का उपयोग कर 
सकता है । 


कोई साधक चाहे कि भृकृटि के बीच प्राण-ऊर्जा को टिकाना है तो 
उसका मन भी टिक जाएगा, प्राण-ऊर्जा भी टिक जाएगी और वह्ढां पूरी 
प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, अपने आप वहां का चेतन्य-केन्द्र सक्तिय हो जाहगा। 

प्राण की प्रक्रिया, प्राण-ऊर्जा के बिकास की प्रक्रिया, प्राण का 
आध्यात्मिकीकरण, बिजली को आध्यात्मिक बना देना, यह साधना का रहस्य 
है | जिस दिन प्राण को आध्यात्मिक बनाने की प्रक्रिया हमारी समझ में 
झा जाएगी. हम उसका अभ्यास' शुरू करेंगे, प्राणशक्ति का संग्रह शुरू करेंगे 
और फिर उसका जीवन के ऊध्वंगमन में, ऊंचे-ऊचे स्थानों के विकास में 
उपयोग करेंगे, नाभि से ऊपर के केन्द्रो को विकसित करने में उस शक्ति को 
लगाएंगे तो एक अनुपम आनन्द, निर्मल चेतना, शक्तिशाली प्रज्ञा हमारे 
व्यक्तित्व में जागेगी और ऐसे व्यक्तित्व तैयार होगे जिनकी आज के इस 
कलह-प्रधान, क्रोध-प्रधान, अधयं-प्रधान मानवीय सभ्यता में सबसे ज्यादा 
अपेक्षा है । 


अ'ज के यूग में निरन्तर हिंसा, मार-काट, ह॒त्याएं, आत्महत्याए भौर 
नाना अपराधों का विकास हो रहा है, नींद कम होती जा रही है, स्मरण- 
शक्ति कम होती जा रही है, बांतरिक शक्तियां और सहिष्णता की शक्ति कम 
होती जा रही है, धैय॑ का लोप होता जा रहा है । इस प्रकार के थग में यदि 
समस्याओं का समाधान पाना है तो प्राणशक्ति का विकास और उसका 
आध्यात्मिकीक रण हरे लिए नितांत अनिवाय॑ है । 


अध्यात्म और विज्ञान ६९ 


(४४) आध्यात्मिकवेज्ञानिक व्यक्तित्व का तिर्माण 


श्रद्धा और तके, नया और पुराता, अध्यात्म और बिज्ञान, पूवे और 
परद्िच्रम--ये बहुत सारे इन्द्र हैं। जीवन के लिए दोनों की ही उपय गिता 
है | कहीं यदि श्रद्धा होती है तो इतनी प्रगाढ़ होती है कि तक॑ बेचारा विवष् 
हो जाता है। *नया' जीवन पर हावी होता है तो इस तरह से होता है कि 
आदमी पुराने! से बिलकुल टूट जाता है। 'विज्ञान' मादमी के नजदीक होता 
है तो अध्यात्म! आदमी से बहुत दूर हो जाता है । “पूर्व” एक छर पर होता 
है तो 'पश्चिम' दूसरे छोर पर होता है। दोनों में एक अलंध्य फासला 
दिखाई देता है । 


अध्यात्म स्वयं एक विज्ञान 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि अध्यात्म एक अनुत्तर विज्ञान है और वह 
जीवन को आनन्द प्रदान करता है। पर इसमें भी कोई सम्देह नहीं कि 
विज्ञान भी सत्य की खोज का एक मार्ग है और ढेर सारी सुविधाएं प्रदान 
करता है | पूर्ण रूप से अध्यात्म में जीने वाले व्यक्ति के लिए बपने आपकें 
ही वह मिल जाता है । उसे विज्ञान के सामने अपना भिक्षा-पात्र फंलाने की 
आवद्यकता नही रहती । विज्ञान के ताने-बाने में बुने जाने वाले वस्त्र में 
जीवन को अमाप्य ऊंचाइया देने की क्षमता है । पर माज कठिनाई यही है 
कि अध्यात्म जहा ऊपरी क्रियाकांडों से उलभझ गया है, वहां विज्ञान केवल 
भोतिक भ्रद्तत्तियों से प्रतिबद्ध हो गया है । 

वेज्ञानिक युग में वैज्ञानिक दृष्टि गरपेक्षित हैं। शांतिपूर्ण जीवन के 
लिए आध्यात्मिकता भी अनिवायं है। आध्यात्मिकता --वैज्ञानिकता -+ 
आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व । 

विज्ञान से मनुष्य ने इतना सामथ्यं अजित किया है कि उससे पूरी 
धरती पर सुख की फसल उगाई जा सकती है। पर आज तो वही दुनिया 
का सबसे बड़ा सिरदर्द बन रहा है। भले ही शस्त्रास्त्रो का युद्ध स्तर पर 
उपयोग करने में राजन तिक स्वार्थ मुख्य मोहरे बनते हों, पर विज्ञान यदि 
राजनीति के हाथों में नहीं खेल्ता तो वह विनाश का सर्जन-हार नही 
बनता । 

अब भी समय है कि आदमी संभले । अध्यात्म के संभलने का अथ्थ है 
लिखें-लिखाए शब्दों की लीक पर चलने से पूरे उन पर प्रायोगिक परीक्षा 
करे। प्रेक्षाध्यान विशान के प्रकाश में योग को प्रायोगिक स्वरूप प्रदान कर 
रहा है जी आज के चिकित्सा-शास्त्र को भी मान्य हो रहा है। सामानन्‍्यतया 
जनमावना में अध्यात्म के प्रति जो एक उदासीनता दीख रही थी, उसमें जो 
ठहराव आ गया था वह टूट्ता हुआ प्रतीत हो रहा है | मुबकों में प्रेक्षाध्यान 


७० जैन दर्शन और विज्ञान 


के प्रति बढ़ता हुआ उत्साह इस तथ्य का प्रकट विदर्शश है।. 

आध्यात्मिकवैज्ञानिक व्यक्तित्व के निर्माण का तात्पयं केवल इन 
दोनों विषयों का तुलनात्मक अध्ययन ही नही है अपितु उस चेतना का जाग- 
रण है जो शादवत सत्यों और प्रयोग--दोनो की सत्ता को एक स्वीकार 
करे । तुलनात्मक अध्ययन तो इसका सतही स्तर हे । 
वैज्ञानिक विकास : वरदान था अभिशाप 

आज मनुष्य के पास बोक ढोने के अनेक साधन है। टूरकें, ट्रालियां, 
ट्रेन आदि ऐसे अनेक भीमकाय भारवाही वाहन निकल गए है। उसके पास 
इतने तीत्र गति वाले यान-वाहन आा गए है कि सन्‌ १९३८ मे प्रतिघण्टा 
बीस मील चलने वाला आदमी आज ४०,००० मील प्रतिघण्टा की यात्रा 
आराम से कर प्कता है। कोलम्बिया शटल के कार्यरत हो जाने से न 
केवल धरती पर ही अपितु अन्तरिक्ष मे भी मनुष्य का बेरोक-टोक आवागमन 
शुरू हो गया है । 

यन्त्रों, कम्प्यूटरों तथा रोबोटों का आविष्कार हो जाने से न केवल 
मनुष्य का श्रम ही बच गया है अपितु उसे बहुत सारी चीजे उपलब्ध होने 
लगी है। आज दत्सून जैसे औद्योगिक ईकाई मे केवल अठारह आदमी ही 
प्रतिदिन दो हजार कारों का उत्पादन करने लगे है। टेक्सास इस्ट्र मेट्स तथा 
हेलविट एण्ड मैँकाडं ज॑से प्रतिप्ठानो में तो आदमी का कोई बच्चा भी काम 
नहीं कर रहा है । आभियात्रिकी के सबोध से आज हर चीज मनुष्य को घर 
बेठे उपलब्ध होने लगी है । वह अपने कमरे मे बंठा हमारी दुनिया के ही 
नही अपितु अन्य ग्रहों के लोगो से भी न केवल बातचीत ही कर सकता है 
अपितु उनसे साक्षात्कार भी कर सकता है। 

भाज टेलीफोन करने मात्र से ही मनपसन्‍द के माडल रूपाकार की 
नवनिरभित कार उसके दरवाजे के आगे आकर खड़ी हो जाएगी। भविष्य में 
विज्ञान की यह गति और भी अधिक बढ़ जाने वाली है तथा मनुष्य के पास 
सुख-सुविधाओं का अम्बार लग जाने वाला है। शरक्ति-स्रोतों के विविध 
उपादानों के साथ-साथ अणु-शक्ति ने भी मनुष्य को अकल्प्य रूप में विस्तृत्त 
कर दिया है । 
फिर भी तनाव बढ़े हैं 

पर बड़े-बड़े रिएश्टर, हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर हाउस तथा अण- 
बिजलीघरों का खतरा भी कम गहरा नही हुआ । औद्योगिक प्रदूषण से पूरी 
दुनिया के संतुलन को खतरा पैदा हो गया है। आदमी आज मशीन का 
इतना दास बन गया है कि उसके तनावो का भी कोई पार नहीं है। यद्यपि 
तनाव हमेशा मनुष्य का पीछा करते हैं पर आज मनुष्य जिस रूप से 
तनावग्रस्त है, उससे उपरोक्त सारी प्रगति पर एक प्रश्नचिक्न लग गया है । 


अध्यात्म और विज्ञान छर 


अम को हेव न माने 


विश्राम की मनोदृत्ति के साथ-साथ आज श्रम को हेय समभने की 
मनोद्ृत्ति का भी इतना विकास हो गया है कि अपने आपको सभ्य मानने 
वाला मनुष्य जरा-सा श्रम करते हुए भी हिचकिचाता है। ऐसी स्थिति में 
हमें फिर से मुड़कर देखना होगा । ऐसा नहीं है कि आदमी विज्ञान की 
उपलब्धियों की अनदेखी कर दें पर उसे यदि आननन्‍्दपूर्ण जीवन जीना है 
तथा दूसरों के आनन्द को नही छीनना है, तो यह जावश्यक है किन केवल 
वह स्वयं ही श्रम से जी न चुराएं अपितु अन्य लोगों के श्रम को छीनकर 
उन्हें दर-दर भटकने देने का भागीदार भी न बने | आज बहुत सारे विकम्तित 
देशों ने अपने उद्योगों के द्वारा बहुत सारे अविकसित देशो के सामने 
समस्याएं खड़ी कर दी है, जिनसे निपटना बडा कठिन हो गया है । सबसे 
बड़ी आवश्यकता तो यह है कि मनुष्य श्रम को हेय त समभे । सचमुच में 
मानव-मात्र की हित-चिन्ता तथा अपने तनाबों से मुक्त होने की यह टेबनीक 
आदमी को विज्ञान से नही अध्यात्म से सीखनी होगी । वेसे विज्ञान ने भी 
अध्यात्म के इस सत्य पर अपनी मुहर लगाना शुरू कर दिया है कि श्रम 
के बिना आदमी का अपना जीवन भो आनन्दमय नही बन सकेगा । वैज्ञानिक 
उपलब्धियों के प्रकाश में आज अध्यात्म की पुस्तक पढ़ना आवश्यक हो गया 
है । 

सन की शांति 


अ(ज इस वैज्ञानिक युग में मन की शांति का प्रइन अहूं प्रषन है । मन 
की समस्याओं पर चर्चाएं चलती है। हमे इस सदर्भ मे यह जानना चाहिए 
कि हमारा मन किन-किन प्रभावों से कितना प्रभावित होता है । मन क्षेत्र से 
भी प्रभावित होता है और काल से भी प्रभावित होता है। ज्योतिविनज्नान 
का विकास प्रमावों के विदलेषण के लिए हुआ था । किन्तु आज उसका रूप 
बदल गया है । वह केवल फलित में उलमक गया है । उसका विषय तो था+- 
हमारी इस पृथ्वी पर, पूरे वातावरण पर और वायूमंडल पर तथा मनुष्य के 
स्वभाव और व्यवहार पर सौरमंडल का कया प्रभाव होता है, इसका अध्ययन 
और विएइलेषण करना, पर वह उससे दूर चला गया । यह स्पष्ट है कि हमारा 
सारा वातावरण अंतरिक्ष से प्रभावित है । पृथ्वी और अंतरिक्ष को सवंधा 
विभक्त नहीं किया जा सकता । मनुष्य के लिए जितनी संपदा पृथ्वी पर है, 
उससे कम अन्तरिक्ष मे नही है । मनुष्य पर पृथ्वी का जितना प्रभाव पड़ता 
है, अंतरिक्ष का प्रभाव उससे कम नहीं पड़ता । श्रादमी अतरिक्ष से अधिक 
प्रभावित होता है । अंतरिक्ष में जैसा सौरमंडल है, वेसा सौरमडल प्रत्येक 
ब्यक्ति के शरीर में है। ग्रहों और अंतग्रंदों का बहुत गहरा सम्बन्ध है ! 


छ्र्‌ जैन दर्शन और विज्ञान 


हमारे अंतग्रेह आकाश के ग्रहों के विकिरणों से बहुत प्रभावित होते हैं । 
मनुष्य जीता है ऋतुचकर के साथ-साथ । 

ऋतु का एक चक्र है । भारत में छह ऋतुओं का विकास हुा। हो 
सकता है कि भोगोछिक कारणों से कुछ स्थानों मे ऋतृएं छह न होती हों, 
कमर होती हों। किन्तु मारत में छह ऋतुएं होती हैं और उन ऋतुओं से 
मनुष्य का जीवन जुड़ा हुआ है । जेसे ऋतुचक्र बदलता है, हमारा शरौर 
भी बदलता है और स्वास्थ्य में भी परिवतंन आता है | भायुवेंद ने ऋतुचक 
के परिवर्तत के साथ-साथ स्वास्थ्य-परिबर्ततन और दारीर-परिवर्तन की 
विशद चर्चा की है । इसमें केवल स्वास्थ्य और शरीर ही नही बदलता, भाव 
भी बदलते हैं। भाव बदलता है तो मन बदलता है। माव और मन दोनों 
बदलते हैं। यह आयुर्वेद और अध्यात्म का मिला-जुला योग है। यह 
भावश्यक है कि ऋतु-परिवर्तन के साथ मनुष्य में होने वाले परिवर्तनों का 
संयुक्त अध्ययन किया जाए और यह जाना जाए कि क्या-क्या परिवर्तन 
घटित होते हैं । 

आयुर्वेद की मान्यता है कि ऋतु के साथ-साथ भोजन का परिवर्तन 
भी हो जाना चाहिए । आयुर्वेद में किस ऋतु का भोजन क्या है, इसकी 
उन्पुक्त चर्चा है। शरीर के लिए कब कैसा भोजन अपेक्षित होता है, इस 
विषय में बहुत सुन्दर प्रतिपादन वहां प्राप्त होता है। ज्योतिष के ग्रन्धों ने 
इस विषय को आगे बढ़ाने हुए प्रतिपादन किया कि किस ऋतु से किस 
प्रकार के भाव पैदा होते हैं भौर उनका क्या-क्या असर होता है । 

चर के दो अयन हैं--उत्तरायन और दक्षिणायन । हमारे मन्र के भी 
दो अयन होते है--उत्तरायन और दक्षिणायन। तपस्या, तेजस्विता, 
डग्रता--यह हमारे मन का उत्तरायण है। जड़ता और नीद की शांति 
यह हमारे मन का दक्षिणायन है। ऑकल्ट साइंस में दो श्रूवों की चर्चा 
है--एक है उत्तरी भ्रव झौर दूसरा है दक्षिणी ध्रुव । दोनों ध्रुवों का 
मन के साथ गहरा सम्बन्ध है। रीढ की हेड्डी के ऊपर का भाग-- 
जशानकेंद्र-उत्तरीध्रुव है भौर रीढ की हेड्डी का निचला भाग--शक्तिकेंद् 
और कामकॉंद्र-दक्षिणी ध्रुव है। इस प्रकार ऋतुओं और अयनो के 
लत मम्बन्ध जुड़ा हुआ है। उपाध्याय मेघविजयजी ने एक 
ग्रन्थ लिखा है। उसका नाम है--भहँत्‌ गीता । उसमें ज्योतिषशास्त्र की 
दुष्टि से मानसिक स्थितियों का सूक्ष्म विचार प्रस्तुत किया गया है । उन्होंने 
पूरे वर्ष, बारह मास, बारह राश्ियां, दो शयत, छह ऋतु और सात वार-.. 
प्रत्येक के साथ मन के सम्बन्ध की चर्चा की है । यह बहुत म हत्त्वपूर्ण चिषय 
मजसिक दांत परम ९ सो है! यह खाती चर बाल कि 

सोचने बाले छोयों को एक ही कोण से नही 


« अध्यात्म और विज्ञान ७३ 


सोचना चाहिए । अनेक कोभों से सोचना चाहिए । मन की अशांति हजार 
व्यक्तियों में मिलती है तो हजार व्यक्तियों के लिए अशांति का कारण एक 
ही नहीं होता, अनेक कारण होते हैं और उन अनेक कारणों के लिए एक ही 
समाधान देंगे तो वह पर्याप्त नही होगा | भिन्‍त-भिन्‍न समाधान भी चाहिए । 
किसकी किस प्रकार की समस्या है और किस प्रकार का हेतु मन की अशांति 
को उत्पन्न कर रहा है, जब तक इसका विश्लेषण नहीं कर लिया जाएगा 
और इसका सम्यक्‌ बोध नही होगा, तब तक दिय। हुआ समाधान असमाधान 
ही बना रहेगा । 

चिकित्सा की एक शाखा मनश्चिकिस्सा' विस्तार पा रही है । भाज 
बड़े अस्पतालों के साथ एक मनर्रिचिकित्सक भी रहता है । वह मन की 
चिकित्सा करता है । यह एक शाखा तो बन गई । किन्तु मन की बीमारियों 
की एक शाखा तो नहीं है । 

बुद्धि की प्रखरता ने इतनी कल्पनाएं दे दीं, इतनी महत्त्वाकाक्षाएं 
जगा दीं, इतने बड़े-बड़े मुल्य सामने रख दिए कि पूर्ति नही हो रही है और 
मन की अशांति के लिए बहुत अच्छी सामग्री है। महस्वाकांक्षा तो बहुत 
बढ़ जाए और पूति हो न सके, इससे विकट और कोई समस्या हो नहीं 
सकती । जब तक आदमी की महत्त्वाकांक्षा न जागे, शायद वह शान्ति का 
जीवन जी सकता है। हो सकता है कि विकास का जीवन न हो, पर शान्ति 
का जीवन जी सकता है । महत्त्वाकांक्षा जाग जाए और उसकी संपूर्ति न हो, 
उस स्थिति में क्या बीतता है, वही जानता है या भगवान्‌ जानता है, 
कल्पना नहीं की जा सकती । इतनी बेचेनी, इतनी कठिनाई और परेशानी 
होती है कि उस परेशानी को कोई बता नहीं सकता । 

मानसिक समस्याओं के अनेक कारण है। उन सबका सम्यक्‌ 
विश्लेषण किए बिला हम सन की समस्या को समाघान नहीं दे सकते | हर 
व्यक्ति जाने या न जाने, पर कम से कम जो मानसिक शास्ति के क्षेत्र में काम 
करने वाले है, मानसिक चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले है, अहिसा के 
क्षेत्र में काम करने बाले हैं और जो विदव-शान्ति की चर्चा और परिक्रमा 
करने वाले हैं, उन लोगों के लिए तो यह बहुत जरूरी है कि वे उन सारे 
हेतुओं को जानें ओर फिर समाधान की बात करें। 

एक बहुत बड़ा हेतु है कालचक्र, जो मनुष्य के साथ-साथ चलता है । 
काल से जब स्थूल शरीर में परिवर्तन होता है, तो बहुत स्वाभाविक है कि 
हमारे मावचक्त मे भी परिवर्तन होगा । भाव में परिवर्तन होता है, यह अब 
केवल पौराणिक मान्यता ही नहीं है, वेचारिक मान्यता भी बन गई। पुराने 
ग्रन्थों में कुछ तिथियों का विशेष चुनाव किया गया--पंचमी, अष्टमी, 
अतुर्देशी, अमावस्था ओर पूणिमा । इन तिथियों के चयन के बारे में हमारे 


४ जैत दर्शन और विज्ञान 


सामने बहुत प्रश्न आते हैं । अष्टमी को विशेष धर्म करना चाहिए, क्षप्तमी 
को नहीं, ऐसा क्यों ? अब ज्योतिविज्ञान और वैज्ञानिक अध्ययनों और 
विद्केषणीं के बाद इसका बहुत अच्छा उत्तर ददया जा सकता है। 

चन्द्रमा का हमारे मन के गाथ में बहुत गहरा सम्बन्ध है । ज्योति- 
सिज्ञान में भी है । किसी आदमी की कुडली देखी जाती हे तो मन का स्थान 
चन्द्रमा से देखा जाता है । चन्द्र कैसा है ? चन्द्रमा भच्छा है कुण्डली में तो 
इसका मन बहुत शांत रहेगा, स्वच्छ रहेगा | चन्द्रभा अच्छा नही है तो पागल 
बनेगा, यह भविष्यवाणी करने में कोई कठिनाई नहीं है । चन्द्रमा के स्थान के 
आधार पर मन की यह मीमांसा की जा सकती है । सन का और चन्द्रमा 
का बहुत गहरा सबंध है ! 

हमारे शरीर मे जल का हिस्सा बहुत बडा है आपको तो यह शरीर 
ठोस रूग रहा है, पर ठोस कहां है ? पानी ही पानी है, सत्तर-अस्सी प्रतिशत 
तो हमारे शरीर में पानी है । और माग तो बहुत थोडा है। पानी का चन्द्रमा 
के साथ संबंध है । समुद्र के ज्वार-भाटे के साथ चन्द्रमा का संबध हैं। हमारे 
मन और शरीर का भी चन्द्रमा के साथ सबंध है । मन का ज्वार-्भाटा भी 
चन्द्रमा के साथ आता है। केवल समुद्र में ही ज्वार-भाटा नहीं आता, मन में 
भी आता रहता है | अमावस्या और पूर्णिमा ज्वार-माटे के दिन हैं । बहुत 
अन्वेषणों के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि ह॒त्याए, अपराध, हिंसा, 
उपद्रव, आत्महत्या--ये सारे पूणिमा और अमावस्या के दिन ज्यादा होते 
है। एक्सीडेण्ट भी पूणिमा के दिन ज्यादा होते है। इस विषय पर काफी 
लिखा गया है । काफी सर्वे किए गए है और खोजे भी की गई हैं। चन्द्रमा 


के साथ हमारे मन का बहुत गहरा सम्बन्ध है । 

कालचक्र और सौरमंडल से हमारा भाव और मन जुड़ा हुआ है । 
इनसे हम प्रभावित होते है । इसीलिए इन दिनों में विशेष अनुष्छानों का 
विधान किया गया कि अष्टमी, चतुदशी को विशेष अनुष्ठान किए जायें 
जिससे कि मानसिक पिक्षिप्तता के प्रभावों से बचा जा सके | थह एक मुख्य 
हेतु था । चन्द्रमा की भाति ही दूसरे ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है । सूर्य का 
भी प्रभाव होता है, मंगल का भी प्रमाव होता है और गुरु का भी प्रभाव 
होता है। हम इतने प्रभावों से प्रभावित हैं कि अप्रभावित अवस्था 
हमे प्राप्त नही है। इस स्थिति मे मानसिक शान्ति की समस्या और जटिल 
बन जाती है । 

इसमें कोई सदेह नही कि जो व्यक्ति सामाजिक वातावरण को जैसा 
ग्रहण करता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व बनता है। किन्तु कोई भी बात 
यदि एकांगी दुष्टिकोण से स्वीकृत होगी तो उसमें सचाई नहीं होगी। 
सचाई द्वोगी तो अभू री सचाई होगी । पूरी सचाई नही होगी भौर समस्या 


भ्रष्यात्म भौर विज्ञान छथ्‌ 


के समाधान तक ले जानेवाली सचाई नही होगी । एकांगी दृष्टिकोण से कोई 
भी बात पकड़ ली जाती है तो उलझन बहुत बढ़ जाती है । 

व्यक्ति समाज का हिस्सा है, यह्‌ बात ठोक है। किन्तु व्यक्ति की 
अपनी वैयक्तिकता भी है। यदि सामाजिकता को समाप्त नहीं किया जा 
सकता तो वंयक्तिकता को भी समाप्त नही किया जा सकता । 

व्यक्ति की अपनी विशेषाताएं होती है और यदि वे विशेषताएं न हों 
सो इन रोग के कीटाणुओं का इतना मयंकर आक्रमण हो सकता है कि कोई 
बच ही नद्ठी सकता । किन्तु प्रत्येक ब्यक्ति के पास अपनी अवरोधक शक्ति 
होती है। हर व्यक्ति अपनी क्षमता और छाक्ति के आधार पर कीटाणुओ से 
लड़ता है, अपनी शक्ति का उपयोग करता है । 

व्यक्तिगत विशेषताओं पर भी हमे विचार करना होगा । एक ओर 
हम वातावरण से, परिस्थितियों से, हेतुओं से, निमित्तों से प्राप्त होनेवाली 
समस्याओं पर विचार करें तो दूसरी भोर व्यक्ति के आन्तारिक स्रोतो पर भी 
विचार करें । यह्दी अध्यात्म का मौर इस मौतिक विज्ञान का एक केन्‍्द्र-बिन्दु 
बनता है । हम व्यक्ति के आन्‍न्तरिक स्रोतों पर विचार करे। एक बहुत 
सुन्दर पुस्तक निकली है--?ैध4० 8॥४ एफआ0ए७7 । उसमे वैज्ञानिक दृष्टि 
से इतना विश्लेषण किया गया है कि 'मनुष्य' अभी तक अज्ञात है। मनुष्य का 
थोड़ा-सा हिस्सा, उसके मस्तिष्क का पाच-सात प्रतिशत (हिस्सा ही ज्ञात हुआ 
है । नब्बे प्रतिशत से अधिक हिस्सा अज्ञात ही है| ज्ञात के भाधार पर इतने 
बड़े अज्ञात को अस्वीकार करना कंसे सभव होगा ? अध्यात्म के आचार्यों ने 
अज्ञात पर भी बहुत अनुसधान किया है। उन्होने अपनी अन्तः-दुष्टि ओर 
अन्त:प्रेरणा से अज्ञात को समभने का बहुत बड़ा प्रयत्न कया है। अध्यात्म 
का यह बिन्दु हमें उपलब्ध है । आज से नही, किसी वंज्ञानिक की पुस्तक से 
नही, कन्तु हजारो-हजारो ब्॒ष पहले उन घोषणाओ से हम परिचित हैं कि 
प्रत्येक प्राणी मे, न फेबल भनुष्य मे, किन्तु प्रत्येक प्राणी मे अनन्त शक्ति 
विद्यमान है । अनन्त चतुष्टयी जन दर्शन में बहुत प्रसिद्ध है। अनन्त ज्ञान, 
अनन्त दर्शन, अनन्त शक्ति और अनन्त आतन्द--यह्‌ अनन्त चतुष्ठयी है। 
वेदिक साहित्य मे सतु, चित्‌ और आनन्द बहुत प्रसिद्ध है । 

अध्यात्म के आचायों ने मनुष्य के मीतर की गहराइयों में जाकर 
मांका, उस अनन्त चतुष्टयी में कुछ डुबकियां लेकर जिन मुल्यों की प्रतिब्ठा 
की, जिन तथ्यों का प्रतिपादन किया और मनुष्य के व्यक्तित्व का चित्र 
उमारा, यदि वह हमारे सामने होता तो शायद मन की शान्ति का प्रदन, 
झान्ति की सभस्या जटिल नही होती। उन्होने व्यक्ति को समझा, उस 
धालोक में देखा और परखा कि भाव-शुद्धि के बिया मत की शांति का प्रश्न 
कभी समाहित नहीं हो सकता ।+ हमारे बिकास का, जीवन के [वकाष्त का 


७६ जैन दर्शन और विज्ञान 
सबसे बड़ा आधार है भाव-शुद्धि । एक धारा हमारे भीतर है भाव-अशुद्धि 
की और दूसरी घारा प्रवहमान है भाव-शुद्धि की । दोनो धाराएं निरन्तर 
प्रवहमान हैं हमारे व्यक्तित्व में । जब-जब हम भाव की अशुद्धि की घांरा से 
जुड़ते हैं, मन को ममस्थ'एं उलभ जाती है। मानसिक पागलपन, मानसिक 
विक्षिप्तता उमरकर सामने आ जाती है । जब-जब हम अपनी भाव-शुद्धि की 
घारा से जुड़ते हैं. सब कुछ ठीक हो जाता है । 
आज के दरीर-शास्त्री बतलाते हैं कि हमारे मस्तिष्क में दो ऐसी 
ग्रन्थियां है, एक है हर्ष की और एक है शोक की । दोनों सटी हुई है। हंषे 
की ग्रस्थि उदधाटित हो जाए तो हर घटना में व्यक्ति सुख का अनुमत करे । 
उसे दुःख नही होगा । यदि शोक वाली ग्रन्थि खुल जाए तो फिर चद्टे 
जितना ही सुख हो, करोडपति बन जाए, दुख का अन्त होनेबाला नहीं है। 
पर खतरा यही है कि एक को खोलते समय दूसरी खुल जाए तो फिर सारा 
चौपट हो जाए | सुख और दुःख की घाराएं सटी हुई चल रही हैं । 
जो व्यक्ति निरन्तर माव को शुद्ध रखता है, उस पर आक्रमण नहीं 
हो सकते | और होते भी है तो बहुत मंद होते है। यह बच जाता हैं। भाव- 
शुद्धि एक शक्तिशाली उपाय है| यदि उसके प्रति हमारी जागरूकता बढ़ 
जाए तो इन खतरों से बचा जा सकता है । 
संयम 
हम विज्ञान के संदभे में तथा नृबश विद्या (॥7007070]089) की दृष्टि 
से संयम पर विचार करें--प्रइत होगा कि मनुष्य जाति का विकास कैसे 
हुआ ? इसक उत्तर में अनेक उत्तर दिए जा सकते हैं । किन्तु नृवंश विद्या 
के आधार पर इसका जो उत्तर दिया गया, वह बहुत महत्त्वपूर्ण हे । उसमें 
कहा गया है कि मनुष्य जाति के विकास का मूल आधार है--बाणी । पशु- 
पक्षियों का विकास नहीं हुआ | गाय, भैंस और घोडा- ये हजारों बर्षों से 
समानरूप से रह रहे हैं। इनमे कोई परिव्तेत नहीं हुआ है । गधे, धोड़े, 
खच्चर कमी हडताल नहीं करते | वे सदा ही भार ढो रहे है और ढोते 
रहेंगे । क्यों ? इसलिए कि उनका विकास नही हुआ । उनमें भाषा नहीं है । 
बन्दर ने कमी घर नहीं बनाया । आज भी वह वृक्षवासी है । मनुष्य ने घर 
बनाया | घर बनाने में उसने बहुत विकास किया। इसका कारण बताया 
गया है कि मनुष्य अपनी रीढ की हड्डी को सीधा रखता है । रीढ की हड्डी 
को सीधा रखने के कारण ही मनुष्य के विकास का प्रथम चरण प्रारम्भ 
हुआ । विकास का दूसरा मुख्य तत्त्व है कि मनुष्य की अंगुलियां और अंगरूठा 
बिपरीत दिशा में है। अंगुलियों की सीध में यदि अंगुठा होता तो आदमी न 
लिख पाता और न अन्य काम ही कर पाता । मनुष्य पशु जैसा ही होता । 


अध्यात्म और विज्ञान ७७ 


पशुओं के अंगुलियां और अंगूठा विपरीत दिशा मे नहीं होते | यह बहुत बड़ा 
अंतर है। इसी अंतर के कारण आदमी प्रगति कर रहा है, विकाश्न कर 
रहा है। 

दूसरी दुष्टि--योग की दृष्टि से देखें तो मुद्रा के आधार पर विएले- 
षण करना होगा | योग ने मुद्रा की दृष्टि से बहुत विकास किया है। दो 
अंगुलियों को मिलाने से एक प्रकार की मुद्रा बन जाती है। तीन अंगुलियों 
को मिलाने से दूसरी मुद्रा बत जाती है। अनामिका और अंगूठे को मिलाने 
से अन्य मुद्रा बन जाती है। इस प्रकार संकड़ों-सैकड़ों मुद्राएं है। इन 
मुद्राओं के परिणाम भी भिन्‍न-भिन्‍न होते है। मंत्रशास्त्र में मुद्राओं पर 
विस्तार से प्रकाश डाला गया है। देवता का गाह्वान करना हो तो कौन-सी 
मुद्रा होनी चाहिए | हृठयोग मे मुद्राओं का काफी विवेचन है । प्राणायाम 
करना है, दीघंदवास की क्रिया करनी है तो अमुक मुद्रा में करने से फेफड़ों में 
पूरा प्राणवायु पहुंचेगा, अन्यत्र नहीं। मुद्राओं के आधार पर परिणाम में 
अन्तर आ जाता है । 

'एक्यूप्रेशर' और 'एक्यूपंक्चर'--ये दो प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां 
है । शरीर के अमुक भाग को दबाने से या शरीर के अमुक केन्द्र पर सुई 
चुभाने से क्रमुक बीमारी शात हो जाती है। श्वास की बीमारी है या हार्ट 
की बीमारी है तो अमुक पॉइन्ट को दबाने या उस पर सुई चुभाने से बह 
बीमारी शांत हो जाती है। भाज भी यह पद्धति चीन और जापान में चलती 
है । मारत में भी यत्र-तत्र इसके विशेषज्ञ मिलते है । 

आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध इलोक है-- 

दन्तानामज्जनं श्रेष्ठ, कर्णानां दनन्‍तधावनम्‌ । 
शिरोभ्यंगशच पादानां, पादाभ्यंगदच चक्ष॒षो: ॥। 

आखो को आने से दांत स्वस्थ रहते हैं। दांतों को धोने से कान 
स्वस्थ रहते है। सिर पर मालिश करने से पंरों को लाम होता है और पैरों 
पर मालिश करने से आंखो की ज्योति बढ़ती है । 

इस प्रकार शरीर में सेकड़ों केन्द्र है, जिनको जानना बहुत लाभप्रद 
होता है । उनमें हाथ-पैर बहुत महत्त्वपूर्ण हैं । 

हम विद्युत्‌ू-विज्ञान की दृष्टि से भी देखें। आज का शरीरशास्त्र 
मानता है कि शरीर की विद्युत्‌ का बहिःनिष्क्रमण मुध्यत: तीन स्थानों से 
होता है--हाथ की अंगुलियों से, पैरों की अंगुल्यों से और भांखों से । जब 
शरीर रोग-ग्रस्त होता है तब रोग-पग्रस्त भाग पर अंगुलियां घ॒माई जाती हैं। 
उससे विद्युत्‌ मिलती है और रोग शांत भी होता है। गुरु के चरणों मे 
मस्तक रखने से उनके पेरों से निकलने वाली विद्युत्‌ का लाभ मिलता है। 
जब वे अपना द्वाथ भक्त के सिर पर रखते है तब अंगुलियों से निकलने बाली 


हट जैन दशैन और विज्ञान 


विद्युत्‌ भी मिलती है और जब वे शांत आंखों से भक्त को देखते हैं तब आंखों 
से निकलने वाली विद्यत्‌ भी प्राप्त होती है। मन तीनों और से लामान्वित 
हीता है । यह भी एक विज्ञान है । 

जो चैतन्य-केन्द्र मम्तिष्क में हैं. वे हाथ में भौ हैं। भावना के सभी 
केन्द्र हाथ में हैं । 

जिन व्यक्तियों का ध्यान नहीं टिकता उनके लिए बत्ताया गया है कि 
वे दाहिने पैर के अंगूठे पर ध्यान करें । ध्यान सधने लगेगा। यह है पैर का 
संयम । यह आचार-शास्त्र का बहुत बड़ा अंग है । यह तो नहीं कहा कि पूरे 
धरीर का संयम करो | हाथ-पर के संयम की बात कही, इसका हमें आचार- 
शास्त्रीय दृष्टि से भी महत्त्व आॉकना चाहिए। आचारशारञ्रीय दृष्टि से 
संयम तब होता है, जब हम हाथ-पैर को स्थिर रख सकें, लंबे समय तक 
रख सके । जो व्यक्ति उकड्‌ आसन में बैठता है, वह पैरों का संयम साघता 
है । उसकी आध्यात्मिक शक्तियां जागती हैं। उसमें ब्रह्मचर्यं की शक्ति का 
विकास होता है। यह है आचारशास्त्रीय दुष्टिकोण । 

तीसरा है गणितशञास्वीय दृष्टिकोण । हाथ और पैर का गणित 
करना होगा । दोनों हाथों की दस अंगरुलियां । दोनों पैरों की दस अंग्रलियाँ । 
उन पर बनी रेखाओं का गणित, हाथ और पैरों की रेखाओं का गणित और 
मूल्यांकन । 


पुराने जमाने में त्क॑शास्त्र पढ़ा जाता था सूत्रों के आधार पर और 
आज पढ़ा जाता है गणित के आधार पर । यह सही विज्ञान है। आचार- 
दास्त्र भी गणित के आधार पर पढ़ाया जगता कहै। विनोबा कहा करते थे कि 
जैन दर्शन को “अंक दर्शन! (गणित दर्शन) कहना चाहिए। जैन साहित्य का 
लगभग आधा भाग गणित से भरा पडा है। जैन आचार्यों ने गणित का बहत 
उपयोग किया । गणितशास्त्र की दृष्टि से भी तत्त्व का विश्लेषण होना 
चाहिए। 
सत्यनिष्ठा 
गुडो हि कफहेतु: स्थाद, नागरं पित्तकारणम्‌ । 
दयात्मनि न दोषोउस्ति, ग्रुडनागरभेषजे । 
+ग्रुड कफ पैदा करता है और सूठ पित्त पंदा करती है। दोनों को 
सिलाने पर न कफ होता है और न पित्त । उनके मूल दोष मिट जाते हैं और 
तीसरा गुण पैदा हो जाता है । दोनों यदि अलग-अलग होंगे तो दोनों की दूरी 
बनी रहेगी । वे एक दृष्टि से दोषकारक ही होंगे, गुणकारक नहीं । दोनों का 
योग होने पर गुणवत्ता आ जाती है ! 
चेतना दो प्रकार री है--यूक्ष्म चेतता भोर स्थुल चेतना । मनोविज्ञान 


अध्यात्म और विज्ञान 5 ७९. 


की भाषा में सूक्ष्म चेतना को अवचषेतन मन कहा जाता है और दर्शन की भाषा 
में वह सूक्ष्म चेतना है या कर्मशरीर के साथ काम करने वाली चेतना है । 
मनोविज्ञान के चेतन मन का अर्थ है स्थल शरीर के साथ, मस्तिष्क के साथ 
काम करने वाली चेतना, स्थल चेतना। दोनों के बीच दूरी है; इसे दूर 
करना जरूरी है | तभी सत्य प्रगट होगा । अन्यथा साया प्रगट होगी । 

सत्य का अं है--नियम की खोज । 

सत्य का बोध है--नियम का बोच । 

सत्य का आचरण है--नियम का आचरण । 

सत्य की यह व्याख्या बहुत ही ब्यावहारिक और व्यापक है। यथार्थ 
में सत्य का अथे है--नियम । 

यह संसार नियमों से बधा हुआ है । प्रत्येक वस्तु और मनुष्य नियम 
के आधार पर चल रहा है | नियम को वह जाने न जाने, यह दूसरी बात है, 
किन्तु नियम अपना काम कर रहा है। नियम एक नहीं है, हजारों-हजारों 
नियम है । * 

अनेकान्त का सिद्धान्त नियमों को जानने का साधन है । अनेकान्त ने 
नियमों की व्याख्या की है, फिर चाहे बह वाणीगत नियम हो या वस्तुगत 
नियम हो । 

जो व्यक्ति नियमों को जानता है, वह सत्य को पकड लेता है। आज 
के विज्ञान ने अनेक सूक्ष्म नियमों की खोज की है । बैज्ञानिक जगत्‌ में यंत्रों 
का जितना निर्माण हुआ है, वह सारा नियमों के अवबोध के आधार पर 
हुआ है | वैज्ञानिक वह होता है, जिसमे नियम को पकड़ने की, समभने की 
क्षमता होती है। नियम को बनाने वाला कोई नहीं होता । नियम अनादि है, 
यूनिवर्सेल है । जो इन निय॑मों को पकडता है, वह होता है ऋषि, वह होता 
है मुनि और वह होता है वैज्ञानिक । मुनि और वैज्ञानिक--दोनों पर्यायवाची 
शब्द हैं। मुनि का अर्थ है--ज्ञानी, नियमों को जानने वाला । मुनि छाब्द 
“'मुण ज्ञाने' घातु से निष्पन्न होता है । इसलिए मुनि का अर्थ ज्ञाती ही होना 
चाहिए । मुनि कहो या वैज्ञानिक कहो, कोई अन्तर नहीं पड़ता । मुनि होता 
है, जो नियमों को जानता है । वेज्ञानिक वह होता है, जो नियमों को जातता 
है | मुनि का अथे संयमी क्यों चल पडा, यह अन्वेषणीय है | संयम मुनि की 
क्रिया है, बह मुनि का अथ नहीं है । 

विज्ञान प्रत्येक नियम की खोज करता है। उसने प्रत्येक क्षेत्र के 
नियमों को जानने का प्रयास किया है | 

आज के वैज्ञानिकों ने अनेक सूक्ष्म नियमों की खोज की है। अपराधों 
को पकड़ने के छिए उन्होने अनेक साधन आविष्कृत किए हैं। अपराधी को 
एक यंत्र के सामने खड़ा किया जाता है । अपराधी को, अपराध के विषय में 


८० जन दश्ेन और विज्ञान 


पूछा जाता है। यदि वह भूठ बोलता है, तो यंत्र (76-08/०८०7) की सुई 
घूमनी है और भिन्न प्रकार का ग्राफ उभर आता है । यदि वह झ्रपराध को 
स्वीकृति देता है तो भिन्न प्रकार का ग्राफ उमर आता है । यंत्र के माध्यम से 
यथार्थ जान लिया जाता है । इसका भी ठोस आधार है । यदि कोई व्यक्ति 
भूठ बोलता है, यथार्थ को छिपाता है तो उसके भीतर एक प्रकार की प्रक्रिया 
होती है, एक प्रकार के प्रकपन होते हे और जो सत्य बोलता है उसके भीतर 
भिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती है, भिन्‍न प्रकार के प्रकंपन होते है। यंत्र का 
काम है प्रकंपनो को पकड़ना और उन्हें ग्राफ पर अंकित करना । उस अंकन 
के आधार पर निर्णय कर लिया जाता है कि अमुक अपराधी है और अमुक 
अपराधी नहीं है । 

अपराध की खोज केवन यत्र ही नहीं, कुत्ते भी करते हैं। आज 
पुछिस अपराधियों को पकडने वे: लिए कुत्तों का उपयोग कर रही है और 
यह प्रमाणित हो चुका है कि कुत्ते इसमे शत-प्रतिशत सफल रहे है। कुत्ते 
की हत्या के स्थान पर या कल के स्थान पर ले जाया जाता है। कुत्ता वहां 
सूंघता है और उस गशध्न के आधार पर हजार मील पर जाकर भी अपराधी 
को पकड़ लेता है । आएचय होता है कि कुत्ते को इतना ज्ञान कंमे हो जाता 
है ? हजार गील पर गये चोर को पकड़ पाना पुलिस के लिए भी कम संमव 
है तो मला कुत्ता उसे कंमे पकड़ लेता है। इसका अर्थ यह होता है कि कुत्ता 
ह्रादमी से अधिक ज्ञानी है। आइचये होता है। पर नियम को सम लेने 
पर इसमे आदइचयं जंसी कोई बात नही है । कुत्ते की प्राणशक्ति बहुत तीक्न 
होती है | गंध के आधार पर वह अपराधी को पकड़ने में समर्थ हो जाता है । 

सत्य का अर्थ है-+नियम--प्राकृतिक नियग और चेतना के नियम । 
वस्तु-जगत्‌ के नियम, चेतना-जगत्‌ के नियम--ये दो प्रकार के नियम हैं। 
वस्तु-जगत्‌ के नियमों को जानना अस्तित्ववादी सत्य है और चेतना-उगत्‌ के 
नियमों को जानना उपयोगितावादी सत्य है, साधना का सत्य है । 

कर्मशास्त्र पूरा का पूरा नियमशास्त्र है। जो कर्म किया जाता है, 
वह अमुक-अमुक समय तक अपरिपाक, अनुदय की स्थिति मे रहता है। उसे 
अवाधाकाल कहा जाता है | जब वह उदय में आता है तब फल देना प्रारम्भ 
करता है। इस प्रकार कम का शास्त्र चेतना के नियमो का शास्त्र है। 

अनेक शारी।एक और मानसिक बीमारिया ऐसी होती है, जिनको 
डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाते और यंत्र भी उन्हें नहीं पकड़ पाते । सब व्यर्थ हो 
जाते है । इसका कारण है कि वे बीमारियां द्यारीरिक नही, मानसिक नही, 
किन्तु कर्म से निष्पादित हैं । इस तथ्य को आयुर्वेद के ज,चार्यों ने बहुत ही 
यूक्ष्मता से पकड़ा । उन्होंने कह्य--बीमारी केवल घरीर के दोषों से ही नहीं 
होती । सारी बीमारियां वात, पित्त और कफ के दोषों से ही नह्दी होती । 


अध्यात्म और विज्ञान < है 


बीमारी केवल बाहरी वातावरण से ही पैदा नहीं होती | बीमारी का एक 
कारण कर्म भी है । जो संस्कार किया है, वह भी बीमारी का कारण बनता 
है । जिस बीमारी का कारण कम होता है, वह बीमारी दवाइयों से ठीक 
नहीं होती । कोई भी वैद्य या डॉक्टर उसे नहीं मिटा संकता । उसकी सही 
दवाई है प्रायश्चित्त । यह सूक्ष्म चेतना का नियम है । 

आज सर्वत्र धन्द्र है। मीतर के प्रकंपन और प्रकार के हैं, बाहर भिन्न 
प्रकार का प्रदर्शन हो रहा है। भीतर गौर बाहर में जो दूरी है, वह मिटनी 
चाहिए । यह दूरी तब मिट सकती है, जब दुष्टिकोण परिष्कृत हो। एक 
प्रकार से यह सत्य गणित का सत्य है | आज के व्यावहारिक जगत्‌ मे गणित 
का सत्य सबसे बडा सत्य है। गणित में कोई भूल नहीं होती । ज्योतिष 
विज्ञान, गणित विज्ञान--ये सारे नियमों की व्याख्या करने वाले विज्ञान हैं । 

विज्ञान की बहुत सारी बातें बआाइचर्यजनक लगती हैं। एक रेशमी 
कपड़ा है। उस पर अगारा रखा और उस अंगारे पर मूगा रख दिया । अब 
वह अंगारा रेशमी कपड़े को कैसे नही जाएगा ? आइचय उसी को होगा 
जो नियम को नहीं जानता । यह सामान्य बात है कि मूंगे मे ताप-अवद्योषण 
की क्षमता है । वह अंगारे के ताप का शोषण कर लेता है, कपड़ा जलता 
नहीं । प्राचीन काल में रत्त-कंबल बनते थे । उनकी धुलाई अग्नि से होती 
थी। वे अग्नि में नहीं जलते थे, क्योंकि उनमें ताप-अवशोषण की क्षमता 
होती है । इंटें भी ऐसी होती हैं जिन पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता । 

नियमों को जान लेने पर आश्चर्य जैसा कुछ नही रहता । हम स्थल 
चेतना के नियमों को जानें, सूक्ष्म चेतना के नियमों को जानें । इसका तात्पय॑ 
है कि हम स्थूछ शरीर के नियमों को जानें मर कमं-शरीर के नियमों को 
भी जानें । इन नियमों के ज्ञात होने पर ही सत्य की चेतना बहुत स्पष्ट हो 
जाती है। सत्य तब उपलब्ध होता है या भीतर और बाहर की दूरी तब 
मिटती है जब हम मीतर के विकारों का शोषण करना सीख जाते हैं। कोरा 
सत्य का ज्ञान, कोरा सत्य का बोध, कोरा सत्य का सगान करने से कुछ 
नहीं होता । प्राप्त होता है विकार या मोह के उपशमन से । भीतर के उपद्र व, 
विकार, बुराइयां और भीतर की बीमारियां जितनी कम होती जाएगी, 
उतना ही जीवन में सन्‍्य प्रज्व छत होता जाएगा । 

हमारे मस्तिष्क में अरबों-ख रबों सेल्स हैं। सब अपना-अपना कार्य 
करते हैं। जिस व्यक्ति में सत्प का प्रकोष्ठ (सेल्स) जागृत हो जाता है, 
सक्रिय हो जाता है, उसमें गहरी सत्यनिष्ठा जाग जाती है । वह अपने नियम 
या प्रण से बंध जाता है । उसमें प्रामाणिकता आ जाती है। प्रामाणिकता भी 
नियम के कारण आती है। वह जाने-अनजाने अप्रामाणिक काये नहीं करता । 
यहू सत्यनिष्ठा विकार-शमन से प्राप्त द्ोती है । जब आत्तरिक दोष न्यून 


८२ जैत दर्शन और विज्ञान 


होते जाते हैं, तब ये सेल्स जागृत होते जाते हैं। किसी-किसी व्यक्ति की 
पवित्र आत्मा में सत्यनिष्ठा कः प्रकोष्ठ जाग जाता है। जो साधना का 
जीवन जीते हैं, उन्हें इस सत्यनिष्ठा का अभ्यास ही नहीं, इसे जीवनगत 
करना जरूरी है। सत्य में बाधा डालने वाले विकारों और वासनाओं 


का अतिक्रमण करना आवदयक है। यह होने पर ही सत्यनिष्ठा प्रज्वलित 
हो सकती है । 


अभ्यास 


१. धर्म एवं अध्यात्म जैसी प्राचीन विद्याओ का विज्ञान जैसी आधुनिक 
विद्या के साथ तुलना कहां तक सम्भव है ? 
२. क्‍या विज्ञान ने धर्म का कोई उपकार किया है ? 
३. जैन आगमों के सूक्ष्म सत्यों को सरल भाषा मे समभाएं तथा विज्ञान के 
सन्दर्भ में उनकी व्याख्या प्रस्तुत करें । 
४. आधुनिक विज्ञान के सन्दर्भ मे समुद्धात को समझाएं । 
५. शरीर के सूक्ष्म रहस्यों पर वैज्ञानिक दृष्टि से प्रकाश डालें । 
६. अध्यात्म-विज्ञान में शरीर के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए कुडलिनी का 
विवेचन करें। 
७. प्राण-शक्ति की विद्युत्‌ के चमत्कारों को विज्ञान के सन्द् में प्रस्तुत 
करें। 
८. आध्यात्मिकवैज्ञानिक व्यत्तित्व का क्या तात्पयं है ? 
९. निम्नलिखित विषयों की अध्यात्म और विज्ञान के सन्दर्भ में व्याख्या 
करें-- 
(क) मन की शाति 
(ख) संयम 
(ग) सत्यनिष्ठ' 


३. जैन दर्शन और परामनोविज्ञान 


() आत्मवाद एवं पुनर्जन्मवाद 

जन वर्शन का वृष्टिकोण 

जैन दर्शन आत्मवादी, कर्मंवादी एवं पृनजन्मवादी दर्शन है। जैन 
दर्शन के अनुसार संसा> का प्रत्येक प्राणी अपने आप मे एक आत्मा है और 
कर्मों से बद्ध है, आहत है | कर्म पुनजन्म का मूल कारण है | तत्त्व-मीमांसा 
की दृष्टि से आत्मा का अत्तित्व अनादिकालीन है, स्वतन्त्र है, वास्तविक है 
और एक द्रव्य या वस्तु के रूप में है। आत्मा या जीव अस्तिकाय है। 
प्रत्येक आत्मा असंडुय “प्रदेश” का पिण्ड है । प्रदेश यानी अविभाज्य अश-- 
जिसके दो विभाग न हो सके | जैसे पुदगल द्रव्य परमाणुओं के सघात से 
बनता है, वैसे जीव असंख्य प्रदेशों के संघात से नहीं बनता, किन्तु आत्मा 
के असंख्य प्रदेश सदा संघात रूप में रहते हैं, कभी पृथक नही होते । जितने 
स्थान का अवगाहन एक परमाणु करता है, उतने ही. स्थात का अवगाहुन 
एक प्रदेश करता है । आत्मा स'वयवी या सप्रदेशी होते हुए भी ये आत्मा 
से कमी अलग नही होते, कभी टूटते नहीं । 

प्रत्येक आत्म-प्रदेश के साथ फर्म पुदू्गलों का संयोग होता है और 
कर्म के द्वारा उत्पन्न प्रमाव से आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में गमन' 
करती रहती है | कर्म अपने आप मे जड़ है, फिर भी आत्मा के साथ बद्ध 
होने से उनमे आत्मा को प्रभावित करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है | कम 
को हम “चंतसिक-मौतिक बल” (7५००-णा५भं८क्षी 00०6) के रूप में 
मान सकते है | यही बल आत्मा को पुनर्जन्म लेने के लिए बाध्य करता है। 
मनादिकाल से प्रत्येक जीव (आत्मा) जन्म-मृत्य की शख्वखला से गुजरता 
हुआ अपना अस्तित्व बनाए रखता है। यही जैन दर्शन का आत्मवाद और 
पुनजेन्मबाद का सिद्धांत है । 
अध्यात्मवाद बनाम भौतिकवाद 

आस्तिक या अध्यात्मवबादी एवं नास्तिक या भौतिकवादी दर्शन 
पुनर्जन्म के सम्बन्ध से मिन्‍त-भिन्‍न मत प्रस्तुत करते है। सभी अस्तित्ववादी 
या आस्तिक दर्शन आत्मा को चेतन्यश्लील, जड़ पदार्थ से सर्वेथा स्वतन्र एबं 
अनश्बर अर्थात्‌ मृत्यु के पश्चात्‌ भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने बाला, 
स्वीकार करते हैं, जबकि भौतिकवादी था नास्तिक द्शन आत्मा की स्वतंत्र 


८४ जैन दर्शन और विज्ञान 


सला को स्वीकार नहीं करते तथा मृत्यु के पश्चात्‌ उसके अस्तित्व को 
अस्वीकार करते हैं। न्‍्यायशास्त्र एवं दशनशास्त्र के ग्रन्थों मे इन दोनो मतों 
के प्रतिपादकों के पारस्परिक वाद-विवाद की विस्तृत चर्चाएं उपलब्ध होती 
हैं । थे चर्चाएं तक, अनुमान आदि प्रमाण के आधार पर की गई हैं। दोनों 
पक्षों की ओर से अपने-अपने मत को स्थापित कर विपक्ष को खण्डित करने 
की चेष्टा की गई है । 

पुनजेन्म की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों की प्रायः दो प्रधान 
शंक।एं सामने आती हैं:--- 

१. यदि हमारा पू्व॑भव होता, तो हमे उसकी कुछ-न-कुछ स्मृतियां 
होतीं । 

२. यदि दूसरा जन्म होता, तो आत्मा की गति एवं आगति हम क्‍यों 
नहीं देख पाते ? 

पहली शंका का हम बाल्य-जी वन की तुलना से ही समाधान कर सकते 
हैं। बचपन की घटनावलियां हमे स्मरण नही आती, तो क्या इसका अर्थ 
होगा कि हमारी शैशव-अवस्था हुई नही थी ? एक-दो वर्ष के नव-शैशव की 
घटनाएं स्मरण नहीं होतीं, तो भी अपने बचपन मे किसी को सदेह नही 
होता | वतंमान जीवन की यह बात है, तब फिर पृर्वजन्म को हम इस यूक्ति 
से क॑से हवा में उड़ा सकते हैं? पूर्वंजन्म की भी स्मृति हो सकती है, यदि 
उनती श्ञक्ति जाग्रत हो जाए। जिसे जाति-स्थृति ज्ञान' [पूर्व॑जन्म-स्मरण ] 
हो जाता है, वह अनेक जन्मों की घटनाओं का साक्षात्कार कर सकता है । 

दूसरी शका एक प्रकार से नही के समान है। आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं 
होता । उसके दो कारण हैं:-- 

१. वह अमृत है; इसलिए दृष्टिगोचर नही होता । 

२. बह सृक्ष्म है; इसलिए शरीर मे प्रवेश करता हुआ या निकलता 
हुआ उपलब्ध नहीं होता । 

नहीं दीवने मात्र से किसी वस्तु का अभाव नहीं होता । सूर्य के 
प्रकाश में नक्षत्रगण नही देखा जाता । इससे इसका अभाव थोड़े ही माना 
जा सकता है ? अंधकार में कुछ नही दीखता, क्‍या यह मान लिया जाए कि 
यहां कुछ भी नहीं है ? ज्ञान-शक्ति की एकदेशीयता से किसी मी सत्‌-पदार्थ 
का अ.स्तत्व स्वीकार न करना उचित नही होता । 

अब हमें पुनजेन्म की सामान्य स्थिति पर प्ी कुछ दृष्टिपात कर 
लेना चाहिए | दुनिया में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है, जो अत्यन्त असच से 
सत्‌ बन जाए--जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं, बह अपना जस्तित्व बना 
ले | अमाव से भाव एवं भाव से अभाव नहीं होता, तब फिर जन्म और 
मृत्यु, नाश और उत्पाद, यह क्या है? परिबतंन। प्रत्येक पदार्थ में परि« 


जैन दर्शन और परामनोविज्ञान ' <५ 


बर्तन होता है । परिवर्तन से पदार्थ एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था 
में चला जाता है, किन्तु न तो वह सर्वथा नष्ट होता है और न सर्वेथा उत्पन्न 
भी | दूसरे-दूसरे पदार्थों में भी परिवर्तन होता है, वह हमारे सामने है । 
प्राणियों में भी परिवतंत होता है । वे जन्मते हैं, मरते हैं। जन्म का अर्थ 
अत्यन्त नयी वस्तु की उत्पत्ति नहीं और मृत्यु से जीव का अत्यन्त उच्छेद 
नहीं होता । केवल वैसा ही परिवतेन है, जैसे यात्री एक स्थान को छोड़कर 
दूसरे स्थान में चले जाते हैं। यह एक ध्रुव सत्य है कि सत्ता से असत्ता एवं 
असत्ता से सत्ता कभी नहीं होती । परिवर्तत को जोड़ने वाली कड़ी आत्मा 
है । वह अन्वयी है। पूर्व जन्म और उत्तर-जन्म दोनों उसकी अवस्थाएं हैं। 
वह दोनों मे एकरूप रहती है । अतएब अतीत और भविष्य की घटनावलियों 
की रईंखला जुड़ती है। शरोरशास्त्र के अनुसार सात वर्ष के बाद दारौर के 
पूर्व परमाणु च्यूत हो जाते है, सब अवयव॒ नये बन जाते हैं। इस सर्वांगीण 
परिवत्तन में आत्मा का लोप नहीं होता । तब फिर मृत्यु के बाद उसका 
अस्तित्व कैसे मिट जाएगा ? 


जाति-स्मृति शान 


जैन दर्शन की ज्ञान-मीमांसा में मतिज्ञान और श्रुतज्ञान--ये दोनों 
इन्द्रिय-ज्ञान के भेद हैं। जाति-स्मृति का अर्थ है--पूर्वजन्म की स्मृति । 
पूवजन्म की स्मृति (जाति-स्मृति) “मति ज्ञान' का ही एक विशेष 
प्रकार है। इससे पिछले अनेक समनस्क जीवनों की घटनावलिया जानी जा 
सकती हैं । पूर्वजन्म में घटित घटना के समान घटना घटने पर बह पू्व॑- 
परिचित-सी लगती है। ईहा, भपोह, मार्गंगा और गवेषणा करने से चित्त 
की एकाग्रता और शुद्धि होने पर पूबंजन्म की स्मृति उत्पन्न होती है । सब 
समनस्क जीवों को पूर्वजन्म की स्मृति नही होती, इसकी कारण-भीमांसा 
करते हुए आचार्य ने लिखा है-- 
“जायमाणस्स ज॑ दुक्सं, मरसाणस्स वा पुणो । 
हेण बुक्लेण संमूढो, जाई सरइ ने अप्पणों ॥ 
“्यक्ति मृत्यु! ओर “जन्म” कौ वेदना से सम्भूढ हो जाता है; 
इसलिए साधारणतया उसे जाति की स्मृति नहीं होती । 
एक ही जीवन में दु ख-ब्यग्रदशा (सम्मोह-दशा) में स्मृति-भ्रश हो 
जाता है. तब वंसी स्थिति में पू्व॑जन्म की स्मृति लुप्त हो जाए, उप्में कोई 
आइचये ती बात नहीं । 
पूर्वजस्म के स्मृति-साधन मस्तिष्क आदि नहीं होते, फिर भी आत्मा 
के दुढ़-सस्कार और श्ञान-बल से उसकी स्मृति हो जाती है। इसलिए ज्ञान दो 
प्रकार का बतलाया है--इस जन्म का ज्ञान और अगले जन्म का शान । 


८६ जैन दर्शन और विज्ञान 


जाति-स्मरण ज्ञान की अगणित घटनाएं जैन साहित्य में उपलब्ध है | 
इसमें विशेषतः मेंघकुमार (जो मगध-नरेश श्रेणिक बिम्बिसार का 
पुत्र था) को भगवान महावीर द्वारा जाति-स्मरण ज्ञान कराने की घटना 
उल्लेखनीय है। मेघकुमार को अपने पिछले जन्म में हाथी के जन्म की 
स्मृति हुई | उससे प्रेरित हो मेघकुमार प्रतिबुद्ध हुए ।" 


विभिसन धर्म-दर्शनों में पुन्जन्मवाद 


प्रामेतिहासिक मानव सम्बन्धी खोजों से ज्ञात हुआ है कि आज से 
लगभग पचास हुजार वर्ष पूरे भी निअडरधाल-मानव के मस्तिष्क में आत्मा 
की अमरता के बारे मे कुछ अस्पष्ट से विचार अवश्य थे | पृुतक को आदर- 
पूर्वक खाने-पीने की अनेकानेक वस्तुओं सहित दफनाया जाता था । 

कुछ पाद्चात्य विद्वानों जैसे-- वेबर, मेक्ड्ोनल व विटरनिट्स आदि 
का मत है कि जन्म-जन्मांतर का ऋग्वेद मे कही उल्लेख नहीं किया गया है 
व इस विचार का प्रवेश हिंदु-धर्म दर्शन मे परवर्त्ती युग में हुआ है । किन्तु 
ऋणगेद के अधिक गहन अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा की अमरता 
व जन्मांतर आदि के बारे में मत्रभाग मे बीज रूप मे जो विचार है वे ही 
ब्राह्मण आरण्यक व उपनिपदों मे जाकर विकसित रूप में प्रस्फुटित हुए है । 
पुराणों, स्मृतियों, रामायण व महाभारत आदि ग्रथो मे तो पुन्जन्म-संबंधी 
अनेकानेक विस्तृत उल्लेख मिलते ही है। बौद्ध धर्म में भी पुनजेन्म के विषय 
में 'जातक' साहित्य उपलब्ध है। 

विह्व के अन्य दो प्रमुख धर्मो--ईसाई व इस्लाम के अनुयायी प्राय: 
पुनर्जन्म में आस्था नही रखते, कितु यह उल्लेखनीय है कि बाइबिल व 
कुरान आदि ग्रन्थों मे पुनर्जन्म-समर्थल विचारों की ओर अनेक आधुनिक 
विद्वानों ते ध्यान आकपित करते हुए यह दक्षनि का प्रयत्न किया है कि 
वास्तव मे ये धर्म भी पुनर्जन्म के विचार के विरोधी नही है। 

अपनी एक पुस्तिका टू केस फार रिइंकारनेशन'' मे लेखक श्री लेस्ली 
डी वेदरहेड ने ईसाई मत के सन्दर्भ मे इसी बात को स्पष्ट करते हुए लिखा 
है कि ईसा ने यद्यपि पुनर्जस्म का प्रत्यक्ष रूप से प्रतिपादन नही किया है, 
किन्तु साथ हो उन्होंने कभो इसका विरोध भी नहीं किया । वर तुत: उनके 
समय में यहूदी धर्म मे यह विचारधारा पहले से ही प्रचलित थी । प्राचीन 
क्तच पुनर्जन्म का समर्थक भा--ईसा से ५५३ वध बाद 'कांस्टनटिपोल' की 
समा के बाद ही २ के विरोध में ३ मतो से इसको अस्वीकार किया गया । 
ओरिजेन, संत आगस्तीन व असीसी के संत फ्ान्सिस ने फिर भी अपने ग्रंथों 





जयंत 
*- शाताधमंकर्थांग छूच, अध्ययन १; युवाचार्य महाप्रज्ञ कृत सम्दोधि ।! 
२. वेदरहेठ, लेस्ली डी०, 'दू कंस फॉर रोहंका रनेशन', बेलमॉन्ट, १९६३। 


जैन दर्शन और परामनोविज्ञान ८७ 


में इस विचार का समर्थन ही किया है ।' 

इसी तरह, कुरान की निम्न बायतों में भी पुनर्जन्म के विचार का 
समथंन देखा गया है : “क्यों कुफ़ करते हो साथ अल्लाह के भौर थे तुम । 
मुर्दे पल जिलाया तुमको, फिर मुर्दा करेगा तुमको, फिर जिलाएगा तुमको, 


फिर उसके फिर जाओगे ।” (सू० रू० २३े, आयत ७) 
“अल्लाह वह है जिसने पैदा किया तुमको, रिज्क दिया तुमको, फिर 
जिलायेगा तुमको ।” (सू० र० ३० रू० ४ आयत १३) 


श्री ई० डी० वाकर ने अपनी पुस्तक “रिइंकारनेशन' में लिखा है, 
“अरब दाशं॑निकों का यह एक प्रिय सिद्धात था और अनेक मुसलमान लेखकों 
की पुस्तकों में इसका उल्लेख अमी भी देखा जा सकता है ।/'* 
प्राचीन यूनानी विचारक-विद्वान पाइथागोरस, सुकरात, प्लेटो, 
प्लूटाक, प्लाटीनस भादि के विचारों में भी हमे “'पुनर्जेन्म' की आस्था की 
स्पष्ट भलक मिरूती है ! पाइचात्य विद्वानों ने पुनर्जन्म के लिए रिब्थ॑, मैट- 
मसाइकोसिस, ट्रासमाइग्रेशन, पोलिजेनिसिस व रिएम्बार्डामेट आदि विभिन्न 
शब्दों का कभी-कमी एक ही--कभी कुछ भिन्न-से अर्थों मे प्रयोग किया है । 
पुनजेन्म में विश्वास प्रकट करने वाले अन्य अनेक दाशंनिको, लेखकों व 
कवियों में स्पिनोजा, रूसो, शैनिंग, इमसंन, ड्राइडन, वर्ड सवर्थ, शेली व 
बाऊनिंग आदि की गणना की जा सकती है । जोसेफहीड व क्रसटन ने सवा 
तीन सौ पृष्ठ की एक पुस्तक “रिइकारनेशन' मे विश्व के विभिन्न धर्मों में 
ब्याप्त दाशंनिकों, कवियों व वैज्ञानिकों आदि के पुनर्जेन्म संबंधी विचारों का 
संकलन प्रस्तुत किया है ।' 
वस्तुतः: इतिहास के प्रत्येक युग में विश्व-मर के सभी दर्शनों-घर्मों में 
व जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में शीषंस्थ स्थान रखने बाले व्यक्तियो के विचारों 
में पुनजंन्म को महत्त्व दिया गया है। 
ताकिक आधारों पर खण्डन-मण्डन का क्रम प्राचीन काल में ही नहीं, 
आधुनिक दाशंनिकों में भी चला है । आधुनिक पाहचात्य दार्शनिक डॉ० 
मेकटेगार्ट जहां पुनर्जन्म के पक्षधर है, वहां पिगल-पेटिसन क्रादि उनके विपक्षी 
हैं। डॉ० टी. जी. कलघटगी ने तो इसके ताकिक प्रामाण्य को असंभव और 
१. वंदरहैड, लेसली ढ्ी०, द्‌ केस फॉर रीइंकारनेशन, बेलमॉन्ट, १९६३, 
पृ०४। 
२. वकिर ई० डी०, “रीइंकारनेशन--ए स्टडी आऑँब फॉरगैटन ट्र थ', यूनि- 
वसिटी बुक्स, न्‍्यूयाक, ६९६५ । 
३. हैड जॉतेफ व क्रेन्‍्सटन, एस० एल०, 'रीईकारनेशन--एन ईस्ट-बेस्ट 
एन्धोलॉजी द्‌ जूलियन प्रेस, न्यूयार्क, १९६६ । 


८८ जैन दर्शन और विज्ञान 


अनपेक्षित माना है। उनके अनुसार यह विशिष्ट द्रष्टाओं के परम ज्ञान और 
अनुभूति के द्वारा व्यक्त सिद्धांत है। पर डॉ० मेकटेगार्ट ने पुन्जन्म की 
बास्तविकता को ताकिक आधारों पर प्रमाणित करने की चेष्टा की है। उनके 
अनुसार यदि यह सिद्ध हो जाता है कि वर्तमान जीवन के पूव और पद्चात्‌ 
भी जीवन है, तो पूव॑जन्म के साथ अनव्वरता का सिद्धात भी अपने आप सिद्ध 
हो जाता है । पुनर्जन्म के विपक्षियों द्वारा सबसे प्रबल तक यही दिया गया 
है कि पूर्व जन्म की कोई रमृति हमे नही है । पिगल-पेटिसन ने डॉ० मेकटेगार्टे 
की इस मान्यता को कि--' आत्मा एक शाइवत द्रव्य है जिसमे भैकालिक 
अस्तित्व सदा अमर बना रहता है,” समथ्थ तर्काधारित मानने से इसलिए 
इनकार किया है कि पूर्वजन्म की स्मृति के अभाव में आत्मा की सततता की 
अनुभूति नहीं होती। यदि पूर्वजन्म की स्मृति वास्तविक तथ्य के रूप में 
प्रमाणित हो जाती है, तो पूनजंन्म का सिद्धात स्वत. सिद्ध हो जाता है । डॉ० 
कलघटगी ने पूर्वजन्म की स्मृति के प्रमाण को पुनर्जन्म की मान्यता को सिद्ध 
करने के लिए यथ।थ्थ माना है । इस प्रकार कहा जा सकता है कि पुवंजन्म 
स्मृति वास्तविक अस्तित्ववादी (आस्तिक) दर्शन के लिए एक ऐसा सबल 
एवं प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाता है जिसके लिए फिर तक या अनुमान को आव- 
इयकता नहीं रह जाती । 

वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करने पर “पुनर्जन्मवाद” का प्रामाण्य 
दो बातों पर आधारित हो जाता है (१) पृर्व॑जन्म-स्मृति की घटनाएं वास्त- 
विक हैं या नहीं, इसे प्रमाणित करना। (२) यदि ये घटनाएं वस्वुत: ही 
घटित हैं, तो इन घटनाओ की व्याख्या करने मे पुनर्जन्मवाद की परिकल्पना 
ही केवल क्षक्षम है, इसे प्रमाणित करना । यदि इन दोनो बातो को सिद्ध कर 
दिया जाता है, तो आत्मा का स्वतंत्र एव शाश्वत अस्तित्व एक वैज्ञानिक 
तथ्य के रूप में स्थित हो जाता दै । 


पराभनोविज्ञान 


पुनर्जेन्म के विषय में वैज्ञानिक अनुसंघान का कार्य परामनौविज्ञान के 
क्षेत्र में किया गया है । इससे पूर्व कि परामनोविज्ञान के क्षेत्र में इस सम्बन्ध 
में क्या कार्य हुआ उसकी चर्चा करें, हम परामनोविज्ञान के इतिहास के विषय 
में पहले संक्षिप्त चर्चा कर लें ताकि वैज्ञानिक क्षेत्र में पुनर्नन्‍्म, अतीन्द्रिय 
शान, भतीन्द्रिय शक्ति श्ञादि परासामान्य विषयों के अनुसंधान के ऋमिक 
विकास से हम परिचित हो सके । 

परासामान्य घटनाओं के वेज्ञानिक अनुसंधान का प्रारम्भ “प्रेतात्मा" 
या 'पूतावेश” सम्बन्धी घटनाओं के अध्ययन से होता है। सन्‌ १९५७ में 
प्%॥॥ 800०2 ० ४४० &2778 का प्रकाशन हुआ । है 


जैस दर्शन और परामनोविज्ञान ८९ 


प्रेतात्माओं के अस्तित्व, उनसे बातलाप करने की संभावता भरादि 
आस्थाओं के आधार पर अनेक नैतिक मान्यताओं व आचारों का प्रतिपादम 
करते हुए एक नये आंदोलन--प्रेतिकवाद (स्पिरिव्युअलिज्म ) का प्रादुर्माव 
हुआ और शनेः छान: इसके अनुयाथियों की संख्या बढ़ती गई । 

प्रेतत्व संबंधी प्रथटनाओं के विस्तार, प्रभाव व उनके प्रति जागृत 
अभिरुचियों ने अनेक दाशेनिकों, विद्वानों व वैज्ञानिकों को कककोर डाला । 
इन सभी घटनाओं के पीछे वास्तव में सत्य क्‍या है व उसे कैसे जाना जा 
सकता है ? क्‍या कोई ऐसा प्रयास किया णा सकता है जिसके परिणामस्वरूप 
इन महत्वपूर्ण प्रइनों के विवाद-रहित, सुनिश्िथत उत्तर सर्वेन्युलम हो 
सकें ? 

लगभग इसी समय विद्वानों, विचारकों व वैज्ञनिको को कुछ अन्य 
मिलती-जुलती-सी प्रधघटनाओों की अव्याख्येयता की चुनोती का सामना करना 
पड़ रहा था। इन प्रघटनाओं का सम्बन्ध मूलतः: मन की एक विशिष्ट अवस्था 
से था जिसे आज 'सम्मोहन' (हिप्नोटिज्म ) कहा जाता है । 

वैसे तो १७७९ में मैस्मर द्वारा रोगियों के उपचार के लिए इस पर 
आधारित एक नई पद्धति का आविष्कार कर लिया गया था । उसके अनुसार 
“ब्रह्माण्डीय मण्डल, पृथ्वी व जीवित प्राणी परस्पर एकन्दूसरे को प्रमावित 
करते हैं ।” यह प्रमाव एक सर्वेव्यापी द्रव के माध्यम से पड़ता है । यह द्रव 
मनुष्य के दारीर में स्नायु तत्वों द्वारा प्रसारित रहता है जो मनुष्य के शरीर 
को चुम्बकाय विशेषताएं प्रदान करता है । मैस्मर का विचार था कि यदि 
इस द्रव को निश्चित प्रकार से निर्दिष्ट किया जाए, तो उससे सभी प्रकार के 
रोगियों का उपचार संभव है । 


इस समय मेस्मर के उपचार की धूम मची हुई थी | पर इस बात 
पर विवाद उत्पन्त हो गया कि उपचारों की प्रभावोत्पादकता किसी जैविक 
चुम्बकत्व (एनीमल म॑गनेटिज्म) के कारण है भ्रयवा मानसिक कल्पनाशक्ति 
के कारण । दोनों मतों के बीच विवाद आज तक पूर्णतः सुलझा नहीं 
है । 

मैस्मर के रोगी यद्यपि हिस्टीरिया के लक्षण यथा, संज्ञाशुन्यता, ऐंठन 
व अतिउत्साह आदि प्रदर्शित करते रहे थे, लेकिन उनमें अमी तक कोई परा- 
सामान्य लक्षण नहीं उभरा था। १८७४ के करीब मेस्मर का एक हछिद्य 
सारबिवस डी. प्यूसेगर एक बार कुछ किसानों का उपचार कर रहा था। 
उपचार के दौरान उसने देखा कि उसका एक २३ वर्षीय किसान एक विचित्र 
प्रकार की निद्रा में लीन होकर हुंसने, बोलने व अन्य देनन्दिनी क्रियाओं को 
पू्व की अपेक्षा और भी अधिक बुद्धिमतता से सम्पन्न करने लगा है। और, 


१७० जैन दर्शन और विज्ञान 


सबसे विचित्र बात तो यह थी कि उसने स्वय द्वी अपने रोग का पूरा विवरण 
और उपचार बताया । धीरे-धीरे अन्य रोगी भी ऐसा करने लगे | श्रब वे 
स्वयं अपने चिकित्सक ही नहीं हो गये, वे उपचारकर्ता के विचारों को भी 
पढ़ने लगे । छुपाई हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालने लगे-- यहां तक कि सही-सही 
मविष्यवाणियां भी करने लगे । अन्य कई ओर व्यक्ति प्यूसेगर की विधि से 
रोगियों को इसी तरह की स्थिति में, जिसे बाद में 'सोमनाम्ब्यूलिज्म' 
(निद्राचार) कहा गया, लाने लगे । एक व्यक्ति ने इस अवस्था में पेट से 
सुनने व अंगुलियों के पोरों से देखने की शक्ति प्रदर्शित को । जागृत 'सोमना- 
स्ब्यूलिज्म' की खोज बडी आकर्षक रही। शीघ्र ही स्थान-स्थान पर इस तरह 
के प्रयोग किये जाने लगे। कुछ चिकित्सों ने 'चुम्बकीय-निद्रा' के दौरान 
रोगियों पर वेदनाराहित शल्य-चिकित्सा भी की । भआाज तो यह आम बात है 
किन्तु उस समय इन बातों से वंज्ञानिक क्षेत्रों में बड़ी उधल-पुथल हुई । 

१८४१ के लगभग मेनचेस्टर के एक डॉ० जेम्स ब्रंड ने बहुत-प्रयोग 
करके यह विचार रखा कि मैगनेटिज्म, सोमनाम्ब्यूलिज्म व सुकाव-ग्रहण- 
शीलता तीनों में मत की एक समान विशिष्ट अवस्था विद्यमान रहती है । 
ब्रेड ने ही सवेप्रधम 'हिप्नोटिज्म' शब्द का प्रयोग प्रारम्म किया। 

उन्नीसवी शताब्दी की ही तीसरी प्रमुख विचारात्मक शक्ति जिसे 
हम 'परासामान्य' के अध्ययन की मुख्य प्रेरक शक्तियों मे से एक मान सकते 
है घह है भौतिक विद्वानो ढ्वारा विकसित विष्व-सदर्भ (वल्ड परस्पेक्टिव) 
न्‍्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त व गति के तीन नियमो के आधार पर 
भौतिक शास्त्रियो व गणितश्ञों को क्षीत्र ही यह लगने लगा कि सृष्टि का हर 
रहस्य उन्होंने उद्घाटित कर लिया है । सम्पूर्ण सृष्टि एक विद्ञाल यन्त्र या 
मश्षीन की भांति है। उसके मूल तत्त्व है छोटे-छोटे मणु, विलियडड गेंद की 
साति एकदम ठोस | ये अणू एक सर्वव्यापी ईथर में चक्राकार गति से 
घमते रहते हैं। अणुओं की सभी गतियां पूर्णतः कार्य कारण के नियमो से 
नियमित रहती है। मौतिक-गणितीय संदर्भ मे कुछ भी विसंगत, अव्यक्त, 
अव्यवस्थित था अताकिक नही था । जगत्‌ में सभी कुछ व्याख्येय था । प्रकृति 
के समी नियम स्पष्ट व अटूट है। समी कुछ एन्द्रियानुभविक (इम्पीरिकल) 
था। बिना इन्द्रियों के किसी अन्य भविष्यबोधष आदि की बातें केवल 
मूखंतापूर्ण बकवास ही हो सकती थी । परासामान्य को विज्ञान के क्षेत्र में 
कोई स्थान नही था । इस तरह उल्लीसवी शताब्दी तक विज्ञान के विविध 
अन्वेषकों मे यह रगमंग सिद्ध ही कर दिया था कि सारी सृष्टि सम्पूर्ण प्रकृति 
मात्र कुछ भौतिक शक्तियों की ही एक व्यवस्था है । 

अस्तु, एक ओर प्रेतिकवाद के उदय के साथ ही आत्मा, प्रेतात्मा 
अतिजीवन, मृतात्सा-आवाहन व उनसे संदेश-प्राप्ति आदि से संबंधित घट- 


जैन दर्शन ओर परामलोबिज्ञान ९१ 


ताओं की बाढ़ और उसके साथ-ही-साथ जैविक घुम्बकत्व, सम्मोहन, सुझाव- 
ग्रहणशीलता आदि के प्रयोग में अभिव्यक्त अतीन्द्रिय बोध के लगभग अकाट्य 
प्रमाणों का अभ्युदय, इन दोनों का विज्ञान की मौतिकवादी मूल स्थापनाओं 
से सीधा टकराव : परिणाम-स्वरूप जगह-जगह खसंवेदनक्षील विचारकों को 
यह सोचने को बाध्य होना कि यथार्थ को निश्चित रूप से कैसे जाना जाए। 
मान्यताओं में विवाद चाहे जितना भीषण रहा हो, इस बारे मे अब लगभग 
मतेक्य था कि विवाद का निपटारा किस मार्ग से संभव है । यह मार्ग है-- 
प्राक्कल्पनाओं (हाइपोथीसिस), प्रेक्षणों (आवजर्वेशन ) व प्रयोगों (एक्स- 
पेरीमेन्ट्स। का यानी विज्ञान का । परिणामस्वरूप हुआ--एक नवीन विज्ञान 
का उदमव--सभी प्रकार की परासामान्य प्रघटनाओं का पूर्वा ग्रह-मुक्त दृष्टि 
से वेज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन करने वाले विज्ञान--परामनोविज्ञान का । 

१९३४ में ही कुछ ऐसे प्रयोग किए गए, जिनसे कि 'मनःप्रमाव' 
(साइकोकाइनेसिस) यानी मन द्वारा पदार्थ को प्रमाणित करने की क्षमता 
की जांच की जा सके । अनेक वर्षों तक किए गए प्रयोगो के आ्राघार पर यह 
भी लगभग सिद्ध कर दिया ग्रया कि व्यक्तियों में मनःप्रभाव की शक्ति भी 
होती है । 

१९४८ में जब डां० राइन ने “रिच आफ द्‌ माइड” नामक पुस्तक 
प्रकाशित की तब तक परामनोविज्ञान स्पष्टत: एक विज्ञान के रूप में उभर- 
कर आने लगा था। इसका अपना ही एक विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र उमरा 
जिस पर अन्य किसी विज्ञान का दावा नहीं था । इस क्षेत्र की स्पष्ट सीमाएं 
भी थी और इसकी अध्ययत-वस्तु को वर्गक्गषत भी किया जा सकता था। 
विभिन्न प्रकार की वर्मक्वित श्रेणियों के अध्ययन हेतु उपयुक्त पद्धति-विज्ञान 
(मेथडोलॉजी ) मी विकसित कर लिया गया है । 

१९६२ में डॉ राइन ने ड्यूक विश्वविद्यालय से अलग एक प्रतिष्ठान 
की स्थापना करके उसके तत्वावधान में कायं करना प्रारम्भ किया । 
इस प्रतिष्ठान को नाम दिया ग्रया 'फाउडेशन फॉर रिसर्च इन्टू द नेचर 
आँव मैन । 

इस शताब्दी के छठे दशक में अमेरिका में ब्यावसायिक परामना- 
वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के एक सगठन 'पैरासाइकोलॉजीशन एसोसिएशन' 
की स्थापना की गई । इस संगठन ने त्तीन बार यह प्रयत्न किया कि अमेरिका 
में विज्ञान की सबसे बड़ी संस्था “अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द्‌ एडवान्समेट 
आऑँव साइंस' द्वारा परामनोविज्ञान को एक विज्ञान के रूप में मान्यता प्रदान 
की जाए, लेकिन इस दावे को सदा अस्वीका र किया गया । 

१९६९ में पैरासाइकोलॉजिकलू एसोसिएशन ने मान्यता-प्राप्लि हेतु 
पुर: प्रयश्व॒ किया । अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द्‌ एडबांसमेंट आँव 


९२ जैन दर्शन और विज्ञान 


साइंस जो अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक प्रतिष्ठान है के द्वारा परामनो- 
विज्ञान को मान्यता मिल गई । 

आज विदव के लगभग सभी देशों में सरकारी व गैर-सरकारी 
संस्थाओं द्वारा परामनोवैशञानिक शोध-कार्य किया जा रहा है । 


पुरर्थन्म वर परामनोविज्ञान में अनुसन्धान : इतिहास 


पिछली शताब्दी के अन्तिम दष्ठक में भी श्री फील्डिग हाल ने उनके 
द्वारा बर्मा में अध्ययन किये गये ६ पुनर्जन्म दत्तांतों को प्रकाशित किया था, 
किन्तु गधीर एवं व्यवस्थित ढंग से पुनजंन्म की साक्षियों की जांच प्रारम्भ 
करने का श्रेय भारत के रायबहादुर श्यामसुदरलाल को, जो कि किशनगढ़ 
(राजस्थान) के दीवान रहे, दिया जा सकता है । सन्‌ १९२२-२३ में आपने 
अपने एक साथी श्री रामगोपाल मिश्र के सहयोग से पुनजंन्म के वृत्तान्तों 
की खोजबीन हेतु एक 'फा्मर लाइफ रिसर्च एसोसिएशन का गठन किया। 

पादयात्य देशों मे भी यदा-कदा उमर आने वाली पूर्वजन्म की 
स्मृत्ियों के कृत्तांतों की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट होने लगा। श्री 
गेब्रियल डिलेनी ने १९२४ में अपने परिचित व स्वयं के ्रध्ययन किये हुए 
कुछ पुनर्जन्म की स्पमृत्तियों के दृत्तांत एक पुस्तक में प्रकाशित किये । कुछ 
वर्ष पश्चात्‌ एक अन्य विद्वान श्री रॉल्फ शिलें ने कुछ डिलेनी द्वारा वरणित 
व कुछ स्वय अध्ययन किये हुए पूवेजन्म की स्मृतियों के विवरण 'द प्राब्लस 
आफ रिबर्थ! नामक पुस्तक में प्रकाशित किये । 

भारत मे केकयी नन्दन सहाय, एस० सी० बोस, हेमेन्द्र नाथ बनर्जी, 
कीति स्वरूप रावत आदि द्वारा इस दिशा मे विशेष प्रयत्न किए गए । 

सौभाग्य से पिछले १५ वर्षों से इस दिज्ञा मे महत्त्वपूर्ण काययं किया 
गया है । विश्व के वेज्ञानिकों का ध्यान काफी अर्से से इन घटनाओं की ओर 
खींच चुका था। विष्व में अनेक स्थानों पर परामनोविज्ञान के क्षेत्र में 
वैज्ञानिक पद्धति से शोध कार्य करने के लिए जो शोध-संस्थान स्थापित हुए 
हैं. उनमे इन पूव॑-जन्म-स्मृति घटनाओं का वेज्ञानिक रूप से अध्ययन किया 
जा रहा है । पैंसिलवेनिया विश्वविद्यालय, क्‍लाक॑ विश्वविद्यालय (बोरसे- 
स्‍्टर मेसेच्यूसट्स), स्टेण्डफोर्ड विद्वविद्यालय, हारवार्ड विश्वविद्यालय, 
ड्यूक विष्वविद्यालय, लिडन विष्वविद्यालय, उद्रेस्ट विश्वविद्यालय 
(हॉलेण्ड), केम्ब्रीजण विश्वविद्यालय, फ्राईबर्ग विश्वविद्यालय (१० जमंनी ), 
पिट्सवर्ग विव्वविद्यालय, सेंट लोसेफ्ज कॉलेज (फिलाडेलफिया), वेलेण्ड 
कॉलेज (प्लेनव्यू, टेक्सास), नेशनल लिटोरल विद्ववविद्यालय (रोजादियो, 
आजेंन्टीना ) लेनिनग्राड स्टेट विश्वविद्यालय (यु. एस. एस. आर.) किंग्स 
कॉलेज विश्वविद्यालय (हेलिफंक्स) तथा बविजिनिया विश्वविद्यालय के 


जैत दर्शन और परामनोविज्ञान ९३ 


अन्तर्गत विश्व के बीसों चोटी के वैज्ञानिक, मनश्चिकित्सक एवं मनोविज्ञान- 
विद्‌ परामनोविज्ञान के क्षेत्र में शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य कर रहे हैं । 

पूर्व-जन्म-स्मृति या ऐसी अन्य परा-सामानन्‍्य घटनाओं का सर्वेक्षण, 
सत्यता की जांच, तथ्यों का विश्लेषण, संबधित ज्ञाक्षियों का परीक्षण आदि 
का निष्पक्ष एवं वस्तु-सापेक्ष (ओऑब्जेक्टिव) अध्ययन किया जा रहा है ! 


उदाहरणस्वरूप हम विजिनिया विश्वविद्यालय के भ्रन्तगंत चल रहे 
कार्य की चर्चा यहां कर रहे हैं। विजिनिया विध्वविद्यालय के अन्तर्गत 
“स्कूल ऑफ मेडिसिन” में सायक्याद्री विभाग का “परामनोविज्ञान संभाग” 
व्यवस्थित रूप से इस शोध काय॑ में लगा हुआ है | डॉ० ईयान स्टीवनसन, 
एम, डी. स्वयं एक सुप्रसिद्ध मतश्चिकित्सक हैं, तथा “कालंसन प्रोफेसर 
अऑॉफ सायक्याट्री” के रूप मे इस विभाग का निदेशन कर रहे है। डॉ० 
स्टीवनसन एवं उनके निदेशन में ्ोधरत दल विश्व के विभिन्न देशों में 
घटित पूर्व॑-जन्म-स्मृति की घटनाओं के सर्वागीण अध्ययन एवं झोध में 
संलग्न है। भारत के अतिरिक्त सिलोन, बर्मा, थाईलेण्ड, लेबनान, ब्राजील, 
अलास्का आदि देशों से उक्त प्रकार की घटनाओं की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई 
हैं तथा इस सिलसिले में अनेक बार इन देशो की यात्राएं की हैं । डॉं० 
स्टीवनसन मनोविज्ञान (सायकोलोजी) के अभिनव विदलेषणों भौर सिद्धांतों 
के प्रकाण्ड विद्वान हैं। उनका समग्र अध्ययन एक गहरी और पैनी दृष्टि 
लिए हुए है । घटनाओं के जांच-कार्य में उनमें वकील का चातुये और तक 
की प्रबलता स्पष्ट परिलक्षित होती है। विभिन्न देशों की संस्कृति, धर्म, दर्शन, 
इतिहास, भूगोल आदि से संबंधित अपेक्षित ज्ञान की मौलिक एवं पूर्ण जान- 
कारी भी वे रखते हैं । 


डा० स्टीवनसन द्वारा लिखित “दी एविडेंस फार सरवाइवल 
फ्रोम बलेइस्ड मेमोरिज ऑफ फोमेर इनकारनेदनस” सन्‌ १९६० में 
जनेल ओऑफ अमेरिकन सोसायटी ऑफ सायकिकल रिसर्च में प्रकाशित 
होकर १९६१ मे पुस्तक-रूप में इंग्लेण्ड से प्रकाशित हुआ । इसके बाद 
सन्‌ १९६६ में बीस घटनाओों के सम्पूर्ण एवं समीक्षात्मक अध्ययन पर 
आधारित उनका सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ “ट्वेण्टी केसेज सजेस्टीव ऑफ 
रिइनकारमेशन” प्रकाशित हुआ । इसके पदचात्‌ भी समय-समय पर इस 
विषय मैं उनके लेख एवं पुस्तकें प्रकाशित होती रही है । इस दिशा में निरंतर 
कार्य हो रहा है | घटनाओं में भी काफी बृद्धि हुई है। सन्‌ १९६९-७० 
में दो वर्षों के भ्रन्दर ही भारत में १०८ एवं बर्मा में ८० घटनाएं प्रकाशन मे 
आई । उदाहरण-स्वरूप ब्राजिल की एक घटना का उल्लेख किया जा रहा 


दैः- 


९४ जैत दर्शन और विशान 


भराजोल में मठाई-वर्ष की बालिका को पूर्व-जन्स को स्मृति-- 

सन्‌ १९१८ अगस्त की १४ तारीख को ब्राजिल देश में डोम फेलि- 
सियानों नामक एक छोटे गाव में रहने वाले एक परिवार में एक बालिका का 
जन्म हुआ । पिता एफ ब्ही, लौरेंज तथा माता ईदा लौरेंज ने उसका नाम 
मार्टा रखा । मार्टा जब अढाई वर्ष की हुई थी--एक द्विन"” हू "अपनी बहिन 
लीला के साथ घर से थोड़ी दूर आए हुए एक वाले पर “नई थी। यहां 
से वापिस घर लौटते समय उसने लीला से कहा--'मुझ्कें गोद मे उठाकर ले 
चलो । जब पहले तूं छोटी थी और मैं बड़ी थी तब मैं तुझे गोद में उठाकर 
घुमाती थी । छोटी बहिन के मुंह से इस प्रकार की बात सुनकर बडी बहिन 
को हंसी आ गई | उसने पूछा--तुम बड़ी कब थी ? 

मार्टो ने कहा--3स समय मैं इस घर मे नहीं रहती थी । मेरा घर 
यहां से काफी दूर था। वहा अनेक गाय, बेल आदि हमारे घर पाले हुए थे 
तथा नारंगी के पेड थे। बहां कुछ बकरे जैसे पशु भी पाले हुए थे पर वे 
बकरे नहीं थे । 

इस प्रकार बातचीत करते हुए मार्ट और लीला जब घर पहुची, 
लीला ने सारी बात अपने माता-पिता से कही । पिता ने मार्टा से कहा-- 
जिस घर की तुम चर्चा कर रही हो वहा हम कभी नही रहे । 

मार्टा ने तुरन्त उत्तर दिया--उस समय जप हमारे माता-पिता 
नही थे, वे दूसरे थे । 

छोटी बच्ची की पागल की-सी बाते सुनकर उसकी एक अन्य बहिन ने 
मजाक मे ही मार्टा से पूछा तब फिर तुम्हारे घर एक छोटी हृब्सी नौकरानी 
(लडकी ) भी थी, जैसे अपने छर में अभी है ! 

मार्टा इस मजाक से बिल्कुल भी बैचेन नहीं हुई | उसने कहा--ना, 
हमारे घर मे जो हब्शी नौकरानी थी, काफी बडी थी । एक रसोईयन भी 
हब्शी थी तथा वहाँ दूसरा एक हब्शी लडका भी काम करता था। एक 
बार वह लडका बेचारा पानी लाना भूल गया था, सब मेरे पिता ने उसे 
बहुत पीटा था । 

पिता (एफ. व्ही लौरेंज) बोले--भेरी प्यारी बेदी, मैंने तो कभी 
हब्शी बच्चे को नहीं पीटा है । 

मार्ट बोली--पर वह तौ मेरे दूसरे पिता थे । ज्योंही उस लड़के को 
पिताजी ने पीटना शुरू किया वह लड़का मुझे बुलाता हुआ चिल्लाने लगा-- 
अरे सिह्ना जिह्ला ! मुझे बचाओ मैंने तुरस्त पिताजी से निवेदन किया-- 
उसमे छोड़ दो और फिर वह पानी भरने चला गया। 


# एफ. ब्ही. नौरेज ने पूछा--तो क्या वह नाले पर पानी भरते चला 
गया ! 


जैन दर्शन और परामनोविज्ञान | ९५ 


मार्टा ने कहा--ता पिताजी ! वहां आसपास में कहीं नाला नहों था, 
बह कुए से पानी छाता था| पिता ने पूछा, बेटी वह सिह्का जिक्ला कौत 
थी। मार्टा ने कहा--वह तो मैं ही थी | मेरा दूसरा नाम भी था। मुझे 
मारिया भी कहते थे और एक नाम और भी था जो कि मुझे याद नही है । 

इसके पश्चात्‌ तो मार्टा ने और भी अनेक बातें अपने पू्व जन्म के 
संबंध में बताई । उसने यह भी बताया कि “मेरी इस जन्म की भाता ईदा 
लौरेंज पूर्व जन्म मे मेरी सखी थी । मैं (सिक्ला-जिल्ला) अपनी सखी के 
घर आती-जाती रहती थी और इस दौरान मै लीला को खिलाती थी तथा 
उसे गोद में उठाकर घुमाती थी । एफ. व्ही. लौरेंज के पुत्र कालॉस की मैं 
(सिह्ता जिल्ला) धम्ं-माता बनी थी। जब ईदा मेरे घर आातीतो मैं 
उसके लिए काफी बनाती और फोनोग्राफ बजाती । मेरे पूर्वजन्म के पिता 
आयु में एफ. वही. लौरेंज से बड़े थे । लम्बी दाढी रखते थे तथा बड़े ककंश 
आवाज में बोलते थे। मेरी शादी नहों हुई थी। पर मैं जिस पुरुष से 
से प्रेम करती थी, मेरे पिताजी उसे पसन्द नहीं करते थे। उस पुरुष ते 
आत्म-हत्या कर ली। इसके बाद एक दूसरे व्यक्ति से मेरा प्रेम हो गया। 
उसे भी मेरे पिताजी पसन्द नही करते थे। इससे मैं बहुत दुःखी और 
निराश हो गई। मेरे पिता ने मुके खुश करने के लिए समुद्रतटीय प्रदेश 
में घूमने-फिरने का कार्यक्रम बनाया जहां मैंने अपने शरीर के प्रति लापर- 
वाह होकर ठण्डी और नम हवा मे अपर्याप्त बस्त्रो के साथ घूमना शुरू किया 
और उसके परिणामस्वरूप मुझे टी. बी. की बीमारी हो गई । इस बीमारी के 
बाद कुछ ही महीनों में मेरी मृत्यु हो गई। जब मैं मृत्यु-शैय्या पर थी, 
मेरी प्यारी सखी ईदा मेरे पास थी। उस समय मैंने ईदा से बताया 
कि मैं जान-बूझकर बीमार हुई थी, मैं मरना चाहती थी । मरने के बाद मैं 
तुम्हारी पुत्री के रूप मे पुन: जन्म लूंगी और बोलने जितनी उम्र होने पर 
पूर्व जन्म की बातें तुम्हें बताऊगी, जिससे तुम्हें विदवास हो जाएगा कि मैं 
(सिद्धा-जिह्ला) ही तुम्हारी पुत्री बनी हूं ।” 

सिद्धा-जिह्ला की मृत्यु सन्‌ १९१७ के अक्टूबर में हुई थी, जिसके 
लगभग दस महीने पश्चात्‌ अर्थात्‌ १४ अगरत १९१८ को मभार्टा का 

जन्म हुआ था | मार्टा ने लगभग १२० बातें अपने पूर्वे जन्म के संबंध में 

बताई जिनमें से कुछ बातें तो ईदा (मार्टा की माता) और एफ- व्ही. लौरेंज 
जानते थे । कुछ बातें ऐसी भी थी जिनका इनको पता नहीं था पर उसकी 
पुष्टि सिल्ला-जि्ला के अन्य पारिवारिक सदस्यों ने की । सन्‌ १९६२ में जब 
डॉ० ईयान स्टीवनसन ने मार्टा से भेंट की उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म 
की अनेक बातें याद थीं । 

ऐसी एक दो या दस बीस नहीं, बारह सो से भी अधिक घटनाएं 


भ्६ जैन दर्शन और विज्ञास 


विश्व मर में विभिन्‍न देशों भें प्रकाश में आई हैं । 

डॉ० ऊमघदगी ने भी एक सन्त सदगुरू केशवदासजी के द्वारा बताई 
गई दो घटनाओं का उल्लेख किया है । एक में एक इटली के डेन्टिस्ट डॉ० 
ग्ेस्टोन द्वारा अपना पूर्व जन्म भारत में कांचीपुरम स्थित किसी मंदिर के 
पुजारी के रूप में बताया तथा मंदिर की सम्पूर्ण पूजा-विधि का ज्ञान होने 
का दावा किया तथा दूसरी घटना मे न्यूयार्क में एक नीग्रो व्यक्ति ने स्वामी 
केशवदासजी की सभा में अपनी पूर्व जन्म की स्मृति के आधार पर “ललित 
सहख॒नाम”' कण्ठस्थ रूप से सुनाना प्रारंभ किया तथा उसने भी अपना पूर्व 
जन्म भारत में बताया । 

अहमदाबाद में एक बालक मनोज द्वारा अपने पूर्व जन्म के समग्र 
परिवार को पहिचानने की बात सामने आई। मनोज ने, जो कि सातेक 
वर्ष का बालक था, अपने पूर्व जन्म की पत्नी तथा दो बच्चों के घिषय 
में जानकारी दी तथा उन्हें इस जन्म में पहिचान लिया । मनोज के शरीर 
पर गोली के चिह्न भी थे, जो उसके बयान के अनुसार उसके पिछले 
जन्म मे लगी थी । मनोज का एक हाथ बड़े आदमी की तरह पूरी तरह 
मोटा और विकसित था तथा दूसरा हाथ साधारण बच्चे की तरह था । 

जयपुर की एक लडकी अमिता (उम्र लगभग १० वर्ष ) अपनी 
छोटी उम्र से ही अपने को महारानी गायत्रीदेवी कॉलेज की एम ए. की 
पोजिटिकल साइन्स विषय की छात्रा बताती थी। उसने अपने पुराने घर 
और परिवार को खोज निकाला तथा छत पर से गिरने के कारण अपनी 
मृत्यु का बयान दिया, जो जाच करने पर सही पाया गया । 

पू्व॑जन्म संबंधी अनेक ऐसे द्वत्तांत पाये गये हैं जिनमे लिग-परिवतंन 
वर्णित किया गया है । ब्राजील के पोलो लारेंज का यह जृत्तांत इसी तरह 
के वृत्तांते में से है : 

“मां, अब तुम मुझे अपने पुत्र के रुप में लो, अब मैं तुम्हारा पुत्र 
बतकर जन्म लूगी।' श्रीमती इडा लोरेज नामक एक महिला को तीन बार 
मृतात्मा-आह्वान सबधी बेठकी (सियान्स) में यह संदेश मिला। सदेश देने 
वाली, कोई ओर नही, उन्ही की पुत्री इमिलिया की कथित मृतात्मा थी । 

इमिलिया लोरेंज एफ. बी. लोरेंज व इडा लोरेंज की दूसरी सतान 
व सबसे बड़ी पुत्री थी । उसका जन्म ४ फरवरी १९०२ को हुआ था। 
उसका नाम 'इमि/लया', उससे पूर्व उत्पन्न एक प्रृञ्न--जिसकी कुछ वर्ष 
पृर्व शेशवास्था मे ही मृत्यु हो गई थी--'इमिलियो' पर रखा गया था | 

सभी प्राप्त सूचनाओं से ज्ञात हुआ कि अपने छोटे-से जीवन में 
इमिलिया सदा अत्यन्त दु.खी रही के बह हमेशा स्वय को इस बात के लिए 
ही कोसती रही कि वह रूड़की क्‍यों है, लड़का क्यों नहीं । अनेक बार उसने 


जैन दर्शन और परामनोविज्ञान ९७ 


भपने भाई-बहिनों से कहा भी कि यदि वास्तव में पुनर्जन्म होता हैं तो बह 
अगले जन्म में पुरुष ही होगी । उसके विवाह हेतु अनेक प्रस्ताव आये, लेकिन 
उसने सभी को दुकरा दिया । हीन व निराशापूर्ण भावनाओं से ग्रसित उसमे 
अनेक बार आत्महत्या करने का प्रयास किया | एक बार थिष खा भी लिया, 
लेकित उसे बहुत-सा दूध पिलाकर बचा लिया गया । किन्तु अन्त में श२ 
अक्टूबर, १९२१ को उसने एक बहुत तेज जहर लेकर आखिर अपने जीवन 
का अन्त कर ही दिया । 

इमिलिया की मृत्यु से लगभग डेढ़ वर्ष बाद ३े फरवरी, १९२३ को 
श्रीमती लोगेंज ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम मी उन्होने 
इमिलिया ही रखा, लेकिन बाद में सब उसे 'पोलो' कहकर ही पुकारने 
लगे। 

मृत इमिलिया व पोलो की अनेक प्रवृत्तियों व रुचियों मे समानताएं 
पाई गईं। इमिलिया को यात्रा करने का बड़ा शौक था। वह अक्सर ही 
कहा करती थी कि यदि वह पुरुष होती तो खूब नये-नये स्थानों की सैर 
करती । (उस जमाने में वहां स्त्रियों को घूमने-फिरने की सुविधाएं नहीं 
थी ।) पोलो को मी भ्रमण का बहुत शौक है--अपनी छुट्टियां बह प्रायः 
फिरने में ही व्यतीत करता है। इमिलिया सिलाई मे बहुत निपुण थी और 
पोलो में, जब वह चार वर्ष के लगभग का ही था--बिना सीखे सिलाई में 
निपुणता पाई गई । इमिल्िया वायलिन सीखने की इच्छुक थी, किन्तु प्रयत्न 
करने पर भी सीख नहीं पाई । पोलो ने भी बहुत प्रयास किया किन्तु असफल 
ही रहा । इमिलिया में डबलरोटी के कोने तोड़ने की एक विचित्र-सी आदत 
थी--ठीक यही आदत्त पोलो में भी पाई गई । 

पोलो के बृत्तांत में पुनर्जन्म में लिग-परिव्तंन की विशेषता के 
अनेक प्रमाव स्पष्टतः देखे गये हैं। पोलो की बहिनों ने बताया कि जब 
वह छोटा था, तो उसकी बातें प्राय: लड़कियों ज॑सी ही हुआ करती थी। 
एक दिन वह बोला : “क्या मैं सुंदर नही हूँ ? अब मैं लड़कियों की तरह 
ही रहा करूंगा । मैं लड़की जो हूं ।” लड़का होते हुए मी उसे लड़कियों के 
साथ मुड़ियों से खेलना बहुत प्रिय था। प्रथम चार-पांच क्षों तक तो 
उसने लड़कों के वस्त्र पहने ही नहीं--सदा तीब्र प्रतिरोध करता रहा ! जब 
वह पांच वर्ष का था तो इमिलिया की एक पुरानी सके को कांट-छांटकर 
उसके लिए एक पैठ बना दी गई । इसे पहनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और 
उसके बाद से लड़कों के वस्त्र पहनने के विरूद्ध उसका प्रतिरोध समाप्त हो 
गया । १३-१४ वर्ष की आयु तक उसमें यदा-कदा स्त्रीत्व के लक्षण दुष्टि- 
गोचर हो जाते थे । 

१९६२ में, जब पोलो ३९ वर्ष का दो चुका था. उसके व्यक्तित्व में 


९८ जैन दर्शन और विज्ञान 


इस उम्र के अन्य पुरुषों की अपेक्षा नारी-तत्वों की अधिक प्रमुखता पाई 
गई । और अपनी बहिनों के अतिरिक्त उसका किसी अन्य स्त्री से कोई 
लगाब नहीं था | उसने विवाह तक नहीं किया । 

पोलो के व्यक्तित्व की और गहरी जांच हेतु मानव शरीर के चित्र 
बनाने संबंधी उसका एक परीक्षण किया गया । इस परीक्षण में परीक्षार्थी 
को मानव शरीर का तीन बार चित्र बनाने को कहा जाता है। पहला 
चित्र वह किस लिंग का--सरत्री या पुरुष का--बताये, इसके लिए उसे छूट 
होती है | दूसरा चित्र उसे विपरीत लिंग का बनाने को कहा जाता है और 
तीसरे चित्र के बारे मे पुन' छूट होती है । परीक्षा का परिणाम इस बात से 
आका जाता है कि परीक्षार्थी पहला व तीसरा चित्र किस लिग का बनाता है 
और इस बात से कि उसने वे तीतो चित्र कैसे बनाये है। पोलो ने पहली 
और तीसरी दोनो 'छूटो' मे स्त्री के चित्र बनाये । 

उक्त घटना के एकदम बिपरीत ऐसे भी अनेक दुष्टांत प्राप्त हुए है 
जिनमें वर्तमान जन्म की लड़की ने अपना पूर्वजन्म लडके के रूप मे वणित 
किया है । 

पूवेजन्म के दृत्तातों मे कभी-कभी ऐसे दृत्तांत भी मिल जाते हैं, 
जिनमें मात्र विछले एक ही नहीं उससे भी पहले के और जन्मों की स्मृतियों 
का विवरण प्राप्त होता है । 


गयेषणा-पद्धति 


परामनोवैज्ञानिक या तो स्वयं घटना-स्थल पर जाता है या अपने 
किसी सहायक अन्वेयक को वहा भेजकर और विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त 
करने का प्रयत्न करता है । 

सभी प्रकार की सूचनाएं एकत्रित कर लेने के बाद परामनोवैज्ञानिक 

निम्न बातो को ध्यान मे रखकर सारे केस का मूल्यांकन करता है : 

६. सभी भ्राप्त सूचनाएं कहां तक विश्वसनीय है ? 

२. क्या तथाकथित पूर्वजन्म की स्मृतियों में निहित तथ्यों की 
जानकारो सम्बन्धित व्यक्ति के लिए सामान्यतः प्राप्त कर पाना 
समव था ? 

रे. सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पर/सामान्य ज्ञान शक्तियों से यह सूचनाएं 
प्राप्त करना कहाँ तक सम्भव था ? 

४ क्‍या सम्बन्धित प्यक्ति ने इन स्मृृत्तियों का वर्णन किसी विशेष 
अवस्था जैसे तन्द्रा या अचेतनावस्था में ही वर्णित किया था, 
क्षादि ? 

समान्य छप से पूर्व जन्म की स्मृति छोटे बच्चों में होती है। अढ़ाई- 


जैन दर्शन और परामनोविज्ञान ९९ 


तीन वर्ष की अवस्था से लेकर आठ-दस वर्ष की अवस्था के वच्चे ही आम 
तौर परं इस क्षमता के धनी पाये गये हैं। कहीं-कहीं तो दस महीने की आयु 
में मी बच्चा यत्किचित अभिव्यक्ति देना शुरू कर देता है। आयु बढ़ने के 
साथ साधारणतया यह क्षमता क्षीण होती जाती है। अपबाद रूप में 
बड़ी आयु वालों में भी पूर्व-जन्म-स्मृति उपलब्ध होती हुई पायी जाती है । 

आम-तौर से पूर्व-जन्म-स्मृति वाला बच्चा जब बोलना सीख जाता है, 
तब वह अपने पूर्वजन्म के विषय में कुछ-कुछ बाते बताना शुरू कर देता है। 
प्राय: तो माता-पिता ऐसी बातों पर ध्यान ही नही देते या उसे बे वल प्रलाप 
या बकवास समझ लेते हैं। पर, जब वह अपनी बात को दोहराता ही रहता 
है या बल देता रहता है, तब माता-पिता या पारिवाश्कि लोगो का ध्यान उस 
ओर केन्द्रित होता है । बहुत बार तो वे स्वयं ही पूर्र-जन्म के घटना-स्थल पर 
पहुच जाते है तथा बालक द्वारा बताई गई बातों की धत्यता जांच करते है। 
कभी-कभी ऐस। नही हो पाता । गवेषक लोगो तक जब ऐसी बात पहुंचती है, 
तब वे जांच हेतु बालक के घर पहुच जाते हैं। वहां वे उसका पूरा बयान ले 
लेते है तथा माता-पिता, पारिव/रिक-जन, अडौसी-पड़ौसी आदि के भी बयान 
लेते है। इसके अतिरिक्त भी जिन व्यक्तियों का सम्बन्ध घटना से होता है, 
उन सबके बयान ले लिये जाते है। फिर जिस स्थान में बालक अपना पूरब 
जन्म आदि बताता है, वहां जाकर उत परिवारवालो के बयान लिये जाते है। 
बयानो के साथ-साथ गवैेषक लोग प्रइ्नो और प्रतिप्रश्नो के द्वारा भी तथ्य 
एकत्रित करते हैं। बयानों और साक्षियों के परीक्षण के पश्चात्‌ जो तथ्य 
उभरते हैं उन पर चिन्तन किया जाता है । 

चखितन के लिए कई सम्भावनायें की जाती है। सबसे पहले तो 
धोखाधडी या पूर्व-तियोजित होने की सम्भावना को लेकर तथ्यो पर चिन्तन 
किया जाता है--सारे बयान, साक्षियो के उत्तर, घटनास्थलो की भौगोलिक 
परिस्थिति आदि के आधार पर यह निश्चित करना कठिन नही होता कि 
घटना वास्तबक है या धोखा देने के लिए घडी हुई है। अब तक जिन 
घटनाओ की जाच की गई है, उसमे घोखा-धड़ी की घटनाएं नगण्य सख्या में 
पाई गई है । उन अनेक बकृत्तातों जिनमे कि दोनो व्यक्तियों के निवासों में 
सैकड़ों या हजारों मील की दूरी रही हो, किसी प्रकार आर्थिक लाभ होना 
सम्भव न रहा हो, और पूर्व॑जन्म की स्मृतियां वणित करने वाला कोई अबोध 
बालक ही रहा हो--जैसा कि प्रायः होता है, यह मानना उचित नहीं 
लगता कि वे सभी वृत्तांत मनधड़ंत किस्से ही है। जिन ब्वसातों में दोनों 
के जन्म के व्यक्तियों में कुछ समान योग्यताएं या शारीरिक निशान 
आदि थाये गये हैं, उनकी भी व्याख्या इस उपकल्पना द्वारा सम्भव नही 


है । 


१०० जैन दशंन और विज्ञान 


दूसरी संभावना यह की जाती है कि दोनों परिवारों के बीच प्रत्यक्ष 
या परोक्ष किसी प्रकार का सम्बन्ध है या नहीं। जहां इस प्रकार की 
संभावता होती है, वहां पूर्व-जन्म सम्बन्धी बातों को इस कसौटी पर कसा 
जाता है कि ये बातें वस्तुतः पूर्व-जन्म-स्मृति पर आधारित है या वर्तेमान 
जन्म में ही किसी माध्यम से ज्ञात की गई है। जहां दोनों परिवारों में 
सामान्य मित्र, सम्बन्धी आदि होते हैं वहां इस बात को बहुत सृक्ष्मता से 
तोला जाता है । 
विस्मृति 

ऐसे बृत्तांतों में यह सम्भावता मी की जाती है कि वास्तविक स्रोत 
की विस्मृति के कारण बालक अपने पूर्वजन्म के अनुभव के रूप में उसे मानने 
लगा हो । 

यह सम्भावना भी ऐसे बृत्तांतों के लिए ही अधिक महत्त्वपूर्ण है 
जिनमें कि बालक या उसके परिवार वालों के लिए बणित ग्रतक के बारे में 
बहुत-सी जानकारी प्राप्त करना सम्भव रहा हो | (कुछ ऐसे वृत्तांतों जिनमें 
कि दोनों व्यक्ति एक ही परिवार के थे या भमिकट ही रहने वाले थे ऐसा 
होना सहज ही सम्मव है कितु सुदूर स्थित एक अत्यन्त सामान्य-सा जीवन 
ब्यतीत किये हुए व्यक्ति के बारे मे बहुत-सी जानकारी (व्यक्तिगत व अन्य 
प्रकार की) प्रायः किसी को नहीं होती । जिनमें जानकारी समव रही हो 
उन वृत्तांतों के भी व्यवहार सम्बन्धी तथ्यों की व्याख्या इस उपकल्पना द्वारा 
नही की जा सकती । इस तरह के वृत्तांत ही अधिक हैं जिनमे यह कहा गया 
है कि पू्र॑जन्म वाले परिवार से इस जन्म के परिवार वालों का किसी भी 
तरह का परिचय था ही नही! 

कई बार ऐसा हुआ है कि बालक ने अकस्मात ही किसी पूर्व जन्म 
सम्बन्धी व्यक्ति को भीड में से पहचान लिया, और उसे नाम सेकर पुकार 
लिया, या कि जब किसी ने बालक से पृछा--अच्छा बतलाओ मैं कौन हूं? 
उसने मही उत्तर दे दिया। ऐसे दृष्टांतों के लिए भी विस्मृति की उपकल्पना 
उपयुक्त नही बैंठती | 
आनुवंशिक स्मृति 

इस उपकल्पना द्वारा भी दो प्रकार के दृत्तांतों की व्याख्या ही संभव 
है--एक तो वे द्त्तांत जिनमें कि वर्तमान व पूवेजन्म के दोनों व्यक्ति एक ही 
परिवार के व भिन्न-भिन्न पीढी के हों । ऐसे क्त्तांत बास्तव में है ही बहुत 
कम । दूसरे वे वृत्तांत जिनमें कि दोनों जन्मों के बीच समय का बहुत लम्बा 


अन्तराल सदियों तक का रहा हो । इस प्रकार के कृत्तांत और भी कृम--- 
बिरले ही होते हैं। 


जैन दर्शन और परामतोविज्ञान | १०१ 


फिर भी यह भी ध्यान देते योग्य बात है कि आनुवंशिक रूप में 
स्मृतियों का हस्तांतरण इस सीमा तक तो वैज्ञानिकों द्वारा नहीं खोजा जा 
सका है । 

जित घटनाओं में उक्त संभावना का भी कोई स्थान नहीं रह जाता, 
वहाँ यह भी एक संभावना की जाती है कि अतीन्द्रिय ज्ञान या ठेलीपेथी 
(विचार-संप्रेषण या दूरज्ञान) की सहायता से कोई दूसरे व्यक्ति के जीवन 
की बात बताता हो । 


भतोन्द्रिय प्रत्यक्षण शक्ति 


किसी व्यक्ति के अतीन्द्रिय ज्ञान की शक्ति के द्वारा किसी मृत व्यक्ति 
सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करके उसे पूववजन्म की स्मृति के रूप में बणित 
करने की सम्भावना महत्त्वपूर्ण तो है और कदाचिव्‌ कुछ बृत्तांतों की व्याख्या 
इस उपकल्पना द्वारा भी की जा सके--किन्‍्तु निस्सन्देह बहुत से ऐसे बृत्तांत 
हैं, जिनकी पूर्णतः व्याख्या इस उपकल्पना द्वारा नही की जा सकती । 

बालक द्वारा वणित सूचनाओं का आधार अतीन्द्रिय ज्ञान-शक्ति 
द्वारा माना जा सकता है, किन्तु उसके द्वारा किया जाने वाला मावपूर्ण 
व्यवहार का आधार अतीन्द्रिय ज्ञान-शक्ति से प्राप्त सूचनाओ को नहीं माना 
सकता । 

एक प्रइन यह भी उठता है कि यदि ये सूचनाएं अतीन्द्रिय ज्ञान-शक्ति 
द्वारा ही प्राप्त की गई हैं, तो बालक इनका वर्णन पूर्वजन्म की स्मृतियों के 
रूप में क्यों करता है ? अतीन्द्रिय ज्ञान-शक्ति से प्राप्त सूचनाओं का सभी 
व्यक्ति पू्व॑जन्म की स्मृतियों के रूए में तो वर्णन नहीं करते । अर्थात्‌ कुछ 
व्यक्ति तो अतीन्द्रिय ज्ञान-शक्ति से प्राप्त सूचनाओं का वर्णन पृ्व॑जन्म की 
स्मतियों से देते हैं और कुछ व्यक्ति इस रूप में नहीं, ऐसा क्यों ? इस प्रश्न 
के उत्तर में कभी-कमी यह कहा जाता है कि ऐसा सांस्कृतिक प्रभावों के 
कारण होता है मर्धात्‌ वे समाज जिनकी संस्कृति पुनर्जेन्म की मान्यता में 
आस्था रखती है अतीन्द्रिय शक्ति से प्राप्त ये सूचनाएं पूबंजन्म की स्मृतियों 
का रूप लेती है और जिन समाजों में इस तरह की आस्था नहीं है, वहां 
ऐसा रूप नहीं छेती । यह सत्य है कि पूवंजन्म की स्मृतियों के दुष्टांत व 
सांस्कृतिक आस्था में काफी महत्त्वपूर्ण सहसम्बन्ध पाया गया है फिर भी हम 
यह देखते हैं कि उन समाजों में जिनकी संस्कृति में पुनर्जन्म मे किचित्‌ भी 
आस्था नहीं पाई जाती पुनर्जन्म के कई दृष्टांत पाये गये हैं। अमेरिवा, 
कनाडा, इंग्लैंड व अनेक अन्य ऐसे देश हैं, जिनमें पुनर्जन्म-बिरोधी संस्कृति 
प्रचलित है और जहां कि बहुत से व्यक्ति पुनर्जेन्म के बारे में कुछ जानते ही 
नहीं हैं या जो बोड़े-बहुत लोग जानते हैं वे इसे एशियावासियों का सूख॑तापूर्ण 


१०२ जैन दर्शन और विज्ञान 
अन्धविद्वास मानते है, उनमे भी पुनर्जन्म के दुष्टांत मिलते हैं। मुसलमानों 
तक में इस तरह के दुष्टांत पाये गये हैं । 

कभी-कमी तो ऐसा भी हुआ है कि जब इस तरह की सूचनाएं 
मस्तिष्क मे इस तरह उभरने लगी कि मानो वे पहले की कोई स्मृतियां हो 
तो व्यक्तित ने उन पर अविश्वास करके इन्हे स्मृतियों के रूप मे स्वीकार न 
करने की चेष्टा भी की, किंतु उन्होने उन्हें बार-बार उसी रूप में पाया, 
जिसमें कि अतीत के अनुभवों के बिम्ब मस्तिष्क में उभरते है । 

अध्ययन करने पर यह भी ज्ञात हुआ है कि ऐसे कुछ ही बालकों मे 
जिन्होंने कि पूनर्जन्म की स्मृतियों का वर्णत किया, अतीद्विय ज्ञान की शक्ति 
थी | अधिकांशतः बालकों में यह शक्ति बिल्कुल नही पाई गई । 
मूताबेश 

किसी व्यक्ति में यदि कोई मृतात्मा प्रवेश कर जाये, तो बह व्यक्ति 
भी भूत व्यक्ति से सम्बन्धित सही-सही जानकारी प्रस्तुत कर सकता है और 
उसके व्यवहार में भी मृत व्यत्तित के अनुरूप परिवर्तन परिलक्षित हो सकते 
हैं, लेकिन फुछ कठिनाइयां इस उपकल्पना के साथ भी हैं । 

पहली बात तो यह कि पूव॑ंजन्म की स्मृतियों का वर्णन करने बाले 
व्यक्तियों में प्रायः ही यह पाया गया है कि जब उन्हे मृतक के गांव, सकाल 
या स्कूल आदि स्थानों पर ले जाया गया, तो उनको पूर्वजन्प की और नई- 
नई बाते याद आने लगी । शुक्ला, प्रकाश, स्वर्णलता, प्रमोद भादि अनेक ऐसे 
उदाहरण है जिनमे कि, जब उन्हे पूर्वजन्म के स्थानों पर ले जाया गया, तो 
उन्होंने बहुत से लोगों व स्थलों को पहचाना और ऐसी घटनाएं बतलाई जिनके 
बारे मे उन्होंने पहले कुछ नही कहा था । स्मृति का भी यह एक सामान्य 
नियम है कि पूर्व पररचित स्थानों को देखने से हम में उनसे सबधित 
अनेक स्मृतियां और उमरने लगती है। अस्तु, बालक द्वारा वणित बातों को 
स्मृति के रूप मे मानने पर तो इस तरह की घटनाओ का समाधान भी 
सहज ही है लेकिन यदि हम यह मारे कि बालक ने सूचनाएं उसमे प्रविष्ट 
किसी मृतात्मा के प्रभाव से दी है, तो स्पष्टत: कठिनाई आती है । मृतात्मा के 
प्रभाव से हो जब बालक सूचनाएं देता है तो स्थान बदलने से क्‍यों अन्तर 
आना चाहिए ? मृतात्मा को क्या फके पड़ता है, इसमे कि बालक किसी अन्य 
स्थान पर है अथवा मृतक के गांव में ? 

इसी तरह अनेक बृत्तांतो मे ऐसा पाया गया है कि व्यक्ति ने मृतक 
के जीवत-काल में कोई स्थान या भवन कंसा था इसी का वर्णन किया--न 
कि उसकी मृत्यु के बाद में हो जाने वाले उसके परिवतित रूप का | ऐसा कई 
बार हुआ है |क बालक को जब उसके पूर्वजन्म के गांव या घर ले जाया 
गया, तो बह वहां हो जाने वाले परिवतंनो से चौक गया । यदि मृतात्मा जो 


जैन दर्शन और परामनोविज्ञान ॥ १०३ 


कि व्यक्ति के मृत्यु के बाद भी रही, उसी ने प्रवेश किया, तो उसे तो 
परिवतंनों की भी जानकारी रहनी चाहिए | 

एक प्रइन यह भी उपस्थित होता है कि इन वृत्तांतों में बणित मृतकों 
की आत्माओं ने आखिर इन्ही व्यक्तियों में प्रवेश क्‍यों किया ? इनका ऐसा 
करने में क्या प्रयोजन रहा होगा ? मृततात्मा प्रवेश के जो अन्य दृष्टांत मिलते 
हैं उनमें प्रायः कोई वे कोई प्रयोजन भी दृष्टिगोचर होता है, जैसे अपने 
किसी अपूर्ण कार्य या इच्छा की पूति, किसी से बदला लेना आदि । इन 
बत्तांतों मे ऐसा कोई प्रयोजन नजर नही आता । 

इस प्रकार जो भी अन्य सामान्य सम्मावना की जा सकती है, उसे 
पहले ध्यान मे रखा जाता है, और उसके आधार पर ही अन्तिम निष्कर्ष 
निकाला जाता है । 

अब तक जाच की गई अधिकांश घटनाओं में उक्त प्रकार की कोई 
भी सम्भावना सही नहीं पाई गई । इस आधार पर ही ऐसी घटनाओं को 
परासामान्य (7ध।७॥07779]) की कोटि में माना गया है । 
पूर्व जन्म को अद्भुत बातें 

अढाई, तीन या पांच साल के बच्चे, जो पूर्व-जन्म की स्मुति के आधार 
पर बाते बताते है, उनमे बहुत-सी बाते काफी अदभुत और आश्चयंकारक 
होती हैं । सामान्यतया ऐसे बच्चे अपने पूर्व-जन्म का न्ञाम, गांव का नाम, 
माता-पिता या निकट पारिवारिक लोगों के नाम, अपने निवास-स्थान सबंधी 
जानकारी आदि देते ही हैं। पर उसके साथ-साथ ऐसी गुप्त बातों का भी वे 
रहस्योद्धाटन करते हैं, जिसके विषय में उस मृतात्मा के अतिरिक्त बिसी 
अन्य व्यक्ति को कुछ भी ज्ञात नही होता। ज॑से एक घटना में बालक 
(बिशनचंद) ने अपने पृवे-जन्म में पिता की ऐसी छिपी सम्पत्ति का पत्ता 
बताया जिसके विषय में किसी को पता नहीं था । 

कुछ घटनाओं भें ऐसी बातें भी बालक द्वारा बता दी जाती है, 
जिनकी जानकारी केवल एक ही अन्य व्यवित को होती है। जैसे अछारक, मे 
घटढित्त एक घटना में अपने पूर्व-जन्म में उसने अपनी पुत्रवध्‌ को एक घड़ी 
दी थी जिसके विषय मे और किसी को पता नही था। वर्तमान जन्म मे उस 
घड़ी को बालक ने पहिचान लिया। 

पूब-जन्म की स्मृत्ति व॒ले व्यक्तियों मे सामान्‍्यतया असामान्य व्यवहार 
पाया जाता है। ऐसे अधिकांश व्यक्ति वर्तमान जन्म के वातावरण और 
पेत्रिक गुण-धर्मों के विपरीत बृत्तियों का प्रदर्शन करते हैं। जसे--पूर्व-जन्म में 
घनसम्पन्न वर्तमान मे गरीब होने पर घनसम्पन्न व्यक्तियों की तरह व्यवहार 
करता है। पूर्व-जन्म में मांसाहारी बतंमान जन्म में निरासिष परिबार मे 


१०४ जैन दर्शन और विज्ञान 


जम्म लेने पर भी मांसाहार की रुचि रखता है। धामिकता की पूर्व जन्म की 
कत्ति प्राय: वर्तमान जम्म में मी असाधारण रूप से प्रकट होती हुई दिखाई 
देती है । शौकीनता और रुचि की विलक्षणता मी सामान्य रूप से वर्तमान 
जीवन में देखी जाती है । इन रब असामान्य व्यव्दारों का सामान्य एवं ज्ञात 
तत्त्वों के माधार पर व्याख्यात्मक विइलेषण नहीं किया जा सकता । कभी- 
कभी भारत जैसे देश में जहां जातिवाद का प्रबल प्रभाव है, बालक द्वारा 
अपनी पूर्व-जन्म की जाति के संस्कार एवं तदनुरूप व्यवहार व आचरण 
प्रस्तुत होता हुआ दिखाई देता है। जैसे--जसवीर नामक एक बालक जो 
बरतंमान जीवन में “जाट” है, अपने को पूर्व-जन्म में ब्राह्मण बताता है और 
ब्राह्मण की तरह खाने-पीने, शुद्धि जादि के लिए आग्रह रखता है। यहां तक 
कि अपने जाट माता-पिता के हाथों बनाया हुआ खाना खाने से भी वह 
इन्कार करने लगा । 


कुछ बालकों में बचपन से ही कुछ ऐसे कला-कोशल, शक्षिक ज्ञान 
एवं भाषा-ज्ञान पाये जाते हैं, जो स्पष्टतया उनके पूर्व-जन्म में अजित गुणों के 
साथ सम्बन्धित होते है । बिशनचद की घटना मे तबला बजाने की निपुणता 
तथा उर्दू का ज्ञान इसी बात का द्योतक है। इसी प्रकार ब्राजील की एक 
अन्य घटना में पोलों नामक बच्चा तीन चार वर्ष की आयु मे सिलाई 
कला में असामान्य दक्षता रखता था, जिसका सम्बन्ध उसके पूर्बे-जन्म के 
व्यवितत्व के साथ जोड़ा जा सकता है, जिसमें वह एमिलिया नामक लड़की 
के रूप में था तथा इस कला मे दक्ष था ।' 


इन सब वातों के अतिरिक्त धामिक श्रद्धा या विश्वास, भय, 
सेक्सुअल ज्ञान, वेर-विरोध आदि भावनाओं की असामान्य प्रबलता भी ऐसे 
बालकों मे पाई जाती है, जिनका वतंमान जीवन के किसी असामान्य 
घटना-प्रसंग, वातावरण या जानकारी से कोई सम्बन्ध नही है । जैसे 
रविशंकर नामक बालक अपने वतंमान जन्म में अपने पू्व-जन्म के हत्यारों से 
भय भी रखता है और उनके प्रति क्रोध मी करता है । 

आधुनिक मनोविज्ञान जिन सिद्धांतों के आधार पर मनष्य की मान- 
सिक दृत्तियों और मावनाओ की व्याख्या प्रस्तुत करता है, वे उक्त सामान्य 
मनोवेज्ञानिक तथ्यो का कोई समाधान नही देता। प्रत्यत इन असामान्य 
मनोद्धत्तियों और विल्‍्क्षणताओ के लिए पूर्व-जन्म के सस्कारों की परि- 
कल्पना अपने आप मे पूर्ण और बुद्धिगम्य समाधान भ्रस्तुत करती हैं । 

यदायपि सामान्य रूप से पृव॑-जन्म और वतंमान जन्म में लेगिक 
समानता १।ई जाती है, फिर भी कुछ घटनायें (लगभग १० प्रतिक्षत) ऐसी 


१. देखें, पृष्ठ ९६-९८ । 





जैन द्रशैन और परामनोविज्ञान १०५ 
भी सामने आई हैं, जिनमें जातक पूवे-जन्म में स्त्री होता हैं और वततेमान 
जन्म में पुरुष बन जाता है या पूर्ब-जन्म में पुरुष होता है और वर्तमान जन्म 
में स्‍त्री बन जाता है। जैसे सिलोन में घदित एक घटना में ज्ञानतिलका नामक 
लड़की अपने को पूर्व-जन्म में तिलकरत्न नामक लड़के के रूप में बताती है । 
ब्राजील में घटित पोलो की घटना की चर्चा हम कर चुके हैं। ऐसे लरँगिक 
परिवतंनों में व्यक्ति के वर्तमान जीवन में अपने पूर्व-जन्म की लेंगिक 
बिलक्षणता भी पाई गई है, जो मनोवैज्ञानिक के लिए अवश्य ही प्रश्नचिह्न 
है । 

सबसे अधिक आदइचर्यजनक एवं अव्यारव्येय बात ऐसी घटनाओं में 
पाई जाती है, वह है--वतंमान जीवन में बालक के दारीर पर पाये जाने 
वाले विचित्र चिह्न या शारीरिक अपूर्णता जो जन्म से ही जातक के शरीर 
में पाई जाती है और जिनका सम्बन्ध उनके अपने पू्व-जन्म में घटित 
घटनाओं के साथ बताण जाता है | जैसे--रविशेकर नामक बालक के शरीर 
में गदेन पर एक दो इच लम्बा तथा ह या हे इंच चौड़ा घाव का चिह्न डॉ. 
स्टीवनसन ने स्वयं सन्‌ १९६४ में देखा था, जिस समय रविशंकर की आयु 
१३ वर्ष की थी। डॉ. स्टीवनसन को बताया गया कि यह घाव जन्म से ही 
रविशंकर के शरीर पर है तथा जन्म के समय वह इससे मी अधिक लम्बा 
था | घाव वाली जगह पर चमड़ी का रंग आसपास की चमड़ी से और 
अधिक गहरा था तथा छूरी से किये हुए घाव की तरह स्पष्ट दिखाई देता 
था | रविशंकर के कथनानुसार पूव॑-जन्म मे उसकी शस्त्र द्वारा गदेन काटकर 
हत्या की गई थी । 

पूर्व॑जन्म में शरीर पर हुए चिन्ह वर्तमान-जन्म में शरीर पर उसी 
प्रकार और उसी स्थान में पाये जाय--यह एक बहुत ही अद्भुत एवं विचित्र 
बात है । ऐसे वृत्तान्तों की व्याख्या मृतात्मा-प्रवेश की उपकल्पना द्वारा नही 
की जा सकती । ऐसे चिह्नों की शरीर-श्षास्त्र सम्बन्धी सामान्य वैज्ञानिक 
जानकारी के आधार पर भी कोई व्याख्या संभव नहीं है | ऐसी स्थिति में 
पूबे-जन्म के साथ ही उसका सम्बन्ध जुड़ता है। यह अवदध्य शोध का विषय 
है कि किस प्रकार आत्मा अपने एक जन्म के शारीरिक चिक्तठों को भी दूसरे 
जन्म में ले जाती है । 


जेन दर्शन द्वारा प्रदत्त कम-सिद्धांत के आधार पर इस ठथ्य की 
व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है-- 

जेन दर्शन में शरीर-सम्बन्धी समस्त निर्माण का मूल कारण नाम 
कर्म है । नाम कम की प्रकृतियों में संघातननाम कम, निर्माणनाम कर्म तथा 
आनुपूर्वी नाम कर्म के द्वारा उक्त तथ्य की व्याख्या हो सकती है । औदारिक 
आदि शरीर नाम कर्म के उदय से औदारिक अपदि बर्गंणा के पुद्गलों का ग्रहण 


१०६९ जैन दर्शन और घिज्ञान 


होता है, बन्धननाम कम के उदय से यृूहीत पुदुगल के साथ ग्ृह्म मान पुदगल का 
समीलन होता है, तथा संघ/तन नाम बम के उदय से औदारिक आदि बर्गणा 
के पुद्गलों की ओदारिक आदि शरीर के रूप में विशेष रचना होती है । 
माचारय हरिभद्र के अतुसार--बद्ध पुद्गलो के परस्पर जतुकाष्ठ न्याय से 
रचना विशप को सघात कहते है। यह पुद्गलविपाकी कर्म है, क्योकि 
पुदूगल-रचना के आधार-विशेष के द्वारा इसका परिपाक होता है । 

आनुपूर्वी नाम कर्म के विषय मे दो परम्पराए प्रचलित हैं । एक के 
अनुसार विग्नहगति में आत्म प्रदेशों के रचनाक्रम को, जो कि पूर्व शरीर के 
अनुसार होता है, करने वाले कम को आनुृपूर्वी नाम कमं कहा है । दूसरी 
परम्परा के अनुसा र--जिसके उदय से निर्माण कमे के द्वारा निर्मापित बाहु 
आदि अंग तथा अगुली आदि उपांगो की रचना की परिपाटी को आनुपूर्वी 
नाम कम कहा जाता है । पूर्व जन्म के दारीर के अनुसार विग्रहरगति में आत्म- 
प्रदेशों की आकार-रचना तो आपमुपूर्वी नाम कर्म के द्वारा होती ही है, पर 
उसके पश्चात्‌ भी वर्तमान शरीर के निर्माण मे पूर्व शरीराकार का प्रभाव 
भी आनुपूर्वी नाम कम के माध्यम से कार्य करता है। उपाघात नाम कम 
शरीर के अगोंपांगो के उपधात का कारण है, उसकी भी पुनराद्त्ति दूसरे 
जन्म में यथावत्‌ हो सकती हैँ | इस प्रकार विग्रह गति के पशचात भी यदि 
आनुपूर्वी नाम कर्म के द्वारा वतंमान शरीर के निर्माण में योगदान मिलता है, 
तो पूर्व शरीर के चिह्नो की पुनर्जन्म मे भो विद्यमानता समव हो जाती है । 


मृत शरीर का अधिग्रहण 


पूर्व जन्म की घटनाओं में कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आई है, 
जिनमें एक मृत व्यक्ति के शरीर में दूसरे मृत व्यक्ति की आत्मा प्रवेश कर 
जाती है और वह मृत व्यक्ति पुन, जीवित हो जाता है, पर अब वह अपने 
आप को दूसरी आत्मा के रूप मे बताता है। जंसे--जसबीर नामक बालक 
की घटना में घटित हुआ । रसुलपुर नामक गांव में गिरधारीलाल जाट का 
पुत्र जसवीर लगभग साडे तीन वर्ष की आयु में चेचक की बीमारी में सत्‌ 
१९५४ के गर्मी के मौसम (अप्रेल-मई) मे मृत्यु को प्राप्त हुआ । मल बच्चे 
की अन्तक्िया रात्रि का समय होने से प्रातकाल तक स्थगित रखी गई । 
मृत्यु के कुछ घण्टों बाद ही शव में थोड़ी-सी हलचल नजर जाई । कुछ क्षणो 
पश्चात्‌ लड़का पुनः जीवित हो गया। पर अब तक बोलने की स्थिति में 
नहीं था । कुछ दिनो बाद जब वह बोलने को शक्ति को प्राप्त कर चका था 
उसने वताया कि-- “मैं वेहेदी ग्राम के निवासी शकर नामक ब्राह्मण का पृत्र 
हू और इसलिए मैं जाटों के हाथ का खाता नही खाऊंगा । जसवीर ने यह 
भी बताया कि पिछले जन्म मे उसकी मृत्यु तब हुई थी जब बह दो बला 


जैद दर्शन और परामतोविज्ञान । १०७ 


के रथ पर किसी बरात में जा रहा था जहां उसे विषेली मिठाई दे दी मई 
थी । बह मिठाई उसे उस व्यक्ति ने खिलाई थी जिसको उसने कुछ धन ऋण 
में दिया था । जब वह रथ मे बंठकर जा रहा था, अचानक उसे चक्कर आए, 
बह रथ से गिरा और उसके सिर में चोट आई जिससे कुछ घण्टों बाद 
उसको मृत्यु हुई । 

जसवीर द्वारा बताई गई इन बातों को गिरधारीलाल ने छिपाने की 
कोशिश की, पर उसके द्वारा ब्राह्मण के हाथो बनाया हुआ खाना खाने के 
भाग्रह के कारण वह बात ब्राह्मणों मे फेल गई । लगभग तीन वर्ष पश्चात्‌ यह 
बात किसी माध्यम से बवेहेदी गाव तक पहुच्ची । बालक जसवीर द्वारा बताई 
गई बातें वेहेदी गांव के शंकरलाल त्यागी नामक ब्राह्मण के पुत्र शोभाराम 
के जीवन से हुवहु मिलती थी । शोभाराम की मृत्यु सन्‌ १९५४ के मई महिने 
में ठीक उसी प्रकार रथ मे से गिर जाने के कारण सिर में चोट आते से हुई 
थी, जैसे बालक जसवीर ने बताया । हालांकि विषंली मिठाई और ऋण की 
बात का उसके परिवार वालों को कोई पता नही था । 

डॉ० सस्‍्टीवनसन ने इस सारी घटना की बहुत ही सूक्मता से जांच 
की है तथा सारी घटना की यथार्थता को असदिग्ध माना है। शोभागम और 
जसवीर की लगभग एक ही समय मे मृत्यु होना, और शोभाराम की आत्मा 
के द्वारा जसबवीर के मृत शरीर मे पुनर्जन्म लेना तथा शोमाराम के रूप में 
अपने पूर्व जन्म की स्मृति को बनाए रखना--पू्व जन्म सम्बन्धी घटनाओं में 
एक बिलक्षण घटना है । मृत्यु के पश्चात्‌ नए जन्म के लिए सामान्य रूप से 
आत्मा स्वयं अपने नए देह का निर्माण करता है और निद्ििचत समय तक 
गर्भस्थ रहने के पश्चात्‌ ही माता के उदर से बाहर आकर अपने नए जीवन 
का प्रारम्भ करता है। उक्त घटना में शोमाराम द्वारा सीधे ही जसवीर के 
मृत शरीर में जन्म लेना--इस सामान्य क्रम से नितांत भिन्‍न एवं विरक्षण 
क्रम है। यद्यपि पुनर्जन्मवाद को स्वीकार करने वाले धमं-दर्शनों में भी ऐसे 
क्रम के विषय में समवतः कोई व्याख्या नहीं मिलती, फिर भी जैन आगम 
मगवती सूत्र मे आए हुए प्रवृत्त परिहार (या पोट्ट परिहार) नामक सिद्धांत 
में इसकी चर्चा मिलती है। आजीवक सम्प्रदाय के अधिनायक गोशालक 
द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। गोशालक मगवान्‌ महाबीर के 
प्रवचनों का प्रतिवाद करता हुआ यह प्रतिपादित करता है कि वह गोशालक 
नहीं है, जिसने महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की थी, वरन्‌ वह गोशालक के 
मत झरीर में जन्म लेनेवाला गोमायुपुत्र अर्जुत है। भगवान्‌ महावीर 
गोशालक के इस कथन को असत्य घोषित करते हैं। यद्यपि गोशालक की 
अपनी बात असत्य थी, फिर मी इससे इस भ्रकार की जन्म-प्रक्रिया की 
संभावना को सर्वथा निधिद्ध तो नही माना जा सकता | यह अवष्य गवेषणा 


१०८ जन दर्शन और विज्ञान 


का विषय है कि जैन दर्शन इस प्रकार के जन्म की व्याख्या किम प्रकार प्रस्तुत 
करता है । 
वनस्पतिकाय में पोष्ट परिहार होता है, यह सिद्धात तो स्वयं मगवान्‌ 
महावीर द्वारा माना गया है। गोशालक ओऔर तिल के पौधे की घटना के 
सन्द्रभ मे स्वयं मगवान महावीर कहते है--' गोशालक ! यह तिल का पौधा 
फलित होगा, तथा ये सात तिलपुष्प के जीव मरकर इसी पौधे की एक 
तिलफली में सात तिल होंगे“ ****“'बे सात तिलपुष्प के जीव मरकर 
उसी पौधे की एक तिलफली मे सात तिल हो गए है। इस प्रकार हे 
गोशालक ' वनस्पतिकाय के जीव “ प्रदत्त परिहार” (पोट्ट परिहार) 
का उपभोग करते हैं--मरकर पुनः उसो शरीर मे उत्पन्त हो सकते हैं । 
भगवती सूत्र के उक्त प्रसंग के सन्दर्भ मे आगे भगवान्‌ महावीर कहते 
है - तत्पश्चात्‌ गोशालक ने मेरी बात पर विश्वास नही किया । वह तिल 
के पौधे के पास गया और उस फलो को तोड़कर तथा हथेली में मसलकर 
तिल गिनने लगा । गिनने पर सात ही तिल निकले । इससे उसके मन मे 
विचार उत्पन्त हुआ--' यह निश्चित बात है कि स्व प्राणी मरकर पुन 
उसी शरीर में ही उत्पन्न होते हैं। गोशालक का यही 'प्रदृत्य परिहार 
बाद' या परिवतं बाद है ।' 
मगवती सूत्र में केबल यही बताया गया है कि गोशालक ने सभी 
जीवों मे पोट्ट परिहार का सिद्धांत बता लिया था जिसके अनुसार सभी जीवों 
के लिए निर्वाण से पूर्व सात जन्‍्सों में पोट्ट परिहार करना अनिवाय॑ माना 
गया । पर इससे यह अर्थ तो नहीं निकलता कि मगवान्‌ महाबीर वनस्पति- 
काप के अतिरिक्त अन्य जीवों में पोट्ट परिहार के सिद्धांत को गलत मानते 
थे । मगवती के आधार पर ये बाते स्पष्ट होती है-- 
१. गोशालक ने अपने आप को जो गोमायुपुत्र अर्जुन के जीव का 
गोशालक के शरीर में पोट्ट परिहार बताया था, वह असत्य था । 
२, गोशालक ने सभी जीवों में पोट्ट परिहार की अनिवार्थता बताई 
थी, वहू असत्य था । 
३. वनस्पतिकाय में पोट्ट परिहार की संभाव्यता को महावीर ने 
स्वीकार किया था | 
४. अन्य जीवो में भी पोट्ट परिहार सभव हो सकता है, इसका 
खण्डन महावीर ने कहीं नही किया । 
उक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वनस्पतिकायथ की 
तरह अन्य जीवयोनियो मे भी पोट्ट परिहार संभव है। इस बात की पुष्टि 
भगवती सूत्र के एक अन्य पाठ से इस प्रकार होती है--- 
भगवान्‌ महावीर ने मनुष्यणी के गर्भ-काल को जधस्य अन्तमुंहुरते, 


जैन दर्शन और परामनोविज्ञान १०९ 


उत्कृष्ट १२ बच्चे बताया है । कायभवस्थ का काल जघन्य बन्तर्मुहुतं, उत्कृष्ट 
चौबीस वर्ष बताया है । वृत्तिकार इसकी व्याण्या में स्पष्ट रूप से कहते हैं 
कि एक जीव गर्भ में १२ वर्ष तक रहकर मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः उसी 
शरीर मे उत्पन्त हो सकता है और दूसरी बार फिर १२ वर्ष और रह सकता 
है । इस प्रकार मनुष्य शरीर में भी पोट्ट परिहार को स्वीकार किया ग्रया 
है । सिद्धांत की दृष्टि से यदि वनस्पतिकाय में पोट्ट परिष्ठार हो सकता है, तो 
मनुष्य-शरीर में भी हो सकता है | 

अस्तु, यहां यह तो निरद्दिचत रूप से कहा जा सकता है कि ऐसी 
घटना में मी सामान्य मनोविज्ञान के सिद्धांत या अन्धान्य परिकल्पनाएं 
व्याख्या करने मे अक्षण ही रह जाते हैं। केवल पुनर्जन्मवाद ही इसकी 
व्याख्या न्यूनतम स्वयं-तथ्यों (9830708) के आधार पर कर सकता है । 


उपसंहार 
डॉ० स्टीवनसन ने अपने विशाल ग्रन्थ के उपसहार मे लिखा है-- 

न एऋलारए2८ट, ॥0एछ८एटा, धीवा 6 ८ा४८०१०८ 890ध7088 
7शांवटव।8 (000 85 8 ॥99067॥60845 40।# (॥6 28565 ० (5 (५७९८ ॥95 
॥907238९0 8706 4 कपशाहरीह6त कर 7च्शांध्फ़ 79 4960, रक्ता$ 
विलारव5९ 4॥85$ एणा. हा इटएशरशा ताशिवया [7095 ० कैडला- 
एबाता दा0 टम्त5९४, 9५६ ढगांटीए एणा 6 ठफऐ5टाएद्वा0ा 0 ॥॥6 
एष्ञगजांता ती गिर लावात्त एांध्वा॥08 ॥6 76707605 34 (॥९ 
5!घ09 ० ९88८५ शांति उट्णीर ता ॥ठ08जाएभधए डांदाड धात 
0९0०788॥( 8) एछा7]747705 800 06९607777065. 

200 पक व] 46 ९३5९५ 06क्‍]6 [965९7!7 ९०0!60407, ४८ ॥8५6 
ल्ातंटाए8 0 ॥6 ०ए०प्रालाए8 ण 98४/6॥5६ ज्ञगगणी) गीट फ़ा९5९७॥। 
ए९78078779 ३5 70 (70ए7॥ 40 48५6 गाटाा60 ता #तृणार्त ब्विट 
छाए 70 थी एा८5ध४ा 6. 8700  $0श6 95098॥065 4252 
ए048(टावराड व430एं। 2076९59007॥स्‍28 276 इए९एाॉीए टि्वापाटड ती त्रा 
06#60 0800९8838९0 फुटा४8078॥79. 397 5पएं। ९४४८४ 9७४६ 98 92 
(हा ॥ एछाणगाराफ़ञाल,] एटा2८, 5076 €्शंवलताटट णि गैषाशा 
$घाए५9। 0 7958702) 86६४(॥. 7" 


डॉ० स्टीवनसन के उक्त अभिमत के समर्थन में उनकी उक्त पुस्तक के 
भूमिका-लेखक सी. जे. ड्यूकास ने और भी अधिक स्पष्ट एवं तकं-संगत 
शब्दों में लिखा है'--- 

"पा, गीला, गाल, 85६8 प्रावां एठएत 20757 प्रॉट 8लापांताट 
टरां१608 0 0९8४॥9007, (6 ठग 9 875टा' 9 5804 8९९१७॥५ 
(0 एड (6 88036 885 40 (06 ध्रुषपट४ड७७0  ॥0ए क्वाए 00९ ० ३ ॥0ए 
हरैत095 फीक्व मैट छ45 वाजंग्ड्ड ५0768 0395, 77075, 0 एशड7 
ए४०06., |76 शाबश्छणष्ा ३8 ६4६ 2 ॥0श 679760/9678 08 ए/78 


११० जैन दर्शन और विज्ञान 


760 8६ वा दावा सांंग्राट$, ॥0 5घ०८ं 8 [४४०६ 490 ए7८0॥8- 
ईहव00९8, 800 998 0॥6 "छा8७ (785. गिह्य बात 80 
5ह7(89 ९१७९४;670८, 

#छचघ त0८६४ #ए790व49 प्रणए. ल॒थंग बंग्राक्वा[ए [0 76चग6ल्‍ाएटा 
॥बए॥2 ॥ए९0 ता ट्वा॥ 3४ ॥ एघ्विए [फ॥ 08 ए९5९॥ 076 ? 

न"4वाए॥ठगाएशा 7000$8 0 5७०) 8 एछंबाग्रा ध6 उध्याट, तीएार 86 
80॥60.,.._ #6 ?९४ 50४ गाए ला ॥5 098 89995 8 ४0ए78 
०॥॥6, ॥07 . एात$८ 770 7॥650. गल्ा0725 480९ 4९7 50॥76 
छह््वा3,.. 46 एटा ॥0 5 ४000क्‍0 गरादगावत्वा तंशक्वांध्व िएॉ5 ० 
6 ल्वा)ला 0 ॥0 8550४ कह ध्याट्ाफरटाड, एल ९ए६7009] 
ए८5 ृ89॥ एएावीए५ 900 शविएी की 0 ॥80७ ॥0 09])0णएा9 80 
॥88॥7 | 8 गरठरण्तो क्रावाशहा ॥) कीा5 58: वहि, तीशावी९ 
द०९६४।॥0॥ 9३ ी6॥ ॥75 ८07#7675 ७४8 ३5 ॥09 0 ४८९00 
जि ॥0 एटा0]04व9 0] ॥$ गराठा ए९5, 7 शणए॑ा 0५ $०[)१०$।7 2 
बहा ॥2 70809 048 (ए८ ॥6 हा 6 6 ।टाग्रद्माग0275, / 


(77) अतीन्द्रिय ज्ञान : दूरबोध एवं परचित्तबोध 
जैन दर्शन का दृष्टिकोण 


जैन दर्शन के अनुसार आत्मा का लक्षण है--उपयोग ॥ ज्ञान और 
दर्शव के रूप में जो चैतन्य की प्रव्वत्तियां है, उन्हें 'उपयोग' कहा जाता है। 
ज्ञान द्वारा वस्तु का विशेष बोध होता है, दर्शन द्वारा सामान्य बोध होता है । 
यही अन्तर है ज्ञान और दर्शन में | मूलतः दोनों चैतन्य की प्रवृत्तिया है । 
आत्मा स्वमावत: जानने-देखने की क्षमता से युक्त हू । कर्मो के आवरण के 
कारण यह क्षमता मीमित हो जाती है । फिर भी इस क्षमता का कुछ अश 
तो प्रत्येक जीव में विद्यमान रहता ही है। अविकनित अवस्था में इन्द्रियों के 
माध्यम से ज्ञान किया जाता है, पर जब चेतना का विशेष विकास होता है, 
तो बिता इन्द्रियों की सहायता से भी आत्मा जान सकती है, देख सकतो है । 
इसी अतीन्द्रिय ज्ञान की कोटि मे अवधिज्ञान, मनःप्येवज्ञान ओर केवलज्ञान 
की गणना की जाती है । 

प्रत्यक्ष ज्ञान के दो प्रकार है--इन्द्रिय प्रत्यक्ष और अतीनद्रय प्रत्यक्ष 
इन्द्रिय और मन की सीमा में जो जाना जाता है वह इन्द्रिय प्रत्यक्ष है। जो 
इन्द्रियों की सीमा से परे है, जहां इन्द्रियों की कोई अपेक्षा नही होती, बह्‌ 
बतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है। आकाश मे ध्वनि के अनन्त प्रकम्पन बिखरे पड़े है कितु 
व्यक्ति को उनका पता नहीं चलता, वह उन्हे पकड नही पाता । व्यक्ति के 
आसपास जो ध्वनि के प्रकपन होते हैं उनका पता चलता है, उन्हें पकड़ा जा 
सकता है। इसका कारण है इन्द्रिय की सीमा। एक निश्चित आवृत्ति में 
घ्वनि के प्रकम्पन होते हैं, तो व्यक्ति उन्हें पकड़ पाता है ।॥ कान के छिए एक 


जैन दर्शन और परामनोविज्ञान १११ 


आवृत्ति का निर्धारण है। आंख के लिए भी एक आद्ृत्ति का निर्धारण है । 
निष्िच्षत आवृत्ति मे जो सामने आता है, व्यक्ति उसे देखता है, सुनता है । 

इन्द्रियों मे भी बहुत तारतम्य है । आमभमों में इन्द्रियन्पाटव छाब्द का 
प्रयोग मिलता है। एक है इन्द्रिय का सामान्य ज्ञान और एक है इन्द्रिय का 
पाटव या इन्द्रिय-लाघव । जिसमे इन्द्रिय को पटुता बढ़ जाती है, वह दूर की 
बात देख लेता है, दूर की बात सुन लेता है, जान लेता है। यदि इन्द्रिय का 
पाटव नही होता है तो व्यक्ति स्वल्प सीमा मे ही जानता है, देखता है । आज 
के वैज्ञानिक युग मे एक प्रदन जरूर सामने आ गया है और वह बडा चिन्तनीय 
प्रदन है। दर्शन में इन्द्रिय-ज्ञान और अतीन्द्रिय-ज्ञान के बीच जो भेद-रेखा 
खीची गई, उसका अथ॑ है इन्द्रिय-ज्ञान स्थल को जानता है, सन्निकृष्ट को 
जानता है और अव्यवहित को जानता है| अती-िद्रिय ज्ञान सूक्ष्म, विध्रकृष्ट 
और ब्यवहित को भी जान सकता है । दीवार मे परे कया है, आंख नहीं देख 
सकती किन्तु अतीन्द्रिय ज्ञानी देख सकता है । एक सूक्ष्म कण को 
अतीन्द्रिय ज्ञानी देख सकता है, इन्द्रिय-ज्ञानो नही देख सकता । एक वस्तु या 
पुस्तक पडी है और उस पर बोई ढकक्‍कन दे दिया गया । उसे एक इन्द्रियज्ञानी 
नही जान सकता किन्तु एक असीन्द्रिय-ज्ञानी जान सकता है | इन्द्रिय-ज्ञान 
और अतीन्द्रियज्ञान में यह एक भद-रेखा है। आज विज्ञान ने टेलीम्कोप 
और माइक्रोस्कोप जैसे सूक्ष उपकरण विकसित कर लिए है। आधुनिक 
वैज्ञानिक माईक्रोस्कोप के द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म कणो को देखने में सफल हुए 
है, इलेबट्रोन और प्रोटोन को देखने मे सफल हुए है। टेलीस्कोप के द्वारा 
संकडो-हजारो प्रकाश-वर्ष दूर की नीहारिकाओ को देखने मे सफल हुए है । 
विद्युत्‌ की गति एक सेकेंड में १९.८६ ००० माईल की है। गति से एक 
वर्ष में जितनी दूर प्रकाश जा सके उसे एक प्रकाश-वर्ष करते है। ऐसे हजारों 
प्रकाशवर्ष वी दूरी पर जो नीहारिकाए है, सौर-मडल है, तारागह है, उन्हें 
टेलीस्कोप के द्वारा देखा गया है। क्‍या यह इद्रिय-ज्ञान है ? क्‍या यह 
अतीन्द्रिय ज्ञान नही है ? विज्ञान ने ऐसे यन्त्र और उपकरण विकसित कर 
लिए हैं, जिनसे शरीर के भीतर क्या हो रहा है, सारा दिखाई देने लग जाता 
है । वे उपकरण चमड़ी के भीतर विद्यमान समस्त तत्त्वो को देख लेते हैं । 
क्या इसे अतीन्द्रिय-ज्ञान नही कहा जा सकता ? इंद्रियों से शरीर के भीतर 
नही देखा जा सकता | भीतर कया हो रहा है, यह आख से नही देखा जा 
सकता । सौर मंडल या एक सूक्ष्म कण को आंख से नहीं देखा जा 
सकता | पर इन्हे वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा देखा जा सकता है । यह 
क्यों नहीं मान लिया जाए--वँज्ञानिक उपकरण भी अतीन्द्रिय-ज्ञान के 
साधन बन गए हैं ? 


११२ जैन दर्शन और घिज्ञान 


समाधान : अतोीन्द्रिय प्रत्यक्ष के सन्दर्म में 

जैन दर्शन के सामने यह एक बहू प्रश्न है । इससे इंद्विय-ज्ञान और 
अतीनिद्रय-ज्ञान की भेद-रेखा समाप्त हो जाएगी । इस समस्या का समाधान 
अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष के रान्द्भ में ही खोजा जा सकता है। अवधिन्नान प्रत्यक्ष 
ज्ञान है, किन्तु उसमे भी पुद्गलो का सहयोग आवश्यक होता है। अवधिजशञान 
से व्यक्ति अपने ज्ञान को इतना विकसित और निर्मेल बना ले, जिससे वह 
सूक्ष्म, दूरवर्ती और व्यवहित वस्तु को जान सके और चाहे वह ऐसे उपकरणों 
का विकास कर ले, जिनके द्वारा उन्हे वह जान सके | केवलज्ञान से नीचे की 
सीमा में जितने क्षायोपशमिक ज्ञान है, उनमें पुदगल सहायक बनता है । 
अवधिज्ञान और मन-.पर्यव ज्ञान मे भी किसी न किसी रूप में पुद्गल का योग 
रहता ही है । इसका अर्थ है-- नाडीतत्र को इतना विकसित बना लिया जाए, 
जिससे व्यक्ति सूक्ष्म और व्यवहित तत्त्वों का ज्ञान कर सके । नाड़ीतंत्र को 
विकसित करें य। बाहर के उपकरणो को विकप्नित करें, इन दोनों में बहुत 
अन्तर नहीं लगता | आ्तरिक निर्मेलता बढ़ने से जो ज्ञान हुआ, वही बाह्य 
साधनों का योग मिलने से मी हो सकता है । 

प्रस्तुत प्रकरण में अवधि-ज्ञान और मन.पर्यवज्ञान की मी्मांसा करते 
हुए परामनोविज्ञान द्वारा प्रस्तुत दूरबोध और परचित्त बोध के साथ उनका 
तुलनात्मक अध्ययन हमे करना है । 

अवधिज्ञान--इन्द्रियों और मन की सहायता के बिना चेतना के दर्पण 
पर मूर्त्त पदार्थों के जो बिम्ब उभरते है, उन्हे पकडने वाला उपयोग अवधि- 
ज्ञानोपयोग है | यह ज्ञान अतीन्द्रिय है, फिर भी इसमे तीन एकाग्रता की 
अपेक्षा रहती है । इस दृष्टि से ही इसका निरुक्त किया गया है--- अवधानम्‌ 
अवधि: अवधान अर्थात्‌ एकाग्रता। ध्यान की गहराइयों में उतरे प्रिना 
अवधिकज्ञननोपयोग हो ही नहीं सकता । 

अवधि का दूसरा अर्थ भी किया जाता है--अवधिज्ञान मूत्तं द्ब्यो को 
साक्षात्‌ करने वाला ज्ञान है । मूर्तिमान्‌ द्रव्य ही इसके जशेय विषय की मर्यादा 
है । इसलिए यह अवधि' कहलाता है अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की 
अपेक्षा इसकी अनेक इयत्ताए बनती हैं । जैसे- - इतने क्षेत्र और काल में इतने 
द्रव्य और इतने पर्यायों का ज्ञान करता है, इसलिए इसे अवधि कहा जाता 
है। 
पु गवधि-ज्ञान के छह प्रकार है-- 

१. अतुगामी--जिस क्षेत्र मे अवधि-ज्ञान उत्पन्न होता है, उसके 
अतिरिक्त क्षेत्र में भी बना रहे, वह अनुगामी है । 


३९. अननुगाभी--उत्पत्ति-क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र में बना न रहे, वह 
अननुयामी है । 


जैन दर्शन और परामनो विज्ञान ; ११३ 


३. वर्धभान--5त्पत्ति-काल में कम प्रकाशबान्‌ हो और बाद में 
ऋमझश: बढ़े, वह वधेमान है । 

४. छीयमाण--उत्पत्ति-काल में अधिक प्रकाशवान्‌ हो और बाद में 
ऋषमश: घटे, वह होयमान है ! 

५. अप्रतिपाती--अआजी वन रहने वाका अथवा केवल-जश्ञान उत्पन्न 
होने तक रहने वाला अप्रतिपाती है । ह 

६. प्रतिपाती- उत्पन्न होकर जो वापिस चला जाए, वह प्रत्तिपाती है। 

सतःपर्यवज्ञान--इन्द्रियों और मन की सहायता बिना किसी व्यक्ति 
की मानसिक अवस्थाओं--अकृतियों को जानना मनःपयंवज्ञानोपयोग है । 

यह ज्ञान मन के प्रवतेक या उत्तेजक पुद्गल-द्रग्यों को साक्षात्‌ 
जानने बाला है। चिन्तक जो सोचता है, उसी के अनुरूप चिन्तन-प्रबर्तंक 
पुद्गल द्रब्यों की आकृतियां--पर्यायें बन जाती हैं। वे मनःपर्याय के द्वारा 
जानी जाती हैं, इसीलिए इसका नाम है--मन की पर्यायों को साक्षात्‌ करने 
वाला ज्ञान । 

मनोवर्गणा के पुद्गलों का ज्ञान विशिष्ट अवधिज्ञान से भी हो सकता 
है । पर मनःपर्यवज्ञान से जो बोध होता है, वह अधिक स्पष्ट और विशद 
होता है | जिस प्रकार एक फिजिशियन आंख, नाक, गला आदि दारीर के 
सभी अवयवों की जांच करता है, उसी प्रकार आंख, नाक आदि का विशेष 
डॉक्टर भी करता है । किन्तु दोनों की जांच और चिकित्सा में अन्तर रहता 
है । एक ही कार्य-क्षेत्र होने पर भी विशेषज्ञ के ज्ञान की तुलना में वह डॉक्टर 
नहीं आ सकता । इसी प्रकार मनःपर्यवज्ञान की तुलना में साधारण अवधि- 
ज्ञान नहीं आ सकता । 

मनःपर्यवज्ञान के दो प्रकार हैं-- 

१. ऋजुमति २. विपुरूमति । 

सामान्य रूप से मानसिक पुदूगलों को ग्रहण करने वाला सन पर्यव- 
ज्ञान ऋणुमति कहलाता है । उसके विशेष पर्यायों का बोध करने वाला मन:ः- 
पर्यवज्ञान विपुलमति कहलाता है । डउदाहरणार्थ--व्यक्ति ने मन मे घट का 

न्‍्तन किया । ऋजुरमात वाला जानेगा कि इसने 'घट' का चिन्तन किया है ॥ 

बविपुलमति वाला जानेगा कि इसने घट का चिन्तन किया है; वहु॒घट सोने 
का है, पाटलिपुत्र मे बना हुआ है, आज बना हुआ है, अक्ृति में बड़ा है, 
आदि । इस प्रकार विशेष विवरण का बोध भी उसे हो जाएगा। 

अतीन्द्रिय ज्ञान की उपलब्धि चेतन्य-केन्द्रों के निमंलीकरण से होती 
है । 


चतस्य-केन्द्र कया है ? 
जो दृश्य है वह स्थुल शरीर है । इसके भीतर तेजस और कर्म--ये 


११४ जैन दर्शन और विज्ञान 


दो सूक्ष्म शरीर हैं। उनके भीतर आत्मा है। वह चेतन्यमय है। जैसे सूर्य 
भौर हमारे बीच मे बादल आ जाते हैं वेसे ही आत्मा के चंतन्‍्य और बाह्य 
जगत्‌ के बीच में कमं-शरीर के बादल छाए हुए हैं। इसीलिए चेतन्य-सूर्य का 
पूर्ण प्रकाश बाह्य जगत पर नही पड़ता । बादलों के होने पर भी सू्य का 
प्रकाश पूरा ढक नही जाता । वैसे ही कर्ं-शरीर का आवरण होने पर भी 
चैतन्य पूरा आबत नहीं होता | उसकी कुछ रश्मियां बाह्य जगत्‌ को प्रकाशित 
करती रहती है। मनुष्य अपने प्रयत्न से कम शरीरगत ज्ञानावरण को जैसे- 
जैसे विछीन करता है वैसे-वेसे च॑तन्य की रहश्मियां अधिक प्रस्फुटित होने 
लगती है। कर्म-शरीरगत ज्ञानावरण की क्षमता जितनी विललीन होती है 
उतने ही स्थल शरीर मे प्रज्ञान की अभिव्यक्ति के केन्द्र निभित हो जाते है । 
ये ही हमारे चंतन्य-फेन्द्र हैं। 

समझा शरीर ज्ञान का साधन 


आत्मा के असंख्य प्रदेश (अविभागमी अवयवब) हैं। ज्ञानावरण उन 
सबको आदबृत किए हुए है। इस आवरण का विलय भी सब प्रदेशों मे होता 
है | शरीरश्ञास्त्र के अनुसार ज्ञान का स्रोत वाडी-सस्थान है| मस्तिप्क और 
सुषुम्ना के द्वारा ही सब ज्ञान होता है। कमं-शास्त्र की भाषा में नाडी- 
संस्थान को ज्ञान की अभिव्यक्ति का माध्यम कहा जा सकता है | शरी रशःस्त्र 
के अनुसार शरीर के सारे कोष एक जे? है। कुछ कोषों को बिशिषज्ञता प्राप्त 
हो गई है इसलिए दे ज्ञात के खतोत बन गए है । 

शरीर के कुछ भाग ज्ञान और संवेदन के साधन बने हुए है। वे भाग 
'करण' कहलाते है । आंख एंक 'करण' है | उसके माध्यम से रूप को जाना 
जा सकता है किन्तु मनुष्य के पूरे शरीर मे 'करण' बनने की क्षमता है । यदि 
संकल्प के विशेष प्रयोगों के द्वारा पूरे शरीर को 'करण' किया जा सके तो 
कपोलो से भी देखा जा सकता है, हाथ और पैर की अंगुलियों से भी देखा जा 
सकता है | यह इन्द्रिय-चेतना का ही विकास है। इसे अतीन्द्रिय चेतना का 
विकास नही कहा जा सकता | पूरे दारीर से सुना जा सकता है, चखा जा 
सकता है, गंध का अनुमव किया जा सकता है । 
संभिन्‍्त-जत्रोतोलब्धि 

आज का विज्ञान कहता है कि कानों की अपेक्षा दांतों से अच्छा सुना 
जा सकता है| दांत सुनने के शक्तिशाली साधन है | यदि थोड़ा-सा यांतिक 
परिवरतंत किया जाए तो जितना अच्छा दांत से सुना जा सकता है, उतना 
मच्छा कान से नहीं सुना जा सकता । एक लब्धि का नाम है --सं भिन्‍न-श्रोतोी - 

ध | जो व्यक्ति इस सब्धि से सम्पन्न होता है, उतकी चेतना का इतना 

विकास हो जाता है कि उसका समूचा शरीर कान, आंख, नाक, जीम और 


जैन दर्शन और परामनौविज्ञान ११५ 


स्पर्ण का काम कर झकता है। उसके लिए कान से सुनना या आंख से देखना 
आवश्यक नहीं होता । वह शरीर के किसी हिस्से से सुन सकता है. देख सकता 
है। बह पांचों इन्द्रियों का काम समूचे शरीर से ले सकता है। उसके ज्ञान 
का स्रोत संभिन्‍न हो जाता है, व्यापक बन जाता है । 
मत की क्षमता 

इन्द्रिय-चेतना की भांति मानसिक चेतना का विकास किया जा सकता 
है | स्मृति मन का एक कार्य है। उसे विकसित करते-करते पूर्वजन्म की 
स्मृत्ति (ज़ातिस्मृति) हो जाती है। यह भी अतीन्द्रिय चेतना ([सिडा78- 
5275079 7८०८एाणा--ई० एस० पी०) नही है। दूर-दशशंन, दूर-शक्षवण, 
दूर-आस्वादन और दूर-स्पर्शन का विकास भी इन्द्रिय चेतना का ही विकास 
है । ये सब विदिष्ट क्षमताए हैं फिर भी इन्हें अतीनिद्रिय चेतना (ई० एस० 
पी०) नहीं कहा जा सकता । 
पूर्वाभास अतीन्द्रिय ज्ञान है ? 

परामनोविज्ञान के अनुसार पूर्वामास (97८0०870०॥) अतीन्द्रिय 
ज्ञान है पर वास्तव मे वह संधिकालीन ज्ञान है। उसे न इन्द्रिय-ज्ञान कहा 
जा सकता है और न अतीन्द्रिय-ज्ञान । वह इन्द्रिय और मन से उत्पन्न नहीं 
है; इसलिए उसे इन्द्रियज्ञान नही कहा जा सकता । अतीन्द्रियज्ञान की क्षमता 
उत्पन्न होने पर मविष्य से घटित होने वाली घटना अथवा अतीत-कालीन 
घटना को प्रत्येक अवधान के साथ जाना जा सकता है किन्तु पूर्वामास मे 
ऐसा नही होता । उसमे भविष्य की घटना का आकस्मिक आभास होता है । 
अवधान के साथ उसके ज्ञान का निश्चित सबंध नही होता; इसलिए उसे 
अतीन्द्रिय-ज्ञान भी नहीं कहा जा सकता । वह दिन भौर रात की संधि की 
मांति इन्द्रियज्ञान और अतीन्द्रियज्ञान का संधिज्ञान है । 

मानसिक ज्ञान का चेतन्य-केन्द्र मस्तिष्क है । मन की सारी वृत्तियां 
उसके विभिन्‍न कोष्ठों के माध्यम से अभिष्यक्त होती हैं । हम इंद्रिय और मन 
के ज्ञान से ही परिचित है और उनके चेतन्य-केन्द्र ही हमारी शरीर-सं रचना 
में स्पष्ट हैं । इंद्रिय और मन ज्ञान की सीमा नहीं है । वे ज्ञान के आदि-बिदु 
है । यदि कोई व्यक्ति अपने शरीरस्थ चेतन्य-केन्द्रों को विकसित कर सके तो 
वह इंद्रिय और मन से अतीत विषयों को जान सकता है। वे चैतन्य-केन्द्र 
ध्यान के द्वारा विकसित किए जा सकते है | 
बतोखिय चेतना का प्रकटोकरण 

मनुष्य का स्थल शरीर सुक्ष्मतर शरीर का संवादी होता है। सृक्ष्मतर 
शरीर में जिन क्षमताओं के स्पंदन होते हैं, उन सबकी अभिव्यविंत के लिए 
स्थल शरीर में केन्द्र बन जाते हैं। उसमे शक्तित और चंतत्य की अभिव्यंजना 


११६ जैन दर्शन और विज्ञास 


के अनेक केन्द्र हैं । वे सुप्त अवस्था मे रहते हैं । अभ्यास के द्वारा उन्हें जागृत 
क्रिया जाता है । अपनी जागुत अवस्था मे वे 'करण' बन जाते हैं। 'करण' 
को विज्ञान की भाषा मे विद्युत्‌ चुम्बकीय क्षेत्र (९णा०-ा१४ड्ञाशों० 
+700 ) कहा जा जा सकता है । 

हठयोग और तंत्रशास्त्र में चैतन्य-वेन्द्रो को चक्र कहा जाता है | जैन 
योग में चैतन्य-केन्द्रों के अनेक आकारों का उल्लेख मिलता है, जैसे--शख, 
कमल, स्वस्तिक, श्रीवत्स, नद्यावतं, ध्वज, कलश, हल आदि । ये नाना आकार 
वाले चैतन्य-केन्द्र इंद्रियातीत ज्ञान के माध्यम बनते हैं। इनके माध्यम से 
चेतस्य का प्रकाश बाहर फैलता है। अतीन्द्रियज्ञान का एक प्रकार है अवधि- 
ज्ञान | जैसे जालीदार ढफकन मे रखे हुए दीप का प्रकाश जाली में से छतकर 
बाहर आता है, वसे हो अवधिज्ञान की प्रकाश-रश्मियां इन चैतन्य-केन्द्रों के 
माध्यम से बाहर आती हैं। आनुगमिक अवधिज्ञान के दो प्रकार होते है-- 
अनगत और मध्यगत | ज॑से कोई मनुष्य टार्च को आगे की ओर करता है तब 
उसका प्रकाश आगे की ओर फंलता है। जब वह उसे दाएं बाए करता है 
तब उसका प्रकाश दाएं-बाए फंलता है। एक दिशा मे फैलने वाले 
प्रकाश की भांति अंतगत अवधिज्ञान होता है। उसका प्रकाश आगे-पीछे 
या दाएं-बाए फैलता है। वह जिस दिशा मे फंलता है उस दिशा मे स्पष्ट 
होता है । कितु उसका प्रकाश सब दिशाओं मे नही फैलता । यह अवधिज्ञनान 
सपूर्ण शरीर के माध्यम से नहीं होता कितु जितने चंतन्य-केद्र विकसित होते 
हैं उतने चेतन्य-केन्द्रो के माध्यम से होता है। एक मनुष्य में एक चैतन्य- 
केन्द्र भी विकसित हो सकता है और अनेक चेतन्य-केन्द्र भी विकसित हो 
सकते है । इनके विकास का हेतु ध्यान है। जिन चंतन्य-केन्द्रो पर अवधान 
नियोजत किया जाता है वे विकसित हो जाते है। ध्यान की घारा आगे- 
पीछे, दाएं-बाएं--जिस दिशा मे प्रवाहित होती है उस दिश्या के चैतन्य- 
केन्द्र जागृत हो जाते हैं और वे चेतन्य-रश्मियों के बहिनिर्गमेमन के भाध्यम 
बन जाते हैं । 

जैसे दीवट पर रखे हुए दीप का प्रकाश चारों दिल्ञाओं में फंलता है 
है वैसे ही मध्यगत अवधिज्ञान की प्रकाश-रश्मियां समूचे शरीर से बाहर 
भाती हैं । 

तत्रशास्त्र और हठयोग में छह या सात चत्रों का सिद्धांत प्रतिपादित 
हुआ है। प्रतिपादन की प्राचीन शैली रूपकमय है अतः चन्नों के विषय में 
स्पष्ट कल्पना करना कठिन है। बहुत लोगो ने उन्हे किसी विशिष्ट अवयव 
के रूप में स्थूल शरीर में खोजने का प्रयत्न किया पर उन्हें अपनी खोज में 
कभी सफलता नहीं भिछी । स्थूल शरीर में ग्रान्थिया है। शरीरशास्त्र के 
अनुसार उनका कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण है। उन्हें चक्र माना जा सकता है । 


जैन दर्शन और परामनोविज्ञान ११७ ' 


चक्रों और प्रन्थियों के स्थान भी प्राय: एक ही हैं। मूलाघार चक्र का किसी 
ग्रन्थि से सीधा संबंध नहीं है । स्वाधिष्ठान चक्र का काम-प्रन्थि (गोनाड्स') 
से संबंध है। मणिपूर चक्र का एड्रीनल से, अनाहुत चक्र का थराइमसं से, 
विशुद्धि-चक्र का थाइराइड से, आज्ञाचक्र का पिच्यूटरी से और सहर्नार चक्त 
का पिनियल से संबंध स्थापित किया जा सकता है ! 
बिथ्युत्‌ खुम्बकीय क्षेत्र 

जेन पराविद्या के अनुसार शक्ति ओर चंतन्य के केन्द्र अनगमिन हैं । ये 
पूरे शरीर मे फंले हुए हैं। उन्हें प्रन्थियों तक सीमित नही किया जा सकता । 
ग्रन्थियों का काम सूक्ष्मतर याकर्ंशरीर से आते वाले कमम-रसायनों और 
भावों का प्रभाव प्रदर्शित करना है । अतीन्द्रिय चेतना को प्रकट करना उनका 
मुख्य काये नहीं है। वे अतीन्द्रिय बेतना की अभिव्यक्ति के लिए विद्युत- 
चुम्बकीय-क्षेत्र बत सकते हैं अथवा उनके आसपास का क्षेत्र विद्युत्‌-चुम्बकीय- 
क्षेत्र बन सकता है । उनके बतिरिक्त शरीर के और भी अनेक भाग विद्यत्‌- 
चुम्बकीय-क्षेत्र बन सकते है; इसलिए शक्ति-केन्द्रों और चैतन्य-केन्द्रों की 
सख्या बहुत अधिक हो जाती है । हमारी कोख के नीचे बहुत शक्तिशाली 
चैतन्य-केन्द्र है। हमारे कंधे बहुत बड़े शक्ति-केन्द्र हैं।फलित की भाषा में 
कहा जा सकता है कि शक्ति-केर्द्र और चेतन्य-केन्द्र शरीर के अवयव नहीं है 
किन्तु शरीर के वे माग है, जिनमें विद्युत्‌-चुम्बकीय-क्षेत्र बनने की क्षमता 
है। वे भाग नाभि से नीचे पैर की एड़ी तक तथा नाभि से ऊपर सिर की 
चोटी तक, आगे भी हैं, पीछे भी हैं, दाएं भी है और बाएं भी हैं। जब समस्त 
ऋतजुता आदि विशिष्ट गुणो की साधना के द्वारा बे केन्द्र सक्रिय हो जाते है, 
'करण' बन जाते हैं, तब उनमे अतीन्द्रिय चेतना प्रकट होने लग जाती है । 
यह कोई आकस्मिक संयोग नही है । थहू एक स्थाई विकास है। एक बार 
चेतन्य-केन्द्र के सक्रिय हो जाने पर जीवन भर उसकी सक्रियता बनी रहती 
है । अतीन्द्रिय-ज्ञानी जब चाहे तब अपनी अतीन्द्रिय चेतना का करणभूत 
चेतन्य-फेन्द्र के ढरा उपयोग कर सकता है। वह सुक्ष्म, व्यवहित और दूरस्थ 
पदार्थ का साक्षात्‌ कर सकता है। 

अतीरिद्रिय ज्ञान की जागृति का एक माध्यम है-प्रेक्षाध्यान । 
प्रक्षाष्यान की अकिया 

प्रेक्षाष्यान की दो पद्धतियां हैं-- 

१. संपूर्ण शरीर-प्रेक्षा । 

२. चैंतन्य-केंद्र प्रेंक्षा 

सपूर्ण शरीर की प्रेक्षा करने से पूरा शरीर 'करण” बन जाता है, 
अती रिद्रिय-शान का साधन बन जगता है। इसमें दीघंकाल, गहन अध्यवसाय, 


११८ जैन दर्शन और विज्ञान 


सघन श्रद्धा और धृति की अपेक्षा होती है । कुछ महीनों और वर्षों की प्रेक्षा- 
साधना से पूरा शरीर “करण' नही बन जाता । उसके लिए बहुत बड़ा अभ्यास 
जरूरी होता है। इसकी अपेक्षा किसी एक चैतन्य-केन्द्र की प्रेक्षा का अभ्यास 
कुछ सरल होता है । पूरे शरीर की प्रेक्षा का परिपाक होने पर पुरे शरीर से 
अती रिद्र यज्ञान की प्रकाश-रह्मियां बाहुर फंलती हैं | चंतस्य-केन्द्र की प्रेक्षा से 
जो चैतन्य-केन्द्र जागृत होता है, उसी से अतीन्द्रियज्ञात की प्रकाश-रशध्मियां 
बाहर फैलती हैं। अतीन्द्रियज्ञान की दोनों प्रकार की उपलब्धियां ध्यान के 
दो भिन्‍न कोटिक-अभ्यासों पर निभेर हैं। जिस व्यक्ति की जेसी श्रद्धा, रुचि, 
शक्ति और धृति होती है वह उसी पद्धति का चुनाव कर लेता है--कोई 
संपूर्ण शरीर प्रेक्षा का और कोई चैतन्य-केन्द्र प्रेक्षा का । 
प्रेक्षाध्यान की निष्पत्ति 

प्रेक्षाध्यान से दो कार्य निष्पन्न होते है-- 

१. करण-निष्पत्ति १ 

२. आवरण-विशुद्धि । 

जहां बवधान नियोजित होता है वह शरीर-भाग अवधिज्ञान के लिए 
'करण' या माध्यम बन जाता है | प्रेक्षाष्यान का अवधान राग द्वेष-रहित, 
समभावपूर्ण होता है, उससे ज्ञान और दर्शन का आवरण विशुद्ध होता है । 
जआावरण के विशुद्ध होने पर जानने की क्षमता बढ़ती है और शरीर-माग के 
विशुद्ध होने पर उस विकसित ज्ञान को शरीर से बाहर फैलने का अवसर 
मिलता है । आवरण की विशुद्धि संपूर्ण चेतन्य में होती है, कितु उसका 
प्रकाश शरीर-प्रदेशो को करण बनाए बिना बाहर नही जा सकता | विद्युत्‌- 
प्रवाह होने पर भी यदि बल्ब न हो तो उसका प्रकाश नही होता । ठीक यही 
बात ज्ञान पर लागू होती है । आवरण की विशुद्धि होने पर चैतन्य का प्रवाह 
उपलब्ध हो जाता है, फिर भी शरीर-प्रदेश की विशुद्धि हुए बिना वह बाह्य 
अथ को नहीं जान सकता, प्रकाशित नही कर सकता । इसलिए ज्ञान के क्षेत्र 
में आवरण-विशुद्धि और करण-विशुद्धि--ये दोनों आवश्यक होती है । 


केन्द्र और संबादी केन्द्र 


चैतन्य-केन्द्र हमारे स्थल शरीर में होते है। नाभि, हृदय, कठ, 
नासाग्र, भूकुटि, तालु, सिर--ये चैतन्य-केंद्र है। अावरण की विशुद्धि होने 
पर ये जागृत हो जाते हैं, निर्मेल हो जाते है और अतीद्रिय ज्ञान की अभिव्यक्ति 
के माध्यम बन जाते हैं। ज्ञात चैतन्य-केन्द्रों के अतिरिक्त स्थल छारीर के 
ऐसे अन्य परमाणुस्कंध भी है जो अतींद्रिय ज्ञान के माध्यम बनते हैं । 
परिष्कृत या निर्मल बने हुए परमाणु-स्कंधो को स्थूल शरीर में देखा नहीं 
जा सकता । इसीलिए इन चेतम्य-केन्द्रों के विषय में विचार-मिन्नता मिलती 


जैन दशन ओर परामनोविज्ञान ११९' 


है। कुछ लोग इनकी उपस्थिति प्राण-शरीर में मानते हैं और कुछ वासमा- 
शरीर में । ये उन दोनों में हो सकते हैं, कितु प्राण और वासना-शरीर में 
होने वाले केन्द्रों के संबादी केन्द्र यदि स्थुल शरीर में न हों. तो ज्ञान को 
अभिव्यक्ति नहीं मिल सकती। इंद्वियज्ञान के केंद्र सूक्ष्म शरीर मे होते हैं 
और उनके सवादी केन्द्र हमारे स्थल शरीर में होते है, तमी भीतर की ज्ञान- 
रशि्मियां बाह्य जगत्‌ मे भाती है। इन चेतन्य-केन्द्रो पर भी थद्दी नियम 
राग होता है । 

जो चैतन्य-केंद्र नाभि से ऊपर के भाग में होते हैं, वे विशद होते 
हैं। कुछ चेंतन्य-केंद्र नीचे भी होते है, वे अविशद होते हैं; इसलिए 
माध्यात्मिक उत्क्रमण करने वालों के वे नही होते । 


परामनो विज्ञान में अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण (एक्स्ट्रा-सेन्सरी परसेप्शन ) 


सामान्यतः बाह्य जगत्‌ का बोध हमें अपनी ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से 
ही होता है । किन्तु जब किसी भी मनः प्रभाव अथवा भौतिक वस्तु था घटना 
का बोध हमें बिना किसी इन्द्रिय सवेद अथवा ताकिक अनुमान से हो तो 
उसे अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण (एवस्ट्रा-सेंसरी परसंप्शन) कहा जा सकता है । 
और, क्योकि अमी तक इस प्रकार के बोध की कोई सामान्य व्याख्या किसी 
भी विज्ञान द्वारा सम्भव नही हो पाई है-अदीन्द्रिय प्रत्यक्षण को 'परा- 
सामान्य' की श्रेणी में रखकर इसका परामनोविज्ञान में विस्तृत व गहन 
अध्ययन करने का' प्रयास किया जा रहा है । 

अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण सम्बन्धी शोध अनेक कारणों से महत्त्वपूर्ण है : 
प्रथम तो अनेक अन्य परासामान्य प्रघटनाओं को समभने में यह शोध सहायक 
सिद्ध हो सकता है, यथा--माध्यमों द्वारा कथित प्रेतात्माओ के संदेश, कथित 
पूवेजन्म की स्मृतियां व भूत-प्रेतों सम्बधी अनेक घटनाओं की बेंकल्पिक 
व्याख्या अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण शक्ति के आधार पर करने के प्रयास किये है । 
दूसरे, अंतरिक्ष मे संचार-संप्रेषण की जो कठिनाइयां दूरी के अनुपात में बढ़ती 
जाती हैं, उन्हें हल करने में इनका सहयोग हो सकता है" | इनके अतिरिक्त 
जीवन के जनेक विविध क्षेत्रों जैसे लापता व्यक्तियों व अपराधियों की खोज 
तथा जासूसी बादि में भी संभवतः इन शोधकार्यों से महत्त्वपूर्ण योगदान मिल 
सके । बसे यदि किसी दिन अतीन्द्रिय बोध कअमता को पूर्णतः नियंत्रण मे 
छाया जा सका, तो कदाचित्‌ विद्व में ऐसी क्रांति आ जायेगी, जो पहले 
कभी किसी खोज द्वारा नहीं आ सकी है । 

मतीन्द्रिय प्रत्यक्षण के चार स्वरूप होते है: परचित्तबोध 


१. अपोलो १४ में गए अतरिक्ष यात्री भिशेल ने अंतरिक्ष से पृथ्वी के बीच 
अतीन्द्रिय बोध सम्बन्धी कुछ प्रयोग किए थे । 


२२०७ ' जैन दर्शन और विज्ञान 


(टैलीपैथी ), दूरदृष्टि (बलेयरवायेन्स ), पूर्वाभास (प्रीकॉम्तीशन) व भूता- 
अस्त (रेट्रोकॉग्नीशान) । 

कभी-कभी प्राप्त बोध का स्वरूप निश्चित करना कठिन हों जाता 
है। ऐसी स्थिति में उसे सामान्य अतीन्द्रिय बोध (जनरल एक्स्ट्रा-ससरी 
परसंप्दन) कहा जाता है | 

अतीन्द्रिय बोध की घटनाएं स्वत: स्फूर्त भी हो सकती हैं और 
शभ्रयोगों अथवा अन्य प्रकार से सप्रयास उत्पन्न मी की जा सकती है। दोनों 
ही प्रकारों का परामनोवैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया गया है । 


विश्वमर की विभिन्न परामनोवैज्ञानिक शोध-संस्थाओ ने हजारो ही 
स्वत: स्फूर्त प्रकरणों के, खूब अच्छी तरह छानबीन करके, विवरण अपने 
प्रकाशनों में प्रस्तुत किये हैं । 

अवीन्द्रिय बोध के अनुभव प्रायः किसी सकट (मृत्यु, बीमारी, आर्थिक 
हानि आदि) से संबंधित होते है, लेकिन कई बार बहुत मामूली बातों से 
सम्बन्धित मी पाये गये है । ये अनुभव पूर्ण जाग्रत अवस्था, अद्धं-जागृत, भर््ध- 
निद्वित अवस्था मे व पूर्ण निद्रर' अवस्था, सभी प्रकार की अवस्थाओं में 
होते है । कभी ये मात्र भांतरिक हलके से अहसास के रूप में तो कभी तीत्र 
सवेदना के रूप मे अभिव्यक्त होते हैं। कई बार जागृत व्यक्ति को ये 
मतिविभ्रम के रूप में भी अनुभूत होते है । स्वप्नो में तो ये प्राय: प्रकट होते 
ही हैं । 

१९६० के लगभग एक चेकोस्लोवाकी मौतिकशास्त्री, जीव-रसायन- 
शास्त्री व परामनोविज्ञानी डॉ० मिलान रिज्ल ने कुछ व्यक्तियों को सम्मोहित 
करके उनमें अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण की क्षमता विकसित करने का प्रयास किया । 
अपनो एक विशिष्ट विधि द्वारा आप एक युवक पावेल स्टेपनेक के साथ 
ऐसा करने में सफल भी हुए । पाबेल की क्षमता की जांच करने अनेक देझ्षों 
से परामनो विज्ञानी प्राग पहुंचे व उसे अनेक देशों की प्रयोगशालाओं में ले 
जाकर परीक्षण किया गया। पावेल सभी प्रयोगों मे सफल रहा । किंतु एक 
विचित्र बात यह देखी गई कि पावेल कुछ विशेष प्रकार के प्रयोगों में व अपने 
प्रिय पत्तों को उपयोग में लिए जाने पर अवश्य सफल होता था । कुछ पत्तों 
को वह उन्हें चाहे जितने और चाहे जैसे लिफाफों मे बन्द किये जाने पर भी 
सही-सही पहचान लेता था। ऐसा स्पष्ट सकेत मिलता है कि सम्मोहन 
हक कुछ व्यक्तियों में अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण की क्षमता उत्पन्न की जा सकती 

॥ 

१९६८ में डॉ० थेलमा मॉँस ने अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया 

कि भावात्मक (इमोदनछू) सामग्री का संप्रेषण भावहौन सामग्री की अवेक्षा 


जैन दर्शन और परामनोविज्ञान श्२र 


अधिक भात्रा व क्धिक स्पष्ट रूप में होता है । 

१९६२ में माइमोनीडिस डॉ० मोन्‍्टेग्यू उलमान ने डॉ० गार्डनर मर्फी 
के सहयोग से एक 'ड्रीम लेबोरेटरी--स्वप्त प्रयोगशाला मात्र परामनो- 
वैज्ञानिक शोधकार्य हेतु स्थापित की। १९६४ में डॉ० स्टेनले क्रिपनर के 
साथ यहां पर बहुत-से ऐसे प्रयोग किए गए जिनमे कि सोते हुए व्यक्ति के 
स्वप्नों को अन्य कमरे में किन्ही ऋलाक्ृतियों पर ध्यान केंद्रित करके प्रभावित 
करते की चेष्टा की गई । प्रयोगों से सफलतापूर्ण परिणाम प्राप्त हुए । अब 
यहां अती रिद्रिय प्रत्यक्षण के अन्य पहलुओं पर शोघ चल रहा है । 

उधर रूस में लेनिनग्रेंड विदवविद्यालय में शरीरविज्ञान विभाग के 
अध्यक्ष व लेनिन पुरस्कार विजेता लियोनिड एल० वर्णसलियेब ने १९६० में 
एक सभा में उपस्थित झूस के वैज्ञानिकों को इस घोषणा से चौका दिया कि 
वे लम्बे अभरसे से परचित्त बोध शक्ति द्वारा सम्मोहन-सुकाव के प्रयोग करते 
रहे हैं। उन्होंने कहा कि “अमरीकी नौसेना आज अपनी आणबिक 
पनडुब्बियों से परचित्त बोध दाक्ति द्वारा सदेश भेजने का प्रयोग कर रही है, 
लेकिन सोवियत विज्ञानियों ने २५ व पूर्व ही इस तरह के अनेक सफल 
परीक्षण कर डाले हैं । 

सोवियत विज्ञानियों हारा जलमग्न पनड्ब्बी व भूमि के बीच जो 
परीक्षण किया गया था वह मानव पर नहीं किया गया था | यह प्रयोग एक 
मादा खरगोश व उसके नवजात छौनो पर किया गया था। 

“वैज्ञानिकों ते पनड॒ब्बी में खरगोश के छौनों को रखा और उनकी मां 
को तट पर स्थित एक प्रयोगशाला में रखा। यहां उनके मस्तिष्क में 
उन्होंने इलैक्ट्रोड्स छगा दिए । जब पनड॒ब्बी सागर में काफी नीचे 
चली गई तब उसमें मौजूद सहायको ने एक-एक करके उन छोनों को 
मारता शुरू किया ) मादा खरगोश को कुछ पता नही था कि क्या 
हो रहा है । बच्चों की मृत्यु कब हुई यह सब जानने का उसके पास 
कोई उपाय न था। फिर भी प्रत्येक छीने की मृत्यु के क्षण उसकी मां 
के मस्तिष्क में अजीब-सी प्रतिक्रिया हुई ।" 

१९६६ मे सुविख्यात 'द्‌ ग्रेण्ट मोस्को-साइबेरिया टेलीपेथी ठेस्ट' 
संपन्न किया गया था। इसका एक रोचक विवरण 'साइकिक डिस्कवरीज 
ब्रिहाइंड द्‌ आइरन कर्टन' में प्रस्तुत किया गया है : 

१९ अप्रेल, १९६६ की बात है । परचित्त-बोध के परीक्षण के लिए 
कार्ल निकोलायेब को मास्कों से साइबेरिया जाना पड़ा। साइबेरिया के 
विज्ञान-तगर के नाम से विद्यात नोबोसिब्रिस्क हवाई अड्डे पर जैसे ही कार 
अपने विमान से उतरा उसे लगा जैसे बीसियों जोड़ी आंखें आकर उससे 
खिपक गई हैं । हर जोड़ी आंख में एक अलय किस्म का भाव है--किसी में 


५२२ जैन दर्शन और बिज्ञान 


जिज्ञासा, किसी में उपहास । कार्क को यह सब स्वाभाथिक लगा। वह 
जानता था कि बिना प्रत्यक्ष अनुमव किए लोग बिद्दवास ही नहीं करेंगे कि 
वह मास्को से भेजे गए परचित्त सदेशो को सूदूर साइब्रेरिया में ग्रहण कर 
सकता है । वह पूरे विश्वास से परीक्षण के लिए तंथार हो गया । 

साइबेरिया की ठण्डी सन्नाटे भरी आधी रात कार्क गोल्डन वेली 
होटल” के एक कमरे में कुछ सोवियत वैज्ञानिकों के साथ बैठा था । कमरे में 
मौन छाया हुआ था। उधर सैकड़ों मीन दूर मास्को के पूर्णत: पृथक्‌ और 
“इन्सुलेटेड' कक्ष मे यूरी कामेस्की कुछ वैज्ञानिकों के साथ बैठा हुआ था । 
यूरी को यह कतई नही मालूम था कि उसे कार्ल को किस आशय का परचित्त 
सदेश भेजना है ! 

कुछ ही क्षण ढाद क्रेमलिन की घडी ने आठ बजाये और कक्ष में 
मौजूद एक विज्ञानी ने कामेस्की को एक रीलबन्द पैकेट दिया । पैकेट मे 
घातु की बनी एक कमानी थी जिसमे सात घेरे थे । कामस्को के शब्दों मे 
-- मैंने कमानी को उठाया व उसके घेरे पर अंगुलियां फिराने लगा। मैने 
कोशिद् की कि कमानी के चित्र को पूरी तरह अपने में जज्ब कर लू । साथ 
ही मैंने निकीलायेव के चेहरे को भी याद किया । मैने कल्पना की कि ज॑से 
निकोलायेव मेरे सामने बैठा है। इसके बाद मैने कल्पना की कि मैने कार्ल 
निकोलायेव के एक कन्धे के पीछे से कमानी को देख रहा हू । फिर मैने 
कल्पना की कि मैं उसकी (काल निकोलायेव की ) आंखों से कमानी को देख 
रहा हूं ।' 

“इसी क्षण उधर एक हजार आठ सो साठ मील दूर कार्ल तनाव 
से भर गया। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार उसकी अगुलियां जैसे किसी ऐसी 
वस्तु पर, जो केबल काले को दिखाई देती थी, फिरने लगी। इसी क्षण 
उसने लिखा--गोल, धातु निर्मित, चमकती हुई, घेरे जैसी लगती है ।” 
इसके बाद जब कामेस्‍्क्री ने एक पेचकस का बिब भेजना चाहा तो कार 
निकोछायेव ने तत्क्षण लिखा--“लबा, पतला”"“घातु * प्लास्टिक”“काला 
प्लास्टिक । 

मास्को-साइबेरिया के बीच हुए इस परचित्त बोध के परीक्षण को 
सोवियत संघ में व्यापक प्रतिक्रिया हुई और अतीन्द्रिय बोध सम्बन्धी और 
अनेक परीक्षण विभिन्‍न विज्ञानियो द्वरा किए गए। 

रा ९८१ में, अपोलो १४ के एक अन्तरिक्ष यात्री एडगर मिशल पहले 
ऐसे व्यक्ति हुए, जिन्होंने कि अन्तरिक्ष व पृथ्वी के बीच अतीन्द्रिय बोध 
संबंधों परीक्षण किए । 

० 2 20302 3 अ क/कक 
चुके थे । अनेक बपों से आपकी 


जैन दर्शन और परामनोंविज्ञान १२३ 


परामनोविज्ञान में विशेष रचि रही हैं। जब आपका चन्द्रमा पर जाना 
निश्चित हुआ तो बापने इसे परचित्तब्रोध की दूरी से जाच करने के लिए एक 
सुअवसर भी पाया । आपने जेनर का्डस का उपयोग करते हुए पृथ्वी पर 
चार व्यक्तियों को उनके चिह्न संप्रेघित करने का प्रयास किया | डॉ० राइन 
व अमेरिकन सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसचं के डॉ० कालिस ओसिस ने इन 
प्रयोगों के परिणामों का विश्लेषण करके यह बताया कि इनसे पूर्वाभास का 
साक्ष्य मिलता है । 

अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण सबंधी इन भनेक प्रथोगों से यह तो सिद्ध हो गया 
कि अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण' एक वास्तविकता है, मात्र कपोल-कल्पना नहीं । 
किन्तु इसकी प्रकृति के सबन्ध में अभी भी अनेक प्ररइन है जिनके या तो आधे- 
अधूरे उत्तर ही मिल पाये है या जो अभी सर्वथा अनुत्तरित ही है। अतीन्द्रिय 
प्रत्यक्षण की क्षमता कब-किन परिस्थितियों में उत्पन्त को जा सकती है ? क्या 
इस पर किसी प्रकार से नियंज्ण किया जा सकता है ? यह धीरे-धीरे कम 
क्यों हो जाती है? किस प्रकार के व्यक्तियों मे यह क्षमता अधिक या 
कम पाई जाती है ? आदि-आदि अनेक प्रश्न है, जिनका समुचित समाधान 
खोजना अभी बाकी है | 

१९५० से १९८२ के बीच इस तरह के प्रश्नों की कतार और लंबी 
हो गई है । नये प्रयोगों से जितने उत्तर मिले है कदाचित्‌ उनसे अधिक 
अचीन्‍हे क्षेत्र उजागर हुए है । 


विचार-संप्रेषण 


ओकल्ट साइन्स के वैज्ञानिकों न यह तथ्य प्रगट किया कि आदमी 
जब तक अपने शरीर के विशिष्ट केन्द्रो को चुम्बकीय क्षेत्र नही बना लेता, 
एलेक्ट्रो-मेग्नेटिक फील्ड नही बना लेता, तब तक उसमे पारदशंन की क्षमता 
नहीं जाग सकती । 

आज के पेरासाईकोलॉजिस्ट टेलीपेथी का प्रयोग करते है। टेलीपैथी 
का अर्थ है--विचार-सप्रेषण । एक आदमी कोसों की दूरी पर है। उससे 
बात करनी है, कैसे हो सकती है ? आज तो टेलीफोन और दवायरलेस का 
साधन है । घर बैठा आदमी हजारों कोसों पर रहने वाले अपने व्यक्तियों से 
बात कर लेता है । प्राचीन काल में ये साधन नहीं थे, टैलीप॑ थी शब्द भी नही 
यथा । यह अग्रेजी का शब्द है । उस समय विचारों को हजारों कोस दूर भेजना 
विचार-संप्रेषण की प्रक्रिया से होता था। जैसे एक योगी है उसका शिष्य 
पांच हजार मील दूरी पर बंठे अपने शिष्म को कुछ बताना चाहता है, उससे 
बातचीत करना चाहता है तो विचार-संप्रेषण की साधना की जातो थी 
जिससे विचारों का आदान प्रदान हो जाता था | 


१२४ जैन दर्शन और विज्ञान 


अतीन्दिय लेतना : विकास को प्रक्रिया 

विकास के क्रम के अनुसार प्रत्येक प्राणी मे चेतना अनाढत होती है । 
इर्द्रिय, मानसिक और बौद्धिक चेतना के साथ-साथ कुछ अस्पष्ट या धुघली- 
सी अतीन्द्रिय चेतता भी अनावुत होती है । पूर्वांभास विचार-सप्रेषण भादि 
उसी कोटि के हैं। 

अतीरिद्रय चेतना की प्रारम्मिक अवस्था- पृर्वाभास, अतीतबोध और 
उसकी विकसित अवस्था की सीमा को समझा जा सकता है । मन पयंवज्ञान 
या परचित्तज्ञान भी अतीन्द्रिज्ञान है । विचार-सप्रेषण विकसित इन्द्रिय-चेतना 
का ही एक स्तर है। उसे अतीन्द्रिय ज्ञान कहना सहज-सरन नही है । 
विचार-सप्रेषण की प्रक्रिया मे अपने मस्तिष्क मे उभरने वाले विचार-प्रति- 
बिम्बों के आधार पर दूसरे के विचार जाने जाते है। प्रत्येक विचार अपनी 
आकृति का निर्माण करता है। विचार का सिलसिला चलता है तब नई-नई 
आक्ृतिया निर्मित होती जाती है और प्राचोन आक्ृतिया बविसर्जित हो, 
आकाशिक रेकार्ड में जमा होती जाती हैं। मन पर्येवज्ञानी उन क्षाकृतियों का 
साक्षात्कार कर सबद्ध व्यक्ति की विचारधारा को जान लेता है। उसमे 
अतीत, वर्तमान और भविष्य के विचारों को जानने की क्षमता होती है । 
प्रानसिक चिन्तन के लिए उपयुक्त परमाणुओं की एक राशि होती है । बह 
परमाणु राशि हमारे चिन्तन मे सहयोग करती है | उसको ग्रहण किए बिना 
हम कोई भी चिंतन नहीं कर सकते | उस राद्ि के परमाणुओ के भावी 
परिवतंन के आधार पर मन-पर्य वज्ञानी भविष्य मे होने वाले विचार को भी 
जान सकता है । 

मनुष्य का व्यक्तित्व दो आयामो में विकासत होता है । उसका बाहरी 
आयाम विस्तृत और निरंतर गतिशील होता है । उसका आन्तरिक आयाम 
सकुचित और निष्क्रिय होता हे । उसके बाहरी आयाम की व्याख्या स्थुल- 
शरीर, वाणी, मन और बुद्धि क आधार पर की जाती है । उसके आत्तरिक 
आयाम की व्याख्या सूक्ष्म और सूक्ष्मतर शरीर, प्राण-शक्ति, प्रज्ञा (अतीन्द्रिय 
चेतना) और अमूर्च्छा के आघार पर की जा सकती है। बाहरी व्यक्तित्व से 
हमारा घनिष्ट सबन्ध है | उसमे बुद्धि का स्थान सर्वोपरि है, इसलिए वह 
हमारे चितन की सीमा बन गयी । उससे परे पराविद्या की भूमिका है । 
पर।विद्या का पहला चरण है बुद्धि की सीमा का अतिक्रमण । जंसे ही 
प्रज्ञा का जागरण होता है, बुद्धि की सीमा अतिक्रात हो जाती है। इन्द्रियो 
से परे मन है और मन से परे बुद्धि है। बाहरी व्यक्तित्व इस सीमा से 
आगे नहीं जा सकता। इस सीमा को पार करते ही मनुष्य का आन्तरिक 
व्यक्तित्व उजागर हो जाता है। वहा प्राण-शक्ति प्रखर होती है और 
चेतना सूक्ष्म । बुद्धि की सीमा मे पदार्थ के प्रति मूर्च्दा का न होना सम्भव 


जैंन द्शंत और परामनोविज्ञान १२५ 


तहीं माना जाता किन्तु प्रज्ञा की सीमा मे समता का भाव निर्मित 
होता है ओर अमूर्च्छा संभव बन जाती है। पराविद्या के क्षेत्र में प्राण- 
ऊर्जा और अतीरिद्रय चेतना का अध्ययन किया गया है किन्तु अमूर्च्छा 
या बीतरागता उसके अध्ययन का विषय अभी नहीं बन पाया है ॥ यह परा- 
मनोविज्ञान की एक महत्त्वपूर्ण शाखा हो सकती है । 

अमूच्छा का विधायक अर्थ है--समता | उसका विकास होने पर 
अतीन्द्रिय चेतना अपने आप विकसित होती है । परामनोविज्ञान के क्षेत्र में 
काम करने वाले लोग केवल अतीन्द्रिय चेतना के विकास की खोज में लगे हुए 
है । यह खोज बहुत लम्बी हो सकती है और अनास्था भी उत्पन्त कर सकती 


है । 

अतीन्द्रिय चेतना की स्पष्टता के लिए शरीरगत दौतन्य-केन्द्रों को 
निर्मेत बनाना होता है। सयम और चरित्र की साधना जितनी पुष्ट होती है. 
उतनी ही उनकी निर्मलता बढ़ती जाती है । चैतन्य-केद्रों को निमेल बनाने का 
सबते सशक्त साधन है ध्यान । अतीन्द्रियज्ञान के धुंधले रूप चरित्र के विकास 
के बिना भी सभव हो सकते है किन्तु अतीन्द्रिय चेतना के विकास के साथ 
चरित्र के विकास का गहरा संबन्ध है। यहां चरित्र का बर्थ समता है, 
राग-द्वेष या प्रियता-अप्रियता के भाव से मुक्त होता है। उसकी अभ्यास 
पद्धति प्रेक्षा-ध्यान है । 


झभझावतंत्र का परिष्कार 


अग्रमस्तिष्क (फ्रटल लॉब) कपाय या विषमता का केन्द्र है। 
अतीन्द्रिय चेतना का केन्द्र भी वही है । जैसे-जैसे विषमता समता में रूपान्त- 
रित होती है वंसे-बसे अतीन्द्रिय चेतना विकसित होती चली जाती है । 
उसका सामान्य ब्रिन्दु प्रत्येक प्राणी में विकसित होता है। उसका विशिष्ट 
विकास समता के विकास के साथ ही होता है। मनुष्य के आवेगों और 
आवेशो पर हाइपोथेलेमस का नियत्रण है। उससे पिनियल और पिच्यूटरी 
ग्लण्ड्स प्रभावित होते हैं। उनका ख्राव एड्रीनल रलण्ड को प्रभावित करता 
है । वहा आवेश प्रकट होते हैं । ये आवेग अतीन्द्रिय चेतना को निष्किय बना 
देते हैं। उसकी सक्तरियता के लिए हाइपोथेलेमत और पूरे ग्रन्थितंत्र को 
प्रमाचित करना आवश्यक होता है । ग्रन्थितंत्र का सबन्ध ननुष्य के भावपक्ष 
से है । भावपक्ष का सृजन इस स्थुल-श रीर से नहीं होता । उसका सृजन सूक्ष्म 
ओऔर सूक्ष्मतर शरीर से होता है। सृक्ष्म शरीर से आने वाले प्रतिबिम्ब और 
प्रकंपन हाइपोयेलेमस के द्वारा ग्रन्थितंत्र में उतरते हैं। जैसा भाव होता है, 
वैसा ही ग्रन्थियों का स्राव होता है और खाब के अनुरूप ही मनुष्य का 
व्यवहार और आचरण बनता है । यह कहने में कोई जटिलता नहीं लगती कि 


१२६ जैन दर्शन और विज्ञान 


मनुष्य के व्यवहार और आचरण का नियंत्रण प्रन्थितंत्र करता है और ग्रंथि- 
तंत्र का नियंत्रण हाइपोयेलेमस के माध्यम से भावतंत्र करता है ओर भावस॑त्र 
सूक्ष्म शरीर के स्तर पर सूक्ष्म-चेतना के साथ जन्म लेता है। स्मृति, कल्पना 
और चिन्तन कौ पवित्रता से भावतंत्र प्रमावित होता है और उससे ग्रन्थितंत्र 
का स्राव बदल जाता है। उस रासायनिक परिवतंन के साथ मनृष्य का 
व्यवहार और आचरण भी बदल जाता है । यह परिवतंन मनुष्य की अतीर्द्रिय 
चेतना को सक्रिप्र बनाने में बहुत सहयोग करता है । 


(पा) अतीन्द्रिय शक्ति--योगज उपलब्धियां एवं मनःप्रभाव 
जन दर्शन का दृष्टिकोण 
ऋषि और लब्धि 


ध्यान, तप और भावना--ये तीनों शक्ति के स्रोत है। इनके द्वारा 
वीतरागता उपलब्ध होती है, चैतन्य का शुद्ध स्वरूप उपलब्ध होता है. मीक्ष 
उपलब्ध होता है । इनकी घारा जिस दिशा में प्रवाहित होती है वही दिशा 
उदघाटित हो जाती है । इनसे साधक को अनेक प्रकार की ऋद्धियां या 
लव्धियां भी प्राप्त होती हैं। ये सामान्य व्यक्ति में नही होती, इसलिए इन्हें 
अलौकिक या लोकोत्तर कहा जाता है | कुछ लोग इन्हे चमत्कार मानते है । 
पूर्वाभास, दूरबोध, वस्तुओं का इच्छाशक्ति से निर्माण और परिचालन, रपरं 
से मयानक बीमारियों को मिटाना--ये सब चमत्कार ज॑से लगते है । चमत्कार 
का खंडन करने वालों का कहना है कि ये बातें नही हो सकती । ये प्राकृतिक 
नलियमो के विरुद्ध हैं। जिन लोगों ने ध्यान के क्षेत्र में अभ्यास किया है वे 
लोग इस चमत्कारवाद को स्वीकार नही करते । उनका अभिमत है कि ये 
सब चमत्कार नही है। ये सारी घटनएए प्राकृतिक नियमों के आधार पर ही 
घटित होती है। जिन लोगों को इन विषयों मे प्राकृतिक नियमों का ज्ञान 
नहीं है वे ही इन्हें चमत्कार कह सकते है। ध्यान की परंपरा हजारो वर्ष 
पुरानी है। ध्यान के आचार्यों ने अनेक प्राकृतिक नियमों की खोज की हैं। 
जो कुछ घटित होता है, वह प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं है, किन्तु 
प्रकृति के सूक्ष्म नियमों का अवबोध है। रेडियों-तरंगो के संचार-क्रम के 
नियमों को नहीं जानने वाला दूर-क्षरण को चमत्कार मान सकता है । उसकी 
दृष्टि में दूर-दर्शन भी एक चमत्कार ही है | कित एक वैज्ञानिक के लिए वह 
कोई चमत्कार नही है । 'क्ष' किरणां के द्वारा ठोस वस्तु के पार देखा जा 
सकता है । तब पार-दर्णन की थक्ति को चमत्कार कैसे माना जाए ? हम इस 
तथ्य को अस्वीकार नही करेगे कि मनुष्य के शरीर में मनेक रासायनिक द्रव्य 
है । वे विविध सयोगों में बदलते रहते है । भावना के द्वारा शारीरिक बिद्युत्‌ 
और रासायनिक द्रव्यों मे पस्वितंन होता है। ध्यान और तपस्पा के द्वारा भी 


जैन दर्शन और परामनोविज्ञान १२७ 


ऐसा घटित होता है । इन आंतरिक परिवतंनों की रसायनशास्त्र के नियमों 
द्वारा व्याख्या की जा सकती है। रसायनशास्त्र के सब नियम ज्ञात हो चुके 
हैं--यह नहीं कहा जा सकता । ऐसे अनेक नियम हो सकते हैं जो जाज भी 
ज्ञात नही हैं । सब नियम ज्ञात हो जाएंगे, यह गर्वोक्ति सुदूर भविष्य में मी 
नहीं की जा सकती । इस स्थिति में जिन आंतरिक ऋद्धियो को हम चमत्कार 
की संज्ञा देते है, इसकी अपेक्षा उचित यह होगा कि उन्हें हम प्रकृति के सूक्ष्म 
नियमों की जानकारी के फलित की संज्ञा दें । इन ऋड्धियों को आध्यात्मिक 
कहना भी बहुत संगत नहीं लगता । कुछेक ऋद्धियां आध्यात्मिक हो सकती 
हैं. जंते--केवलज्ञान । कितु सभी ऋटद्धियां आध्यात्मिक नहीं हैं । बहुत सारी 
पौद्गलिक या भौतिक है । वे अंतर्जंगत्‌ मे या आंतरिक साधनों से उपलब्ध 
होती है, इसलिए उन्हें अलौकिक कहा जा सकता है कितु अपौद्गलिक या 
आध्यात्मिक नहीं कहा जा सकता । 
सहो दिशा 

दो साधक एक बार मिले । एक को जल पर बँठने की सिद्धि प्राप्त 
थी । उसने कहा-- भाओ, जल पर बैठे ।' दूसरे को आकाश में बैठने की 
सिद्धि प्राप्त थी । उसने कहा--- आओ, आकाश मे ही बैठ ।' अपनी बात को 
मोड़ देते हुए उसने फिर कहा--जल पर बैठने में क्या बड़ी बात होगी ? 
मछलिया उसी में रहती है। आकाश मे बैठने का क्‍या महत्त्व होगा ? पक्षी 
आकाश में ही रहते है। महृत्त्तकी बात यह होगी कि हम अध्यात्म का 
और अधिक विकास करें, समभाव को बढाएं और वीतरागता की दिद्षा में 
गतिशील बने ।' 

ध्यान से मनुष्य दो दिशाओं में गतिशील होता है । एक दिशा है 
बीतरागता की और दूसरी दिशा है ऋद्धियों की । वीतरागता आध्यात्मिक 
उपलब्धि है और ऋद्धि चेतन्य और पुदूगल के सयोग से होने वाली उपलब्धि 
है । वह ध्यान-साधना के प्रासगिक फलरूप में भी होती है और ध्यान, भावना 
आदि को विशेष दिशा मे प्रवाहित करने पर भी होती है। वह पोदगलिक 
इसलिए है कि बनोषधि से भी उपलब्ध होती है । सभी ऋद्धियां वनौषधि से 
प्राप्त नहीं होती, कुछेक होती है, फिर भी बनौषधि से बे प्राप्त होती हैं इस- 
लिए वे पौद्ग लिक हैं। वचत-सिद्धि ध्यान-भावना आदि से भी प्राप्त होती है 
और वनौपधि के प्रयोग से भी प्राप्त होती है । दूरदर्शन, परव॑जन्म की स्मृति 
आदि ऋद्धिया वनौषधि से भी उपलब्ध होती है। इसलिए वे पौद्गलिक है। 
वे मंत्र-साधना के द्वारा भी प्राप्त होती है। ध्वनि के स्पंदन और उसमे 
उत्पन्न होने वाली विद्युत से शरीर और मन में अनेक परिवतंन होते है। 
मत्र, औषधि आदि से जो ऋडद्धिया उपलब्ध होती हैं, वे आध्यात्मिक 
प्रक्रिया नही हैं । 


१२८ जैन दर्शन और बिज्ञान 


लब्धियों की विचित्र शक्षित 


तीन शब्द हैं--मनोबली, वचनबली और कायबली । जिस साधक को 
मनोबल लब्धि प्राप्त होती है वह अंतर्मूहर्त मे चोदह पूर्वों" का परावतेन कर 
सकता है । पूर्व! अथाह ज्ञान वे मडार हैं। उनका परावर्तंन ४८ मिनिट में 
करना विशिष्ट शक्ति का द्योतक है । जिसे बचनबल लब्धि प्राप्त है वह पूर्व 
की ज्ञानराशि का उच्चारण अंतमुहुर्त मे कर सकता है ५ यह वात बुढ्धिगस्य 
नहीं होती, कितु कम्प्यूटर के अविष्कार ने इसबात को बुद्धिगम्य बना डाला, 
समस्या का हल कर डाला । कम्प्यूटर एक सेकण्ड में एक लाख छियासी 
हजार गणित के भागों (विकल्पों) का गणित कर लेता है । विद्यत्‌ की जितनी 
गति है, उसके अनुसार वह काये कर छेता है। विद्युत की गति एक सेकण्ड 
मे १,८६,००० मील की है। इतनी ही तीब्र गति से कम्प्यूटर गणित के 
विकल्पों का गणित कर लेता है। विद्युत्‌ को गति से चलने वाला कम्प्यूटर 
एक सेकण्ड में इतना बड़ा काम कर सकता है तो चतुदंशपूर्वा एक अंतर्मृहतं 
में सारे ज्ञान का पारायण या उच्चारण क्यो नहीं कर सकता ? कम्प्यूटर 
के पास विद्युत्‌ की शक्ति है तो चतुर्दशपूर्वी के पास तैजस शक्ति है । 
उसका तेजस शरीर इतना विकसित हो जाता है, उसकी दंहिक विद्युत 
इतनी तीव्रगामी हो जाती है कि वह यह काम सहजता से बार सकता है। 
तैजस की विद्युत्‌ इस विद्युत से अधिक शवितशाली हे'ती है । इतना होने पर 
भी हम अपीद्गलिकता की सीमा में नही जा सकदे । चाहे कम्प्यूटर की 
त्वरित शक्ति हो, चाहे चतुर्दशपूर्वी की त्वरित शक्ति हो, यह है सारी पौदु- 
गलिक सीमा में । कम्प्यूटर विद्यत्‌ की धारा के सहारे अपना कार्य करता है 
और चतुदंशपूर्वी तेजस शरीर की विद्युत-धारा के सहारे अपना कार्य करता 
है | विद्युत्‌-घारा मी पौद्गलिक है और तंजस शरीर भी पौदगलिक है । वे 
अ-पौदगलिक नही है । 

लब्धि, ऋद्धि, योगज उपलब्धि, प्रातिहायं, अतिशय, वचनातिशय आदि 
का जितना विशद विवेचन जेन साहित्य मे उपलब्ध है, उतना अन्यत्र दुर्लभ 
है । इस वर्णन का सार यह है कि चेतना की आतरिक शक्तियों को विकसित 
कर समस्त पौद्गलिक जगत्‌ को प्रभावित किया जा सकता है । चेतना-जनित 
भौतिक वल जिसे “?5५०0०-7॥990०७ एछ०ा८०८” कहा जा सकता है के 
विभिन्‍त प्रभाव उक्त लब्धि आदि शक्तियों में प्रतिलक्षित होते हैं । 


ऋद्धियाँ : प्राप्ति और परिणाम 


ऋद्धि की उपलब्धि के अनेक साधन है--विद्या, मंत्र, तंत्र, तपस्या, 
भावना और ध्यान । इनकी प्रायोगिक पद्धति प्राय' लुप्त हो चुकी है । फिर 


१. जैन आगमों के ग्रन्थ-विभेष । 


जैन दर्शन और परामनोविज्ञान 


१२९५ 


मी उसके कुछ बीज आज भी सुरक्षित हैं। 
कुछ प्रमुख ऋद्धियां इस प्रकार हैं-- 


१८ 


२. 
डे. 
४, 


5 
दा 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 


० 


0 


केवलज्ञान--पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान । 
अवधिज्ञान--आंधिक अतीन्द्रिय ज्ञान । 
सनःपर्यवज्ञान--मानसिक अवस्थाओ का ज्ञान । 

बीजबुद्धि--एक बीज-पद को प्राप्त कर उसके सहारे अनेक पदों 
और अर्थों को जानने की क्षमता । 

कोष्टबुद्धि--ग्रहीत पद भौर अर्थ की ध्र्‌व-स्मृति | 


- पदानुसारित्व--एक पद के आधार पर पूरे इलोक या सूत्र को 


जानने की क्षमता । 
सं भिन्‍नस्रोत--- (१ ) किसी भी एक इंद्विय के द्वारा सभी इंद्रियों के 
विषयों को जानने की क्षमता । 
(२) सब अंगों से सुनने की क्षमता । 
(३) अनेक शब्दों को एक साथ सुनने और उनका 
अथे-बोध करने की क्षमता । 
दूर-अस्वादन--दूर से आस्वाद लेने की क्षमता | 
दूर-दर्शन--दूरस्थ विषयों को देखने की क्षमता । 
दूर-स्पर्श न--दू रस्थ विपयों का स्पर्श करने की क्षमता । 
दूर-प्राण-दूरस्थ गंध को सूंघने की क्षमता । 
दुर-अवण--दू रस्थ शब्द को सुनने की क्षमता । 
चारण और आकाशगामित्व-- 
जंघा-चारण--सूर्य की रश्मियों का आलंबन ले आकाश मे उड़ने 
की क्षमता । एक ही उड़ान में लाखों योजन दूर तथा हजारों 
योजन ऊंचा चला जाना । धरती से चार अगुल ऊपर पुरों को 


उठाकर चलना । 
व्योम-चारण--प्मासन की मुद्रा मे आकाश में उड़ने की 


क्षमता । 
जल-चा रण--जल के जीवों को कष्ट दिए बिना समुद्र आदि 
जलाशयों पर चलने की क्षमता । 

पुष्प-चा रण--वनस्पति को कष्ट दिए बिना फूलों के सहारे चलने 
की क्षमता । 

श्रेणी-चतारण--पव॒तों के कशिखरों पर चलने की क्षमता । 
अग्विशिखा-चारण--अरित की शिखा का आलंबन के चलने की 


क्षमता । 
धूम-चारण--धूम की पंक्ति के सहारे उड़ने की ध्ामता ! 


१२३० 


6 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 
१९. 


जैन दर्शन और विज्ञान 


मकंटततु-च। रण--मकड़ी के जाल का सहारा के चलने की 
क्षमता । ! 
ज्योतिरश्मि-चा रण--सूर्य , चांद या अन्य किसी ग्रह-नक्षत्र की 
रफ्षमियों को पकड़कर ऊपर जाने की क्षमता । 
वायु-चारण--हवा के सहारे ऊपर उडने की क्षमता । 
जलद-चारण--मेघ के सहारे चलने की क्षमता । 

अवश्याय-चारण - ओस के सहारे उडने की क्षमता । 
आमभषं-औषधि--हस्त, पाद आदि के स्पर्श से व्याधि के अपनयन 
की क्षमता । 

क्ष्वे तौषधि - थूक से ब्याधि के अपनयन की क्षमता । 
जल्लौपधि-मेल से व्याधि के अपनयन की क्षमता । 
मलौषधि--कान, दांत आदि के मल से व्याधि के अपनयन की 
क्षमता । 

विप्रृडीपधि---मल-मूत्र से व्याधि के अपनयन की क्षमता । 
सर्वौषधि--शरीर के सभी अग, प्रत्यग, नख, दत अएदि से व्याधि 
के अपनयन की क्षमता । 


जिसे ये औषधि-ऋद्धियां (१४ से १९) प्राप्त होती हैं, उसके अवथवों 


में रोग को 


दूर करने की क्षमता विकसित हो जाती है और उसके थूक, मेल, 


मल, मूत्र आदि सुरभित हो जाते हैं । 


२०. 


२१. 


२२, 
२३. 


२७. 
२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


आस्यविष--वाणी के द्वारा दूसरे मे विष व्याप्त करने की 
क्षमता । 


दुष्टविषप--दृष्टि के द्वारा दूसरे में विष व्याप्त करने की 
क्षमता । 


क्षीरात्रवी-- ) १. हाथ के स्पर्श मात्र से विरस भोजन 
मध्वास्र वी -- | को दूध, मधु, घी और अमृत की भांति 

भ | सरस करने की क्षमता | 
सरपिराखवी-- & २. दूघ, मधु घी और अमृत की भांति 
अमृताखवी-- | मन को आह्वादित और शरीर को 
)  रोमाचित करने की वाचिक क्षमता | 


अक्षीणमहानस--हाथ के स्पर्श मात्र से मोजन को अखट करने की 
क्षमता । 


मनोबती--क्षणभर मे विपुल श्रुत और अर्थ के चितन की मान- 
सिक क्षमता । 


वागूबली--ऊंचे स्वर से सतत श्रुत का उच्चारण करने पर भी 
अश्रांत रहने की क्षमता । 


जैन दर्शन और परामनोविज्ञान १३१ 


२९. कायबली--महीनों तक एक ही आसन में बंठे या खड़े रहने की 
क्षमता । 
३०. वैक्रिय--इसके अनेक प्रकार हैं-- 
(१) अणिमा--शरीर को दोटा बनाने की क्षमता । 
(२) महिमा--श रीर को बड़ा बनाने की क्षमता । 
(३) लबघिमा--शरीर को वायू से भी हल्का बनाने की क्षमता । 
(४) गरिमा--शरीर को भारी बनाने की क्षमता | 
(५) अप्रतिघात--ठोस पदार्थों में मी अस्खलित गति करने की 
क्षमता । 
(६) कामरूपित्व--एक साथ जनेक रूपों के निर्माण की क्षमता । 

३१. आहारक--एक पुतले का निर्माण कर यथेष्ट स्थान पर भेजने 
की क्षमता । 

३२. तेजस्‌ू--झाररीरिक विद्यत्‌ के द्वारा अनुग्रह और निग्नह करने की 
क्षमता | यह हठयोग और तंत्रशास्त्र मे प्रसिद्ध कुंडलिनी शक्ति 
है । 

तेजोलेश्या (कुंडलिनी ) 
तेजस शरीर : अनुग्रह-निग्रह का साधन 

हम शरीरधारी है | शरीर दो प्रकार के हैं-स्थूल और सूक्ष्म । 

अस्थिचर्ममय शरीर स्थूल है । तेजस शरीर सूक्ष्म और कमं-शरीर अति 
सूक्ष्म है । हमारे पाचन, सक्तियता और तेजस्विता का मूल तैजस शरीर है । 
वह पूरे स्थूल शरीर में व्याप्त रहता है तथा दीप्ति और तेजस्विता उत्पन्न 
करता है। विद्युत्‌, प्रकाश ओर ताप-ये तीनों शक्तियां उसमे विद्यमान हैं । 
शरीर मे दो प्रकार की विद्युत्‌ है--धा्ष णिक और धाराबाही या मानसिक । 
घार्षणिक विद्युत्‌ का उत्पादन शरीर करता है और धारावाही विद्युत्‌ का 
उत्पादन मस्तिष्क करता है । मस्तिष्कीय विद्युत-धारा स्नायु-मडल मे सचरित 
रहती है । वह ज्ञान-ततुओं के द्वारा मस्तिष्क तक सूचना पहुचाती है और 
उससे मिले निर्देशों का शारीरिक अवयवबो द्वारा क्रियान्वयन कराती है। 
इसका मूल हेतु तेजस शरीर है। यह शरीर प्राणिमात्र के साथ निरन्तर 
रहता है । एक प्राणी मृत्यु के उपरान्त दूसरे जन्म में जाता है। उस समय 
अन्तराल गति में भी तंजस शरीर उसके साथ रहता है। कर्म-शरीर सब 
शरीरों का मूल है । उसके बाद दूसरा स्थान तेजस शरीर का है। यह सूक्ष्म 
पुदूगलों से निर्मित होता है, इसलिए चमं-चक्षु से दृश्य नहीं होंता। यह 
स्वामांविक भी होता है और तपस्या द्वारा उपलब्ध भी होता है। यह तप 
द्वारा उपलब्ध तेजस शरीर ही तेजोलेश्या है । इसे तेजोलब्धि भी कहा जाता 


१३२ जैन दर्शन और विज्ञान 


है । स्वामाविक तेजस शरीर सब प्राणियों में होता है। तपस्या से उपलब्ध 
होने वाला तैजस शरीर सबमें नहीं होता । वह तपस्था से उपलब्ध होता है । 
इसका तात्पर्य यह है कि तपस्या से तैजल शरीर की क्षमता बढ़ जाती है । 
स्वाभाविक तैजस शरीर स्थल शरीर से बाहर नहीं निकलता। तपोजनित 
तेजस शरीर दारीर के बाहर निकल सकता है । उसमें अनुग्रह और निग्रह की 
शक्ति होती है । उसके बाहर निकलने की प्रक्रिया का नाम तैजस समुद्घात 
है । जब वहू किसी पर अनुग्रह करने के लिए बाहर निकलता है तब उसका 
वर्ण हंस की भांति मफेद होता है । वह तपस्वी के दाएं कंधे से निकलता है । 
उसकी आकृति सौम्य होती है ! वह लक्ष्य का हिंत-साधन कर (रोग आदि 
का उपशमन कर) फिर अपने मूल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है । 

जब वह किसी का निग्रह करने के लिए बाहर मिकलता है तब उसका 
वर्ण सिन्दूर जैसा लाल होता है । वह तपस्वी के बाएं कधे से निकलता है। 
उसकी आकृति रौद्र होती है। वह लक्ष्य का बिनाश, दाह कर फिर अपने 
मूल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है । 

अनुग्नह करने वाली तेजोलेश्या को शीत' और निम्नह करने बाली 
तेजोनेइया को 'उष्ण” कहा जाता है । शीतल तेजोलेइया एउष्ण तेजोलेश्या के 
प्रहार को निष्फल बना देती है । 

तेजोलेश्या अनुपयोग काल में संक्षिप्त और उपयोग काल में विपुल 
हो जाती है | विपुल अवस्था में वह सूयंबिम्ब के समान दुरदंश होती है । वह 
इतनी चकाचौंध पैदा करती है कि मनुष्य उसे खली आंखों से देख नहीं 
सकता । तेजोलेश्या का प्रयोग करने वाला अपनी तैजस-शक्ति को बाहर 
निकालता है तब वह महाज्वाला के रूप में विकराल हो जाती है । ह 


तेजोलेश्या का स्थान 


तेजस शरीर हमारे समूचे स्थूल शरीर में रहता है । फिर भी उसके 
दो विशेष केन्द्र है--मस्तिष्क और नाभि का पृष्ठभाग । मन और शरीर के 
बीच सबसे बड़ा संबंध-सेतु मस्तिष्क है। नाभि के पृष्ठभाग में खाए हुए 
आहार का प्राण के रूप मे परिवतंन होता है। शत: ज्ञारीरिक दृष्टि से 
मस्तिष्क और नाभि का पृष्ठभाग--ये दोनों तेजोलेश्या के महत्त्वपुर्ण केन्द्र 
बन जाते हैं। यह तेजोलेद्या एक शक्ति है ! 
तेजोलेश्या के विकास-स्नोत 


तेजोलेश्या के विकास का कोई एक ही स्रोत नहीं है । उसका विकास 
अनेक स्रोतों से किया जा सकता है। संयम, ध्यान, वैराग्य, भक्ति, उपासना 
तपस्या भादि आदि उसके विकास के स्रोत हैं। इन विकास-ख्रोतों की पूरी 
जानकारी जिखित रूप में कहीं भी उपलब्ध नहीं होती । यह जानकारी 


जैन दर्शन और परामनो विज्ञान १३३ 


मौलिक रूप में आचार शिष्य को स्व्रयं देते थे । 

गोशालक ने महावीर से पूछा-- भंते ! तेजोलेश्या का विकास फंसे 
हो सकता है ?” महावीर ने इसके उत्तर में उसे तजोलेश्या के एक विकास« 
स्रोत का ज्ञान कराया। उन्होने कहा-- जो साधक निरन्तर दो-दो उपवास 
करता है, पारणा के दिन मुट्टीमर उड़द या मूग खाता है और एक चूल्लू 
पानी पीता है, भुजाओ को ऊचीकर सूर्य की आतापना लेता है, वह छह 
महीनों के मीतर ही तेजोलेश्या को विकसित कर लेता है ।' 

तेजोलेश्या के तीन बिकास-स््रोत हैं-- 

१. आतापना--सू्य के ताप को सहना । 

२. क्षांति-क्षमा--समर्थ होते हुए भी क्रोध-निग्रहपूर्वक अभिय ध्यबहार 

को सहत करना । 
रे. जल-रहित तपस्पा करना । 


परामनोविज्ञात में मनःप्रभाव (साइकोकाइनेसिस ) 


मन द्वारा पदार्थ को सीधे प्रभावित करने की क्रिया को मनःप्रभाव 
(साइकोकाइनेसिस) कहा गया है | बाह्य जगत्‌ में मानवीय कार्यों के प्रति 
सामान्य मान्यता यही है कि प्रत्येक कार्य के लिए देहिक अवयबों, यथा 
मस्तिष्क, स्तायुओं, मांसपेशियों व कर्मेन्द्रियों का होना भनिवार्य है। किन्तु 
जब कोई क्रिया बिना दंहिक माध्यम के, मन द्वारा सीधे पदार्थ को प्रभावित 
करके सम्पन्न होती हो, तो उसे 'परासामान्य' की श्रेणी मे ही रखना होगा । 

बिना देहिक (एद्रियिक) माध्यम के मन द्वारा सीधे ही प्रत्यक्षण कर 
सकने की क्षमता का विवेचन कर चुके हैं । अब यह देखे कि मन द्वारा सीधे 
पदार्थ को प्रभावित करने की क्षमता के बारे मे परामनोबिज्ञानी दृष्टि से क्या 
कहा जा सकता है । न्‍ 

एक सुबह की बात है। आइरीन नामक एक युवती अपने कमरे में 
अभी नींद में ही थी कि उसके साथ उसी कमरे में रहने बाली उसकी सहेली 
कुछ खरीदारी के लिए बाजार चली गई | जब वह बहुत सारा समान लेकर 
लौटी, तो उसने सोचा कि वह नीचे से ही घटी बजा दे, ताकि जब वहू ऊपर 
पहुंचे, तो उसे कमरे का दरवाजा खुला मिले । यह सोचते-सोचते बह नीचे 
के दरबाजे को पार कर गई । फिर एक क्षण तो उसने मुड़कर देखा और 
सोचा भी “मैं घंटी बजाऊ तो ठीक ही रहेगा |” लेकिन उसने घटी बजाई 
नहीं । नीचे जब बह यह सोच ही रही थी कि ऊपर आइरीन को घंटी की 
इतनी जोर की आवाज सुनाई दी कि वह एकदम कुदकर बिस्तर से बहुर 
निकली और दरवाजे की ओर लपक गई 

यदि निश्चित रूप से यह कहा जा सके कि आइरीन की सहेछी ने 


१३४ जैन दर्शन ओर विज्ञान 


वास्तव में अनजाने में, घटी नहीं बजाई थी तो यह तौ स्वीकार करना होगा 
कि परा-सामान्य अन्तरनिहित है : किन्तु, वह अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण है या मनः- 
प्रभाव यह निश्चित करना स्वयं परामनोविज्ञानियों के लिए कठिन है | 

और, सोवियत सघ के विज्ञानियों द्वारा खूब अच्छी तरह अध्ययन 
की हुई मादाम नेल्या मिखाइलोवा के जीवन की यह घटना (असली नाम 
नाइनल कुलागिना ) तो निस्सदेह १रीकथाओ की तरह अविश्वसनीय है । 

“एक बार म।दाम मिखाइलोवा एक भोज पार्टी में गयी | वहां एक 
टेबुल पर डबलरोटी उससे कुछ दूर रखी हुई थी । उसने उसकी ओर एक- 
टक्र लगातार देखना शुरू किया । कुछ ही मिनटों बाद डबछूरोटी उसकी ओर 
सरकने लगी । जसे ही बह टेवुल के छोर पर आई, मादाम मिखाइलोवा ने 
थोड़ा भुकर मुंह खोला और अगले ही क्षण परीकथाओं के अद्भुत अविदवस- 
नीय दृश्य की तरह वह डबलणोटी उसके खुले मुह में पहुच गई ।”” 

मादाम मिखाइलोवा रपष्टत: सनःप्रभाव अभिव्यक्त कर रही थीं । 

कृश ग्रबुद्धि एवं आकपंक व्यक्तित्व वाली माहला मादाम मिखाइलोबा 
न सोवियत सघ के सर्वोच्च वैज्ञानिकों की देखरेख में अनेक बार विभिन्न 
प्रकार की वस्तुओं ज॑से, कम्पास, धातु का बेलन, फाउन्ट्रेत पैन, माचिस की 
डिबिया, काच के कवर के नीचे रखी पांच सिगरेटों आदि को बिना उन्हें 
स्पशे किये, हिलाने-डुलाने अथवा खिसकाने की क्षमता का प्रदर्शन किया है । 

१९६८ में 'मास्को प्रावदा' में मास्को विश्वविद्यालय के सैद्धान्तिक 
मौतिकशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉ० याटरलेस्टकी ने स्पप्ट कहा : “श्रीमती 
मिखाइलोवा ऊर्जा के एक नये व अज्ञात रूप का प्रदर्धान करती है और 
अनेक प्रकार के सशयों व आलोचनाओ के बावजूद हर वैज्ञानिक को, 
जिसने भी मादाम मिखाइलोवा का गम्भीर रूप से अध्ययन किया, इस मत 
से सहमत होना पड़ा । 

मादाम मिखाइलोवा पर कोई साठ फिल्‍मे तैयार हुईं जिनमें कि वे 
एक ठटेबुल पर पड़ी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को मात्र उन पर अपनी दष्टि 
केंद्रित करके अथवा उनके ऊपर (दूरी से) अपने हाथ चक्राकार रूप में 
घुमाकर, उत वस्तुओं को इधर-उधर हिला-डुला रही है। अनेक बार उन्होंने 
ये करतब टेलीविजन के कमरे के समक्ष, अनेक वैज्ञानिकों, परामनोव॑ज्ञा निकों, 
रिपोर्टरी व अन्य दर्शकों की उपस्थिति मे करके दिखाये। प्रदर्शनों से पूर्व 
मादाम मिखाइलोवा की पूरी अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लो जाती थी 
कि उन्होंने कहीं कोई धागे या अन्य ऐसो चीज छुपा तो नही रखी है, जिससे 
कि वे वस्तुओ में गति उत्पन्न कर देती है । कोई चुम्बक छुपाया हुआ नही है, 


१ ऑस्ट्रेन्डर रोला व स्क्रोडर छिन, “साइकिक डिस्कबरीज बिहा इन्ड द 
आइरन कट्ज,' प्रिस्टस हॉल, न्‍्ययॉर्क १९७० | 


जैन दर्शन और परामनोविज्ञान १३५ 


इस उद्देंदय से उनका “एक्स-रे' भी किया जाता था, यद्यपि वे अनेक 
अचुम्व॒कीय वस्तुओं जैसे लकड़ी, कांच व अण्डों को भी गति प्रदान करती 
रही है। दशकों के सम्मोहित हो जाने की सम्भावना पर भी विचार किया 
गया लेकिन इसे सही नहीं पाया गया । इन प्रयोगों में, जैसे एक बार जब 
उन्होंने पहले एक कम्पास की सुई को घुमा दिया फिर पूरे कम्पास को उसके 
केस सहित अपने हाथ को और बाद में अपने शरीर को घुमाते हुए घुमाया, 
तो यह स्पष्ट देखा गया कि उन्हें कितना अधिक परिश्रम करना पड़ रहा 
है--उनका सारा मुंह सिकुड़-सा गया--माथे पर अनेक लकीरे उमर 
जाई । 

'करतब' दिखाने हेतु स्वय को उपयुक्त स्थिति में लाने के लिए कभी- 
कभी उन्हे दो से चार घण्टे तक लग जाते थे । डॉ० गेनाडे सुर्गेव का कहना 
है कि इनकी नाडी की गति २४० तक हो जाती थी और कोई आधे घंटे के 
भीतर ही उनके शरीर का मार ४ पोड़ तक कम हो जाया करता था । 
करतव कर चुकने के बाद वे एकदम निढाल भी हो जाती थी, उनके पैरो में 
दर्द होने लगता और कमी-कभी तो कुछ देर तक उन्हें दिखाई मी नही देता 
था। डॉ० सुर्गेव ने अपने विशिष्ट उपकरणों की सहायता से मादाम 
मिखाइलोवा के शरीर को घेरनेवाले 'शक्तिपूर्ण क्षेत्र की जाच की, तो पता 
चला कि उनकी विद्युत्‌ चुम्बकीय शक्ति का क्षेत्र औसत व्यक्ति की अपेक्षा 
कही ज्यादा था । उन्होंने यह भी पता लगाया कि आम-तौर पर व्यक्ति 
अपने मस्तिष्क के अग्रमाग के बजाय पृष्ठभाग से तीत या चार गुना अधिक 
विद्युत्‌ वाल्टेज प्रवाहित करता है जबकि मादाम मिखाइलोवा अपने मस्तिष्क 
के पृष्ठभाग से कोई ५० गुना अधिक वोल्टेज प्रवाहित करती थी । 

१९७२ में एक आंग्ल भौतिक-शास्त्री व डाऊन टाउन में परामनो- 
वैज्ञानिक प्रयोगशाला के निदेशक, बेन्सन हबंटे, मादाम मिखाइलोवा का 
अध्ययन करने मास्को गये । आपने पाया कि वे बस्तुओं को दूर तक सरका 
ही नही देती है वरन इच्छानुसार अपने दाये या बाये हाथ मे गर्मी मी उत्पन्न 
कर सकती है। अपने गर्म हाथ से यदि वे किसी की बांह पकड़ लेतीं तो उसे 
बहुत दर्द होने लगता व वहां जलने का निशान भी बन जाता था जो कई 
दिनों तक बना रहता । कोई तीन टेबुले पूरी भर जायें-परीक्षण हेतु इतने 
उपकरण लेकर १९७३ में बेन्सन हबंट पुनः लौटकर आये । मादाम मिखाइ- 
लोवा ने उनके सभी प्रयोगों में पूरा सहयोग दिया । बेन्सन ह॒बंट ने हर तरह 
से इस बात की अच्छी तरह छानबीन की कि कही कोई सामान्य कारण मिज 
जाये | मादाम मिखाइलोवा के शरीर के एक-एक इच की जांच की गई । 
कमरे का पूरा फशे, हर कुर्सी, टेबुल, यहा तक कि कम्पास की भी विस्तारक 
लेन्स द्वारा जांच की गई । अन्ततः सभी तरह के परीक्षण करने के बाद बेन्सन 


१३६ जैन दर्शन और विज्ञान 


हबंट को मी कहना कहना पड़ा कि मादाम मिखाइलोवा में “वस्तुओं में 
बिसा किसी भी ज्ञात शक्ति का उपयोग किये, इच्छानुसार गति उत्पन्न करने 
की क्षमता है ।'' 

मादाम मिखाइलोवा ने हर वैज्ञानिक के साथ, उसके सभी प्रकार के 
यन्त्रों से, उसके द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की दिशाओं में, उन पर हर तरह 
से परीक्षण करने में पूरा सहयोग दिया है और कोई भी वैज्ञानिक न तो यह 
कह सका है कि मादाम मिखाइलोवा धोखाधड़ी करती है और न ही यह 
बतला सका कि वे किस मौतिक शक्ति का उपयोग करती हैं । 

१९७० में डॉ० लुइसा राइन ने मनःप्रभाव पर एक पुस्तक लिखी 
है ; 'माइंड ओवर मेटर' ।' डॉ० जे० बी० राइन का उनके सहयोगियों ने 
ड्यूक विश्वविद्यालय में अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण के साथ-साथ अनेक वर्षों तक 
मनःप्रभाव सबंधी सेकडों परीक्षण करके मन प्रभाव के सांख्यिकीय साक्ष्य एक- 
त्रित किये हैं । 

एक अन्य व्यक्षितत्व, जो कि वैज्ञानिकों के लिए उलझन बना हुआ 
है, वह है एक इजरायछी युवक ऊरी गैलर । 

गैलर का जन्म तेल अबीब मे २० दिसम्बर, १९४६ को हुआ था । 
उसकी माता विख्यात मनोवैज्ञानिक सिगमण्ड फ्रायड की रिश्तेदार थी । गैलर 
का कहना है कि उसमें बचपन से ही कुछ परासामान्य क्षमताएं थी। जब 
वह बच्चा ही था, ताश खेलकर लौटी अपनी मा को बता दिया करता था 
कि वे जुए मे कितना हारी या कितना जीती थी । 

जब बह सात व का था तो उसकी उपस्थिति मे घड़ी की सुदयां 
अपने-आप इधर-उधर हो जाया करती थीं । धीरे-धीरे उसमें ये शक्तियां 
बढ़ती गई । १९६७ के अरब-इजराइली युद्ध के बाद तो वह सार्वजनिक 
रूप से इनका प्रदर्शन करने लगा। कहते है कि उसने एक पार्टी में दूसरे 
कमरे में खीचे गये चित्र की वैसी की बसी अनुकृति बना कर दिखा दी और 
एक चाबी को बिना छुए मोड़ दिया | धीरे-धीरे बहू पूरे इजराइल में जाना 
जाने लगा । अब होटलों, क्लबों आदि मे अपने करतब दिखाना ही उसका 
काम हो गया था। १९६९ में जब उसने एक स्कूल मे अपनी शक्तियों का 
प्रदर्शान करते हुए अनेक धातुओं की वस्तु को त्तोड़-मरोड़ दिया तो वैज्ञानिकों 
का भी उसकी ओर ध्यान गया। १९७१ में न्यूयाक विश्वविद्यालय के एक 
विज्ञानी डॉ० एड्रिजा पुहारिख यह जानने के लिए कि गैलर मे ये क्षमताएं 
वास्तव में हैं अथवा वह एक बहुत ही चतुर तमाशेबाज है, उसका अध्ययन 
करने इजराइल गये | यहा आपने जो कुछ देखा, उसमे ऊरी गैलर द्वारा 


१. राइन, एल० ई०, 'माइण्ड ओवर मटर, मैकमिलन, न्यूयॉक १९७० । 


जैन दर्शन और परामनोधविज्ञान १३७ 


चम्मचों के सिरे उड़ा देना, कांटों एवं छुरियों को मोड़ देना, सोने की 
अंगूठियों और चनों को तोड़ देना व घड़ियो को चालू या बंद कर देना 
बादि अनेक करतब सम्मिलित थे । यही नहीं, डॉ० पुहारिख का दावा तो 
यहां तक है कि उन्होंने गैलर द्वारा वस्तु के विसर्जन व पुनःनिर्माण आदि 
के प्रदर्शन भी देखे है। इसी वर्ष दिसम्बर मे जब वे गेलर के साथ सिनाई 
रेगिस्तान में थे तो अपने मूवी कैमरे के घूल से बार-बार मैले होने से 
परेशान हो रहे थे । पुहारिख अपने कंमरे का केस न्‍्यूयार्क में ही भूल आये 
थे। अगले दिन सुबह साढ़े पाच बजे गेलर ने उनको फोन किया और कहा 
कि उसके बिस्तर पर एक कैमरे का केस पड़ा है, कही बह उन्हीं का ही तो 
नहीं है । पुहारिख ने गैलर को अपने केस का विवरण देते हुए बतलाया 
कि उसके अन्दर का कुछ हिस्सा फटा हुआ है। गैलर ने उत्तर दिया कि 
वह केस भी ऐसा ही है | छः हजार मील दूर से इतनी जल्‍दी केस मंगवाने 
का कोई तरीका पुहारिख की समझ में नहीं आया ओर उन्होंने यह 
निष्कषं तिकाछा कि गैलर में दृर-परिवहन' (टंली-ट्रान्सपोर्टेशन) की क्षमता 
है । 

१९७२ में गेलर ने स्यूनिख की सड़कों पर एक रात आंखों को पुरी 
तरह ढक कर कार चलाई ओर अनेक शंकालू व्यक्तियों के आभूषणों को बिना 
छुए तोड़-मरोड़ कर उन्हें आइचययंचकित कर दिया। गेलर ने म्यूनिख में 
चार दिन तक अपने करतब दिखाए। इनके बारे में मंक्सप्लेल्क इंस्टीट्यूट 
फॉर प्लाज्मा फिजिक्स के डाक्टर फ्रीडबर्ट कारगर ने कहा * “इस व्यक्ति 
की शक्तिया अत्यंत विलक्षण हैं । इनकी सैद्धांतिक भौतिकी द्वारा अभी कोई 
व्याख्या नहीं की जा सकती है | 

१९७२ में ही बाद से गेलर ने अमेरिका के राष्ट्रीय दूरदर्शन पर 
कुछ चुने हुए व्यक्तियों, जिनमें कई विज्ञानी भी थे, के समक्ष अपनी क्षम- 
ताओं का प्रदर्शन किया । दर्शकों में तीत्र एवं मिश्चित प्रतिक्रियाएं हुईं । कुछ 
लोग पूर्णतः विश्वासी बन गये, तो कुछ लोग अविश्वास के साथ अड़े रहे । 
आलोचकों ने कहा कि जो कुछ ऊरी गैलर कर सकता है वह कोई अच्छा 
तमाशेबाज भी कर सकता है । कहते हैं कि जेम्सरेंडी नामक एक विख्यात 
जादूगर ने कुछ करतब दोहरा दिये थे किन्तु, गेलर के सभी करिश्मे वह भी 
नही दोहरा सका था| गेलर पूरे अमेरिका के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 
अपने प्रदर्शन दिखलाता रहा। नन्‍्यूयार्क मे एक प्रदर्शन में इंग्लैंड के डा० 
बास्टिन मी उपस्थित थे । आपकी जेब में जौह्दरियों द्वारा उपयोग में लाये 
जाने वाले छोटे-छोटे पेचकर्सों का एक डिब्बा रखा हुआ था, ऊरी गैलर ने 
बिना यह जानते हुए कि डॉ० बास्टिन की जेब में क्या है, एक पेचकस का 
चित्र बसा दिया ) डाँ० बास्टिन यह देखकर आहचर्य में पड़ गये और दुविधा 


१३८ जन दर्शन और विज्ञान 


में मी कि गैलर ने पेचकस का जो चित्र बताया है, उसमे उसका ऊपरी धिरा 
मुड़ा हुआ है । जेब से जब डिब्बा निकालकर डॉ० बास्टिन ने देखा, त्तो 
पाया कि समी पेचकस या तो मुड़े हुए है या टूटे हुए । डाक्टर बास्टिन का 
कहना है कि भौतिक वस्तुए गैलर के प्रभाव से इस तरह परिवर्तित होती है 
“मानों कोई नियम नहीं व्यक्तित्व क्रियाशील है ।” 

क्ैलीफोनिया की स्टेफारई रिसर्च इंस्टीट्यूट मे भौतिक विज्ञानों डॉ० 
है राल्ड पुर्थोंक व रसल ठागे ने अपनी प्रयोगशालाओं में गैलर पर नियत्रित 
परीक्षण किये । इनमे से कुछ की फिल्‍मे भी बनाई गई । एक प्रयोग, १५७२ 
में, छः सप्ताह तक चला | गलर ने प्रथम आठ मे से आठो बार एक धातु 
के डिब्बे के अन्दर पड़े पासे के ऊपरी भाग का सही 'अनुमान' लगाया । वैसे 
यह प्रयोग दो बार और किया गया था लेकिन इनमे गेकर को कुछ करन की 
भान्तरिक प्रेरणा नही मिली। और उसने उनके बारे म॑ कुछ नहीं कहा । 
उसने अनेक रेखाचित्रों की अनुकृतिया (बिना उन्हें देख) बना दी । 
चुम्बकीय क्षेत्र को नापने वाले यंत्र गॉस मीटर के निकट हाथ ले जाकर 
उसने उसकी सुई को पूरा घमा दिया । १९७३ में उस पर तरह प्रयोग किये 
गये, और इनमे और मी अधिक सावधानिया बरती गई । गेलर को विद्युतीय 
रूप से प्रथक किये हुए कमरे मे रखा गया, ताकि सामान्य सचार के किसी 
भी साधन द्वारा वह कोई भी सूचना प्राप्त ने कर सकें । एवं प्रयोग में शब्द- 
कोश में से देवयोग से चयनित किसी एक भी सज्ञा का चित्र गेलर के कमरे से 
बाहर (प्रेषक )बनाता था व गेलर कमरे के अन्दर बैठा उसकी भनुक्कति बनाता । 
कभी प्रेषक वे गेलर की स्थितिया उल्टो भी कर दी गई यानी प्रेपक कमरे 
के अन्दर व गेलर बाहर । इस प्रकार १५ त्ित्न प्रेपत किए गए । इनमें ४ 
बार गेलर ने कोई चित्र नहीं बनाया (उसका कहन। था कि सकलता से पूर्व 
जो आत्मविश्वास उसमें उमरता है, वह उस समय नही उभरा था) । चार 
बार बह मूल चित्र से मिलती-जुलती अनुकृतिया बना पाया, शप सातों बार 
उसे स्पष्टत: सफलता प्राप्त हुईं । इनमे से एक जिसमे उड़ती हुई एक प्मुद्री 
चिड़ियां का चित्र था और एक जिसमे कि अयगूर के गुच्छे का चित्र प्रेषित 
किया गया था गेलर ने लगभग हूबहू वेसा का वैसा चित्र बना दिया था। 
अगुर के गुच्छे म विभिन्‍न कतारो मे चौतब्रीस अगूर--गेलर ने चौबीस गोले 
ऊपर-नीचे प्रत्येक कतार में मूल चित्र के अनुरूप--बनाए । यही नहीं इनसे 
निकलती हुई रेखा भी उसी स्थान व दिश्या की ओर जाती हुई बनाई जैसी 
को मूलचित्र में अंगूर के गुच्छे की टहनी बाहर निकलती हुई चित्रित की गई 
थी । इन अन्वेषकों के परीक्षणों मे गेलर धातुओं को मोडने की अपनी क्षमता 
का प्रदर्शन नही कर सका । 

नवम्बर १९७२ म॑ गंलर ने इग्लंड मे डेविड डिम्बलबाई दूरदर्शन पर 


जैन दर्शन और परामनोविज्ञान १३९ 


कार्य क्रम प्रस्तुत किया | यहां मी गेलर ने अनेक वेज्ञानिकों व आलोचकों के 
समक्ष एक कांटे को मोड़ दिया, घड़ियों की शसुइयां आगे-पीछे कर दीं और 
स्वयं डेविड डिम्बलबाई के कमरे के दरवाजे की चाबी उनको देखते-देखते 
मोड़ दी । 

इस प्रदर्शन से प्रभावित होकर, किग्ज कॉलेज लंदन मे अनुप्रयुक्त 
गणित के प्रोफेसर जॉनटेलन ने गेलर पर परीक्षा करने का निएचय किया । 
फरवरी १९७४ में गेलर इनके साथ वहां के धातुकमं-विभाग [मेटलैजिकल 
डिपार्टमेंट) द्वारा तैयार की गई वस्तुओं पर प्रयोग करने को तैयार हो 
गया । प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में गेलर सभी प्रयोगों में सफल रहा । उसने 
धातुओं की वस्तुओं को पीट कर इस तरह मोड़ दिया कि बैसा उस वस्तु के 
पिघलने, टूटने व पुनः कड़ापन ग्रहण कर लेने से ही सभव था। उसने 
पोटाशियम ब्रोमाइड के दो सेंटीमीटर लम्बे एक रवे के कोई दस सँकिड तक 
प्रहार करके टुकड़े कर दिये | कांच की नलियों के अन्दर बन्द धातुओं को 
पत्तियों व दोनों सिरों पर बन्द तार की जालीदार नली के अन्दर एक 
अल्मुनियम की पत्ती आदि को बिना उन्हें छुए मोड़ दिया। लकड़ी या 
प्लास्टिक पर वह कोई प्रभाव नही डाल सका । गेलर ने रेडियो-सक्रियता 
नापने के एक यन्त्र गीगर काउन्टर”' में भी काफी विक्षेपन उत्पन्न कर 
दिया । 

ऊरी का दावा यह भी है कि वह अपने दरीर से बाहर निकल कर 
हजारो मील दूर की यात्राएं करने की क्षमता रखता है । अंद्रीजा पुहारिख 
ने एक दिन उससे यह दावा सिद्ध करके दिखाने को कहा | अंद्रीजा ने कहा, 
तुम यहीं बेठ-बैठे ब्राजील की सर कर आओ । गेलर का कहना है कि उसने 
भांख बन्द करके ब्राजील की कल्पना की । कुछ देर बाद उसने अपने आपको 
एक भीड़ भरे शहर में पाया । ग्रेलर के अपने शब्दों में, “ब्राजील पहुंचने 
पर मैंने एक राहगीर से पूछा, मैं कहां पर हू ? उसका उत्तर था--रियो डि 
जेनेरों में । तब तक एक मनुष्य भीड़ से बाहर निकला और मुझे १०,००० 
ऋजों का नोट थमा गया । जब जागा तो मेरे हाथ में वह नोट था ।/* 

विभिन्‍न परीक्षणों-प्रयोगों, अनेक प्रदर्शनो, कार्यक्रमों व छूटपुट कई 
व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से दिखाए करतबों--करिश्मो के बावजूद भी 
गेलर का व्यक्तित्व अभी संशय-मुक्त सिद्ध नही हुआ है। जनसाधारण से 
लेकर विज्ञानियों तक मे वह एक अत्यन्त विवादास्पद व्यक्ति बना हुआ है। 
ऊरी सबंधी यह संशयात्मक आलोचनात्मक पक्ष भी निस्संदेह विचारणीय है । 

अनेक विवरण हमें ऐसे भी मिलते हैं जिनमें वस्तुओ का स्वतः 
हिलना-डुलना, आवाजों का होना, पत्थरों बादि का फेंका जाना बिना किसी 
की उपस्थित के अथवा उन व्यक्तियों के बीच होने का वर्णन होता है जिनका 


१४० जैन दर्शन और विज्ञान 


कोई सीधा सम्बन्ध इस तरह की घटनाओ से नही जोड़ा जाता। प्राय: इन 
घटनाओं का कारण भूत-प्रेत अथवा शैतान' आदि को समझा जाता है | 
जमंन भाषा में इस कारण' का नाम है पोल्टर गाइस्ट' (पाल्टर्न यानी 
शोरगुल करने वाली व गाइस्ट यानी रूह या आत्मा) । 


अभ्यास 


१. विभिन्‍न धर्मों मे पुनर्जन्मवाद की अवधारणा का उल्लेख करते हुए 
जैन दर्शन के आत्मवाद एब पुनर्जन्मबाद का विदइलेषण करे । 

२. परामनोविज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जत्म के साक्ष्यों पर चल रहे शोधकार्य 
की समीक्षा करें । 

३. जैन दर्शन के सन्दर्भ में आधुनिक परामनोविज्ञान की पुनर्जन्म 
सम्बन्धी घटनाओ की व्याख्या की समावनाओ को रपष्ट करे । 

४. जैन दर्शन में वणित अतीन्द्रिय ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करे । 

५, परामनोविज्ञान मे अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण, दृरबोध या परचित्तबोध की 
घटनाओ को अपने शब्द मे प्रस्तुत करे तथा जैन दर्शन के सदमभं में 
उनकी समीक्षा करें । 

६. जैन दर्शत मे बणित योगज उपलब्धियों की आधुनिक मन. प्रभाव की 
घटनाओं के सन्दर्म मे मीमासा करे । 


४. विज्ञान के संदर्भ में जैन जीवन-शैली 


जन जीवन-शेलो 


जैन धर्म की अपनी एक अलग जीवन-शैली है | जैन परम्परा में जिस 
तरह श्रावक की चर्या विकसित हुई है, उसकी अपनी अनेक विशेषताएं हैं । 
भगवान्‌ महावीर ने अणुव्रतों के रूप में श्रावक-चर्या का जो प्रारूप भस्तुत 
किया था, वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक है। अनेक आचार्यों 
के गुरुतर प्रयत्नों से जैन लोग खान-पान की दृष्टि से बहुत ऊंची भूमिका पर 
हैं । मद्यमांस का परिहार जैनत्व की अपनी एक अलग पहचान बन गई है । 
शेलो क्यों ? 

साधु का जीवन एक-आयामी होता है । वह केवल साधना का जीवन 
जीता है । एक गरहस्थ को न जाने कितने घोड़ों की सवारी करनी पड़ती है । 
उसे अनेक आचार्यों का जीवन जीना होता है। उसके चारों ओर खिचाव 
का वातावरण बना रहता है, उसे परिवार का जीवन जीना होता है, समाज 
का जीवन जीना होता है, राज्य का जीवन जीना होता है, आथिक जीवन 
जीना होता है, इसके साथ-साथ घाभिक जीवन भी जीना होता है । उसके 
सामने समस्या है कि वह अनेक आयामों को कैसे जिये ? उसके लिए जीवन 
की एक शैली चाहिए । 
जीवन-शंली 

शैली शब्द 'शील' शब्द से बना है । शील का अथ है--स्वभाव । 
शैली का अर्थ है--व्यवहार | संस्कृत-अग्रेजी कोश में शैली के अनेक 
अर्थ किये गये हैं। उनमें पहला है--09०॥2रशं०प्ा व्यवहार । दूसरा है-- 
जीवन का व्यवहार अथवा जीवन की कार्य-प्रणाली (#6-8४९) । जैन 
गृहस्थ के जीवन का व्तवहार कसा होना चाहिए ? जीवन का तरीका कैसा 
होना चाहिए ? साधना-पद्धति कैसी होनी चाहिए ? 

प्राचीन समय से जेन गृहस्थ में कुछ संस्कार चल रहे हैं। जैन 
गृहस्थ मांस नहीं खाता । जैन शराब नहीं पीता | पुराने आचारयों ने जैन 
ग़हस्थ के लिए सप्त व्यसन के परिहार का अभियान चलाया-- 

१. शराब नहीं पीना 

२. मांस नहीं खाना 


श्र जैन दर्शेन और विज्ञान 


३. जुआ नही खेलना 

४. शिकार नहीं करना 

५. ज्ञोरी नहीं करना 

६. वेश्यागमन नहीं करना 

७. परस्त्रीयमन नही करना 

एक जीवन की शैली बत्त गई; जीवन का स्वभाव और व्यवहार बन 
गया; एक संस्कार बन गया; जो जंत श्रावक है, वह इस आधार पर 
चलेगा । वही शली आज तक चली आ रही है । 
आहार-शुद्धि ओर ध्यसन-मुक्त जीवन 

जैन जीवन शैली का एक प्रमुख घटक है--आहार-शुद्धि और व्यसन- 
मुक्ति | उपवास आदि तप, मांसाहार-वर्जन, तम्बाकू-वर्जन, मद्यपान-वर्जन 
आदि विषयों का सम्बन्ध जीवन-शैली के इस घटक से हैं। इन विषयों का 
वैज्ञानिक सिद्धान्तों और प्रयोगों के सन्दर्भ मे चिन्तन व्यक्ति को नई दुष्टि 
देता है। आहार-विवेक और आहार-विज्ञान के आधार पर इसे चरिताथ॑ 
किया जा सकता है । 

आहार-विवेक और आध्यात्मिक साधना में सगानताएं है। ये दोनों 
हमें स्वसंयम, स्वज्ञान और स्वावलम्बन सिखाते है। साधना-मार्ग में भी गुरु 
केवल मार्गदर्शक होता है, पर साधक का अपना पुरुषार्थ या विवेक ही 
मुख्यत. उसे आगे बढाते हैं। उसी तरह स्वयं का आहार-विवेक ही व्यक्ति 
को स्वस्थ रख सकता है, डाक्टर या वेद्य तो केवल मार्गदर्शक बन सकते है। 


दूषित आहार का परिणाम--रोग 


रोग क्‍या है ? हमारे शरोर में जमा होने वाले विपद्रब्यों का परि- 
णाम रोग है। इन विपद्रव्यो के शरीर में जमा होने के कई कारण हैं । 
जैसे--अयोग्य मोजग, विषैली दवाइयां, अतिशय श्रम, अति कामसेवन, अति 
मय, अति चिता, मानसिक तनाव, अतिद्रा आदि । इन सब का परिणाम यह 
होता है कि शरीर से विप-द्रव्यों का बाहर होने वाला निष्कासन श्लथ हो 
जाता है और यह विप-द्रव्य रक्त में और शरीर के ऊतको में जमा हो जाता 
है जिमसे बीमारी पैदा होती है । ऊपरोक्त कारणों में से अयोग्य मोजन एक 
मुख्य कारण है । 

यदि हमारा आहार, नीहार आदि रहन-सहन सम्यक होगा और साथ 
ही आसन, प्राणायाम, प्रेक्षाध्यान आदि चलते रहेंगे, तो शरीर मे विष-द्रव्यों 
का जमाव अतिमात्रा में नही होगा और जो जमा हो गए हैं उन्हें बाहर 
निकाल देने से शरीर में किसी घातक या नीक्न बीमारी होने की सभावना 
नही रहेगी । 


बिज्ञान के संदर्भ में जैन जीवन-शैली १४३ 


हमारा शरीर भिन्न-भिन्न अवयवों से एवं प्रत्येक अवयव ऊतकों से 
निर्मित है । प्रत्येक ऊतक कोशिकाओं से निर्मित है । इन कोशिकाओं में चलने 
वाली जैविक क्रियाओं से विप-द्रब्य की उत्पत्ति होती रहती है | इसके साथ 
अपनी खाने-पीने की गलरूस प्रणाली तथा रहन-सहन की गलत आदतों से 
मो विष द्वब्यों की उत्पत्ति होती है।ये सारे विष-द्रब्य यदि किसी भी 
कारण से बाहर निष्कषित न हों, तो उस स्थिति को “विषाक्तता” 
(टोक्सीमिया) कहा जाता है | उसे ही हम “रोग” या बीमारी” के रूप 
में भोगते है । विष-द्रव्यों की अशुद्धियों को निष्कासन करने की शरीर की 
प्राकृतिक प्रक्रया तो बीमारी में भी चालू ही रहती है। उदाहरणाथे-- 
जुकाम मे शरीर इलेष्म के रूप में विप-द्रव्यों का बाहर निष्कासन करता 
रहता है ! 

शरीर में अपने आपको स्वस्थ रखने की आन्तरिक शक्ति मौजूद 
होती है । कुछ अपवादों को छोड़कर वह स्वस्थ रहता ही है । यदि मनुष्य 
अपने शरीर के अवयवों का दुरुपयोग न करे या उत पर अत्याचार न करे, 
तो शरीर स्वत, ही स्वस्थ रहेगा । परन्तु खाने-पीने की गलत आदत, जिद्ठा 
का स्वाद, शरीर-विज्ञान के बोध का अमाव आदि कारणों से मनुष्य प्रायः 
अपने शरीर पर ऐसे अत्याचार करता है जिससे शरीर अस्वस्थ हो जाता 
है । 

हमारा आहार कसा होना चाहिए ? इस प्रइन पर मुख्य रूप से दो 
दृष्टिकोणों से विचार-विमर्श हुआ है । स्वास्थ्य और साधना । स्वास्थ्य की 
दृष्टि से आहार का बहुत बड़ा मूल्य है । शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इसका 
इतना मुल्य हैं, पर मानसिक्र और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए उसका 
कितना मुल्य होगा, यह सब नहीं जानते । 

शारोरिक स्वास्थ्य का मूल आधार है--सतुलित भोजन। प्रोटीन, 
कार्बोहाइड्रेट, बसा, खनिज, लवण क्षार और बिटामिन्स--ये उचित मात्रा में 
ग्रहण किए जाते हैं, वह सतुलित मोजन म्गना जाता है । इससे शरीर स्वस्थ 
और क्रिया करने में सक्षम रहता है । 

भोजन का मन को क्रियाओं पर भी बहुत असर होता है, क्योंकि 
मस्तिष्क की रासायनिक प्रक्रिया मोजन से प्रभावित होती है | संतुलित 
भोजन का उद्देदय है--शरीर स्वस्थ रहे तथा मन विकृत, उत्तेजित या क्षुब्ध 
नहो। 

बीमारी पैदा होने का बहुत बड़ा कारण है--अहितकर और अपरि- 
मित भोजन । एक आचाये ने लिखा है -- 

"हियाहारा मियाहारा अध्पाहारा यजे तारा। 

न ते विज्जा तिग्रिच्छृति, अप्पाणं ते तिथिच्छुगा ।।'' 


१४४ जैन दर्शन और विश्वान 


+जो हित, मित और अत्पमात्रा में भोजन करते हैं, उनकी 
चिकित्सा वैद्य नहीं करते, वे स्वयं अपने चिकित्सक हैं । भोजन स्वास्थ्य देता 
है और भोजन स्वास्थ्य बिग्राइता है । 

भोजन के विमर्श का साधना का दृष्टिकोण है--आन्तरिक वृत्तियों 
का शौधन । भोजन का प्रयास केवल शरीर के बाहरी तत्त्वों तक ही सीमित 
नहीं है। उसका प्रमाव हमारी आल्तरिक छाक्तियों पर, शरीर के सूक्ष्म तत्त्वों 
पर भर सृूक्षम-शरीर पर भी होता है । इसलिए भोजन के विधय में हमें 
बहुत सावधान होना चाहिए । अन्तवेत्ति को मूच्छित बताने वाली वस्तुएं 
साधक के छिए निषिद्ध है । 

एक प्रकार का आहार विचार को, भाषा को, मन को स्वस्थ बनाता 
है । दूसरे प्रकार का आहार इन्हें अस्वस्थ बनाता है । 


(3) उपवास आदि तप 

जैन जीवन-शैली में तप एक महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक साधना है । 
महावीर की साधन।-पद्धति में उसे “निजंरा' अर्थात्‌ कमे-संस्कारों से मुक्ति 
का एक सक्षम साधन माना है। तपया निजेरा के बारह प्रकार है--छह 
बाह्य, छह आन्तरिक । उपवास, ऊनोदरी दृत्ति-संक्षेप, रस-परित्याग आदि 
बाह्य तप के प्रकार है। चारो का सम्बन्ध मोजन और अभोजन से है । 
खाना जितना महत्त्वपूर्ण है, नही खाना' भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। खाने 
का जितना मूल्य है 'नही खाने” का भी उससे कम मूल्य नहीं है। जब तक 
हम 'नहीं खाने! पर विचार नही करते, तव तक भोजन का विषय पूर्ण दृष्टि से 
चचित नही होता । स्वास्थ्य के लिए यदि संतुलित भोजन जरूरी है तो उसके 
लिए भोजन को छोडना भी बहुत जरूरी है । अनाहार को छोड़कर केवल 
आहार को देखना वास्तव मे भाहार के प्रति भ्रात होना है और अपने स्वास्थ्य 
के प्रति भी अन्याय करना है । जो लोग केवल मोजन का ही महत्त्व समझते 
हैं, उसे छोड़ने का महत्त्व नही समभत, वे न केवल मोटापे की बीमारी से 
ग्रस्त होते है, किन्तु अन्य बीमारियां भी उन्हें आक्रात करती है । 

खाना, नहीं खाना', कब, कंसे, और कितना खाना, मधुर और 
स्निर्ध खाना या रूखा-सूखा खाना आदि-आदि अनेक प्रश्नो का सम्यग्‌ उत्तर 
है--आहा र-विवेक । 


आहार और अनाहार 

आग आहार करते है, परन्तु यदि उपवास करना नही जानते, 
अनाहार रहना नहीं जानते तो आपका आहार आपके लिए कठिनाई बन जाता 
है । आहार ही जटिलता पैदा करता हे | हम आहार करते है भूख की 
समस्या को समाहित करने के लिए । वही आहार अनेक समस्याएं हमारे 


विज्ञान के संदर्श में जन जीवन-शैली १४५ 


सामने प्रस्तुत कर देता है। जो लोग केवल आहार करते हैं, उपबास नहीं 
करते या उपवास का सम॑ नहीं जानते, वे समस्याओं को कम नहीं कर 
सकते । उपवास का अथ नहीं खाना भी है. कम खाना भी है, आहार की 
मात्रा को कम करना भी है | 

दारीर में जितने काम-केन्द्र, वासना-केन्द्र, आवेग-केन्द्र और स्मृति 

केन्द्र हैं वे सारे उत्तजित होते हैं भोजन को प्राप्त कर । भोजन के अशाव में 

ये सारे केन्द्र शिथिल हो जाते हैं। चूंकि उन्हें अब सहयोग नहीं मिलता, 
सहयोग का रास्ता कट जाता है। सेना को जब रसद नहीं मिलती, वह आगे 
नहीं बढ पाती । शत्रु-सेना सब से पहले रसद के मार्ग को काट देती है! 
उपवास रसद के मार्ग की काट देता है। उस स्थिति में इन्द्रियां शांत और 
मन शांत इस प्रक्रिया के द्वारा यह होता है कि उत्तेजना या सक्षियत्ता के जो 
साधन है, उपाय हैं, निमित्त है, उनको हम समाप्त कर देते हैं. किन्तु पूरा 
समाप्त नही कर पाते। यह पूरी प्रक्रिया नहीं है। केवल मार में जो 
व्यवधान डालते थे, उन्हें शिथिल बना डालते है। आहार का विसजंन, 
प्रित्याग, एक शब्द मे उपवास, इसलिए कि जिससे उत्तेजना पंदा हो रही 
है, उसका मार्ग अवरुद्ध किया जाए । 

हम भोजन नहीं करते तो इसका परिणाम केवल स्थल शरीर पर ही 
नही होता, सूक्ष्म शरीर पर भी होता है। यदि उसका परिणाम केवल स्थूल 
शरीर पर ही होता तो बहुत छोटी बात होती । सूक्ष शरीर को भी शक्ति 
प्राप्त होती है स्थल शरीर के माध्यम से । उसे भी शक्ति चाहिए। वह 
स्थूल शरीर से ऐसा काम करवाता है कि उसे शक्ति प्राप्त हो सके । उपब स 
करना सूक्ष्म शरीर को पसन्द नहीं है। भूखा रहा स्थूल शरीर और चोट 
पडी सूक्ष्म शरीर पर । ऊर्जा का स्रोत है.स्थूल शरीर | हमारा मन बुरी बात 
सोचता है तो ताकत किसे मिलती है ? ताकत मलती है सूक्ष्म शरीर को, 
कम शरीर को । मारी ज्षक्ति प्राप्त होती है स्थल शरीर के द्वारा । जब 
मोजन बंद होत। है तो परेशानी होती है सूक्ष्म शरीर को । उसका प्रमाव 
बहां तक पहुंच जाता है । 
उपथास 

उपवास ही सबसे बडी औषधि है । हम जब तक इसके महत्त्व को 
नही सपमेंगे, हमारे मोजन की समस्या का समाधान नही निकलेगा | द्वितीय 
महायुद्ध के बाद जब जमे॑ती में सर्वेक्षण किया गया तब निष्कर्ष निकाला गया 
कि यहां अधिकांश बीभारियां अतिभोजन के कारण हुई हैं । हम लोग इतना 
खाते हैं जितना हमें नहीं खाना चाहिए। हमें जितनी भूख लगती है उसे 
चार भागों में बांट देना चाहिए । दो भाग भोजन के लिए, एक भाग पानी 
के लिए और एक भाग वायु के लिए छोड़ देना चाहिए। परन्तु लोग जब 


१४६ जैन दर्शन और विज्ञान 


खाना खाने के लिए बेठते हैं तो भूख से भी और अधिक खाना चाहते हैं 
ताकि भूख न लगे | खाने के आधा घंटा बाद कहते हैं ।क पेट फटा जा रहा 
है, आंते फट रही है | इस प्रकार हमारे यहा खाने की व्यवस्थित पद्धति नही 
है । मोजन के सम्बन्ध में हमारा अज्ञान ही बहुत सारी समस्याओ को जन्म 
देता है । खाना जरूरी है, दो उसके साथ-साथ उपवास” और नहीं खाना 
भी जहरी है। 

उपवास सहिष्णुता का बड़ा प्रयोग है| प्रतिदित प्रातःकाल भोजन 
की भाग कम हो जाती है । जो उपवास करते हैं, उनमे सहज ही सहिष्णुता 
का विकास होता है और संकल्पदश्धाक्ति का बिकास होता है । 

आयुर्वेद का विश्वास है कि सप्ताह मे एक बार उपवास अवश्य 
होना चाहिए । आज हम उपवास फं महत्त्व को भूल गए और पदिचम के 
लोगो ने उपवास-चिकित्सा का प्रयोग कर रखा है । न जाने कितने वर्षों से 
चल रहा है। उपवास-चिकित्सा पर पश्चिम में जितनी अच्छी पुस्तकें 
निकली है शायद भारत मे नहीं निकली। उपवास प्रयोग है, अगर प्रयोग 
को द्‌ पट से किया जाए । उपयारा प्रयोग तब बनता है, जब पहले दिन हुछका 
खाना खाया जाए और पारणा गे हलका खाया जाए | तीन दिन बराबर यह 
चल । पहले दिन हलका भोजन, दूसरे दिन उपवास और तीसरे दिन फिर 
हल्का भोजन, तब उपवास वास्तव मेप्रयोग बनता है । 

भगवान महावीर कहते है--मृत्यु के समय तो तुम्हारा खाना छुटेगा 
ही, तब तुम दु.खी न होओ. इसी/लए पहले ही खाना छोडने का अभ्यास 
रखो - पहले ही बिना भोजन के आनन्द की अनुभूति का अभ्यास रखो । 
इसका अथ॑ देह का दमन नही है | यह देह की मज्ञा से ऊपर उठने की बात 
है, आत्मानुभू ते को बात है । जब व्यक्ति को देह और आत्मा की भिन्नता की 
अनुभूति हो जाती है. तो उसके लिए तपस्या दुःख की हेतु नही रहती, सुख 
की हँतु तो खेर रहेगी ही कहा से ? तब वह आनन्द की हेतु बन जाएगी ॥ 
देह और आत्मा को भिन्‍नता की अनुभूति नहीं होती है, तब तक खाना 
छोडने मे डर लगता है। पर मही अर्थ मे देखा जाए तो मनुष्य को दु ख 
खाना छोडने में नहीं है, अपितु खाने में ही सुख मान लेने की संज्ञा मे है । 
इस मिथ्यात्व का प/रशोधन करने के लिए महावीर अनशन-- उपवास की 
बात कहते है । 

उपवास कितता करना चाहिए, इसके विषय में वे कोई निश्चित 
मानदेड नहीं बताते हैं कि इतना उपवास करना पडेगा। जहां तक मन में 
आनन्द की अनुभूति हो तब तक उपव!स करो। जो उपवास आनन्द की 
अनुभू ते नहीं करात। है. उसके लिए महावीर की अनुमति नहीं है। जो 
तपस्या! देह और आत्मा की मिन्‍्नता, पुद्गल-निरपेक्ष आनन्द का अनुभव नहीं 


विज्ञाम के संदर्भ में जैंन जीवन-शैली (४४७ 


करा' सके, वह वास्तव में तपस्या कम, देह-कण्ड अधिक है । 

साधना की बात बहुत सारे लोग आसन-प्राणायाम से शुरू करते हैं। 
महावीर उसे अनाहार (अनशन) से शुरू करते हैं। सम्मवतः इसका कारण 
यही रहा होगा कि जब मनुष्य का आहार पर नियन्त्रण हो जाएगा, तो बाकी 
के सब नियन्त्रण तो सहज ही प्राप्त हो जाएंगे । इसलिए वे उपकास को बहुत 
अधिक महस्त्व देते हैं। इसके साथ दूसरा सवारकू उठता हैं कि क्‍या बिना 
आहार के जीवन का काम चल सकता है ? जैसे कि पहले कहा गया, महाबीर 
की दुष्टि जीवन और मृत्यु पर नहीं है। आहार के साथ हमारा इतना 
घनिष्ठ छगाव है कि हम उसके बिता रह नहीं सकते | महावीर सबसे पहले 
इस लगाव को ही तोड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन आहार ने 
किया, तो आदभी मर जाए। कठिनाई यही है कि आदमी का जाहार के 
साथ इतना लगाव हो गया है कि उपवास की बात करते ही उसका सारा 
मानसिक ढाचा चरमर। जाता है । 
उपवास का मूल्य : वंज्ञानिफों की दृष्टि में 

डॉ० ज्होन कीथ बेडो द्वारा लिखित पुस्तक--“8089 ४०फएप्ट-- 
०००८९ १०पा एेक्वा णी 4|्ृग?' में अपने वैज्ञानिक प्रयोगो की चर्चा के 
दौरान बताया गया है कि-- 

१. उपवास बुद्धावस्था को शोकने का एक प्रमाणसिद्ध प्रयोग है । 
चुहों पर जब ये प्रयोग किए गए तो उसके आदइचयंजनक परिणाम सामने 
आए । चूहों के एक दल को अत्यधिक भोजन की सुविधा दी गई, दूसरे दल 
को सामान्य, नियमित एवं नियन्त्रित मात्रा मे भोजन दिया गया तथा तीसरे 
दल' को एक दिन भोजन (सामान्य एवं नियन्त्रित माा में) एवं एक धिन 
उपवास पर रखा गया | दूसरे दरू के चूहे पहले से दीष॑जीवी हुए तथा 
तीसरे दल वाले दूसरे से मी बहुत अधिक दीघेजीवी हुए । 

२. उपवास के दौरान शरीर का “इस्यूनाहोजिकल ।सस्टम 
(प्रतिरोधक तंत्र) असदिश्धरूप से शक्तिदाली होता है । इस तन्त्र मे काम 
करने वाले रक्त के स्वेतकर्णों, जिन्हे फंमोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स कहा 
जाता है, की कार्यक्षमता में अद्भुत वृद्धि छोती है। लिस्फोसाइट्स के दो 
प्रकारों--बी-सेल्स और टी-सेल्स जो आगन्तुक कीटाणु या विषाणुओं का 
प्रतीकार करते है, की कार्यक्षमता में वृद्धि होने से शरीर में जमा होने वाले 
विजातीय तत्वों का पूर्ण शोधनः सम्भक हो पाता है | इन' विजातीय तस्तों के 
जमाव का परिणाम ही है--कोशिकाओं का बुद्ध होना, जो अन्ततोगत्वा 
मनुष्य को व॒ुद्ध बना देती है । 

३ कैंसर जफ़े खतरनाक कोशिकाश्रों की सफाई मे उप्रवास बहुत 
उपयोगी है | 


१४८ जैन दर्शन और विज्ञान 


डॉ० बेडो ने स्वय रेह वर्ण तक एकान्तर उपवास कर पाया कि 
इससे स्वास्थ्य बहुत मच्छा रहता है| चूहों के अ्योगो में यह बात भी सामने 
भाई कि जहां तीसरे दल के चूहे दो वर्ष के बच्चों की तरह कूद-फांद मचा 
रहे थे बहा पहले दल वाले बूढे की माति शिथिल और थके-मादे नजर भा 
रहे थे । डॉ० बेडो ने उपवास के दौरान शरीर से होने वाले ज॑व-रासायनिक 
परिवर्तनों के आधार पर उक्त निष्क्रष निकाले है । 

आजकल तो चि.केत्सा के क्षेत्र मे भी उपवास को मान्यता मिल गई 
है। जैन धमं मूल मे शरीर-विज्ञान नही है । वह तो अत्त्मविज्ञन है। पर 
चूकि हमारी आत्मा शरीर में रहती है; बतः वहा शरीर के सबंध में भी 
बहुत सारी चर्चा हुई है । 

जन साधना-पद्धति का शरीर की पवित्रता के साथ निश्चित अनुबंध 
तो नही है। पर वे इस बात को मी स्वीकार करते है कि उच्चतम 
साधनाओं के लिए एक विशिष्ट प्रकार के शरीर-सरचना की आवश्यकता 
है । जेंसा कि लुई हुक ने कहा है--स्वस्थ शरीर बही है, जो भावेगमुक्त हो। 
महावीर भी साधना के लिए आवेगमुक्त शरीर की आवश्यकता बताते हैं । 
जब तक शरीर आवेगग्रस्त हं गा. तब तक उसमे स्वस्थ आत्मा का निवास 
न हो सकेगा ' उपबास से आवेगो पर नियन्त्रण प्राप्त किया जा सकता है। 
उपवात्-जिकित्सा 

कुछ लोगो को यह सुनकर विस्मय हो सकता है--क्या उपवास से 
भी जि,कत्स। हो सकती है ” पर आज इस बत पर विस्मय करने की कोई 
आवश्यकता नही है | डॉ० एडबर्ड हुकर डेबी ने “[_९ रिठानकआाह-व७६ 
बाते शिवष्ता 8 (पट! नाम की एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। उनका 
कहता है-- बीमारी मे जबरदस्ती खाने और दवाए लेने की अपेक्षा उपवास 
अधिक राभप्रद है | 

प्रक् तक चिक्रित्सा वी दृष्टि से लम्बे तथा छोटे--दोनों ही प्रकार 
के उपवाधों का विधान है। छोटे उपवास अर्थात्‌ तोन दिन के उपवास । 
उभसे ज्यादा दिनों के उपवास बड़े उपवास कहालाते हैं । 

उपवास-काल में कभी-कभी भोजन की इच्छा. बेचेनी या कमजोरी 
महसूर हो सकती है पर ये सारी स्थितियां अस्थायी हैं । 

प्रो० दृहरिट ने अपनी पुस्तक फ़िंढ बा 6 पल्यागए $एशश0ा७ में 
लिखा है- उपवास काल में जो कमजोरी महसूस होती है. वह भोजन का 
अमाव नहीं है, अपतु शरीर में एकत्र मल का विनाश होता है। शरीर 
की शुद्ध हो जाने के बद शरीर मे पुनः शक्ति आ जाती है। यह कोई जादू 


नहीं हे अ.पतु शरीर भे स्थित विजातीय द्वण्यों के हुट जाने से सहज प्रतिफल 
होता है । 


विज्ञान के संदर्भ में जैन जीवन-शैली १४६ 


साधा रणतया लोगों की घारणा है कि भोजन की मात्रा जितनी 
अधिक होगी, उतनी ही शक्ति प्राप्त होगी । पर यह धारणा सर्वथा भ्रामक 
हैं। सच बात तो यह है कि हमारा स्वास्थ्य और दीर्घ॑जीवन भ जन की 
मात्रा की अपेक्षा उसके पाचतव की रासायनिक प्रक्रिया तथा आत्मसात्‌ करने 
पर अधिक आधारित है। 

अपनी जिह्ना के स्वाद तथा अप्राकृतिक आदतों के कारण हमारे 
शरीर में अनेक प्रकार का विजातीय कच रा इकट्ठा हो जाता है| उसके प्रभाव 
से मुक्त होने के लिए उपवास एक रामवाण औषधि के समान है। साधारण- 
तया लोग उपवास से डरते है । डॉक्टर लोग भी यही कहते हैं कि शरीर 
की शक्ति बनाये रखने के लिए कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए । पर 
प्राकृतिक जीवन जीने वाले प्राणियों की भोर ध्यान दिया जाए तो यही 
लगेगा कि वे अपनी बहुत सारी बीमारिया उपवास के द्वारा ही ठीक करते 
हैं । धीरे-धीरे इस ओर लोगों का ध्यान जा रहा है; यह भी एक शुभ 
लक्षण है। उपवास के द्वारा अनेक रोगो से मुक्त हुआ जा सकता है। थह 
आपको क्षीण करनेवाला नहीं है, अपितु तेजस्वता प्रदान करने वाला 
है 

डॉ० लक्ष्मीनारायण शर्मा ने अपनी पुस्तक सरल प्राकृतिक चिकित्स!' 
में उपवास के विषय मे अनेक महृत्त्वपृ५ बातें लिखी हैं, जो सक्षेप मे इस 
प्रकार है - 


उपवास शरीर में कया करता है ? 


शरीर में स्वाभाविक रूप से अनेक प्रकार की ज्वलन-क्रिया 
(कम्बइ्चन) होती रहती है । ज्वलन-क्रिया के कारण ही हमारा शरीर एक 
खास तापक्रम तक गरम रहता है.। इसे तेजस शरीर भी कहा जा सकता 
है । लेकिन ज्वलन-क्रिया जारी रखने के लिए हमेश। इंधन की जरूरत होती 
है । साधारण रूप मे हमे यह ईंधत भोजन के कार्बोहाइड्रेट्स और चर्बी 
(चिकनाई) से मिलता रहता है। लेकिन उपवास-काल में जब बाहर से 
मोजन मिलना बन्द होता है, तो शरीर में सगृहीत पदार्थ इस अग्नि मे जलने 
लगता है | इसीलिए उपवास द्वारा चर्बो बहुत जल्दी कम होती है | केवल 
चबीं ही नही जलती पेशियां, रक्त और जिगर मे से सग्रहीत शवकर आकर 
जलती है । प्रत्येक ऊतक ((टिशू) से सगमृहीत भोजन आकर जलने लगता है 
और इस सगृहीत भोजन के साथ प्रत्येक धातु की संगृहीत गन्दगी (विजातीय 
द्रब्य) भी उखड़कर आती है और इस ज्वलन-क्रिया में भस्म हो जाती है । 
इसीलिए यह कहा जाता है कि उपवास शरीर की भीतरी गदगी का नाश 
कर देता है । 


०० जैन दर्शन और विज्ञान 


शरीर की जमा पूंजी खत्म होने के कारण उपवास काल में शरीर 
का वजन आय: ई पौंड प्रतिदिन के हिसाब से कम होता है | शरीर की 
विभिन्न शातुए इस अनुपात से छीजती हैं। चर्बी ९७ प्रतिशत, जिगर ६२ 
प्रतिशत, तिल्ली ५७ प्रतिशत, मांसपेणियां ३१ अतिशत, मस्तिष्क या तंतु 
० प्रतिशत । इस छीजन के कारण उपवास-काल मे शरीर में कुछ क्रमजोरी 
आती है, लेकिन चूंकि मस्तिष्क बिलकुल नहीं छीजता, इसलिए सोच-विचार 
की शक्ति ब्रठती है, नीद अच्छी आती है, विचार सात्त्विक होने छूगते हैं, 
स्मरणशक्ति बहुत तेज हो जाती है । 

शारीरिक कमजोरी इस कदर नही होती है कि उपवासकर्ता को 
खाट पर छेटना पड़े, बल्कि बहुत साधारण-सी दुबंलता आती है। व्यक्ति घूम- 
फिर सकता है, अपने ईनिक काम बड़े मजे से कर सकता है| उपबास में 
प्रात:कालीन घमना बहुत लाभ करता है | 

भ्रमण से लौटने के बाद शक्ति और स्फूरति का अनुभव होता है । 
अनेक व्यक्त तो टहलने के बाद हल्का व्यायाम मी करते हैं । लेकित व्यायाम 
कोई जरूरी तही, टहलना ही काफी है । एक सप्ताह तक के छोटे उपबासों 
में तो दफ्तर या दुकान का काम भी आसानी से किया जा सकता है | 
अलबत्ता लम्बे उपधासो (३०-४०-५० दिन) में फिर मी आराम की जरूरत 
होती है; लेकिन कमजोरी की परेशानी तब भी नहीं महसूस होती । यदि 
उपवासकर्त्ता उपवास के महत्त्व को अच्छी तरह समभता है और उपवास पर 
उसकी आस्था है. तो उसे प्रायः उपवास में कोई दुबंलता नही आती । 
अधिकांद लोगों को दुबंलता न खाने के डर से पंदा हो जाती है । 

उपवास-काल में शुरू के दिन भूख सताती है लेकिन यह असली भूख 
नहीं होती । क्‍योंकि तीसरे दिन यह भूख समाप्त हो जाती है । भूख के समय 
अधिक पाती पी लेने से उसका कष्ट मालूम नही होता । उपवास में दूसरे या 
तीसरे दिन जीभ पर सफेद मेल आ जाता है। कभी-कभी दवास से बदबू भी 
आती है । दांतों में बिपचिपाहट पैदा हो जाती है। नये 3पवासकर्त्ताओं को 
इन लक्षणों से भ्रम में महीं पड़ता चाहिए । ये लक्षण इस बात का सबूत होते 
हैं कि शरीर के विजातीय द्रव्य बाहर आ रहे हैं। फिर ये रूक्षण अपने आप 
ही दूर हो जाते हैं। ज्यो-ज्यों शरीर की अदरुनी सफाई होती जाती है, 
शरीर में हल्कापन, स्फूर्ति, उत्साह और नीरोगता अनुमव होने लगती है । 


विभिन्‍न रोग और उपवास 


उपवास ऐसा उपचार है जो प्रायः सभी रोगों मे अपना चमत्कारी 
अभाव दिखाता है। रोग चाहे नया हो अथवा पुराना, उपवास निधछ्चित रूप 
से उस पर काबू पा लेता है। हजारों केस ऐसे ह्लोते हैं, जिन्हें डॉक्टर, हकीस 


विज्ञान के संदर्भ में जेन जीवन-शैली १५१ 


असाष्य मानकर जवाब दे देते हैं, वे ही रोगी उपवास से ठीक हो जाते हैं । 
दमा, बढा हुआ रक्तचाप, बवासीर, एग्जिमा (चमला), मधुमेह ऐसे रोग 
माने जाते हैं, जिनका कोई इलाज नहीं होता। लेकिन न मालूम इस तरह 
के कितने पुराने और असाध्य रोग जैसे फलली बुखार, टाइफाईड (मियादी 
बुखार), चेचक जैसे रोगों में भी उपवास अपना चमत्कारपूर्ण प्रभाव दिखाता 
है। अमेरिका के डॉ7ं० एडवर्ड डेबी ने तो अपने बच्चे का डिप्थीरिया जंशा 
घातक रोग उपवास से ठीक कर लिया था। कब्ज और कब्ज से पैदा होने 
वाले रोग में तो उपवास में बहुत जल्दी लाम होता देखा जाता है । 


उपवास की अवधि 


उपवास २-३ दिन से लगाकर २ मास अथवा इससे भी अधिक दिसों 
का किया जा सकता है। एक सप्ताह तक का उपवास छोटा उपवास 
कहलाता है । सप्ताह से अधिक समय के उपवास लम्बे उपवास की श्रेणी में 
आते हैं। उपवास को अवधि रोगों के अनुसार नहीं, बल्कि रोगयों की 
हालत के मुताबिक निश्चित की जाती है । रोग का पुराना या तयापन, रोगी 
के शरीर की शक्ति, रोंगी के शरीर में रोग की गहराई तथा रोगी तथा 
रोगी की मानसिक स्थिति आदि जांचकर ही उपवास की अवधि निष्चित 
की जाती है। यों नये रोगों मे छोटे उपवास और पुराने रोगों में रूम्बे 
उपवास अपेक्षित होते है। प्रायः एक सप्ताह से कम के उपबास से कोई 
खास लाम नही होता । फिर भी प्रारम्भ करने वाले यदि शुरू मे ३-४ दिन 
का उपवास करना चाहें, तो अनुभव प्राप्त करने की दृष्टि से यह ठीक होता 
है । लम्बे से लम्बा उपवास भी जब विधिवत्‌ किया जाता है तो उससे कभी 
खतरा पैदा नही होता । अनेक व्यक्तियों ने दो-दो मास के उपवास सफलता- 
पूर्वक किये हैं । 
उपयास में साथधानों 

उपवास में कमी-कर्मी खतरे और परेशानियां भी पैदा हो सकती हैं $ 
यह बात सोलह भाने ठीक है कि उपवास हर रोग को ठीक कर सकता है, 
लेकिन हर रोगी को नहीं । जिस रोगी की जीवनी-शक्ति बहुत घट चुकी 
होती है, उसे उपवास से कोई लाम नहीं होगा । जैसे टी० बी० के दूसरे या 
तीसरे दर्जे की हालत का रोगी और अन्तिम दर्जे तक पहुंचा मधुमेह का 
रोगी ! इसके अलावा दिल और गुर्दे की मी कई ऐसी पेचीदी बीमारियां 
होती हैं जिनमें उपबास से लाभ नही हो पाता । कुछ रोगियों की ऐसी दक्ष, एं 
भी होती हैं जहां उपवास एकमात्र इलाज न होकर इलाज का एक अप 
होता है । 


उपवास का मूल्यांकन गलत न हो, इसलिए सावधानी रखनो 


१५२ जैन दर्शन और विज्ञान 


चाहिए-- 

जहां तक हो सके उपवास में खुले बदन धूप ब्रौर हवा में बे ठवा 
चाहिए । 

रूस के न्यूरोफिजियोलोजिस्ट अकेडेमिसियन पियोत्र अनोखिन का 
मत है कि अनुभवी की देख-रेख मे लम्बे उपवास का प्रयोग पेट के अल्सर, 
दमा, मधुमेह आदि से मुक्ति पाने के लिए काफी उपयोगी उपाय है । शरीर- 
रचना की दृष्टि से उपवास एक प्रकार से शॉक ट्रीठमेंट' जैसा प्रयोग है । 
उससे नाड़ी मडलीय क्रिया-कलाप बढ जाता है। उपवास के तीसरे दिन से 
त्वचा में परिवतंन दीखने लगता है; यह शरीर की प्रातरक्षात्मक प्रक्रिया की 
अभवृद्धि का द्योतक है ५ यह रोगी के पेथोलॉजकल कॉम्प्लेक्स पर क्रिया- 
शील होता है । इस दिशा मे रूस में अनेक केन्द्रों पर काय हो रहा है । 
डॉ० अनाखन का मत है के चिकित्सा-क्षेत्र मे उपवास से बड़ी 
सम्मावनाए है । वे इस दिशा मे और आंधक काम करने की अपेक्षा मानते 
हैं। 

मगवान्‌ महावीर ने एक दिन के उपवास से लेकर छह महीने तक के 
उपवास को 'अतशन' की सज्ञा दी है। 'अनशन' शब्द आजकल भूख हड़ताल के 
चक्कर में पड़कर कुछ अवमत हो गया हे। महावीर इसके सवेथ। विरुद्ध 
है। वे शरीर को शुद्धि के लिए भी उपवास की उपयोगिता को सीमित 
करना नही चाहते । उनका लक्ष्य तो उससे बहुत ऊपर है । वे तो केवल 
आत्मदर्शन के लिए ही उपवास का समर्थन करते है। उन्होंने स्वय दो दिन 
से लकर छह महीने तक के लम्बे उपवास किये । वे उपवास-काल मे अपना 
अधिक समय आत्म-चिन्तन में या ध्यान मे ही बिताते थे । यद्यपि उन्होने 
स्वय तो अपनी तपस्या बिना पानी चौविहार ही की है, पर उनकी तपो- 
यात्रा में पानी पीकर भी तपस्या करने का विधान है । इस अवस्था में केवल 
गर्म पानी क। ही उपयोग आंधक किया जाता है । गर्म पाती को कीट/णुरहित 
भी माना गया है । 


भोजन में कमी करना (ऊनोदरों तप) एवं अस्थाव-बृत्ति (बृत्ति-संक्षेप तथ) 


यदि कोई उपवास न कर सके, तो उसके लिए अन्य तपों का विधान 
किया गया है, जिनमे ऊनोदरी ओर बृत्तिसक्षेप उल्लेखनीय हैं। ऊनोदरी 
का तात्पयं है--भोजन में कमी करता, भूख से अधिक न खाना। भूख हो 
उससे एक-दो ग्रास भी कम करना ऊनोदरी है । खाद्य पदार्थों (द्रब्यों) की 
सख्या मे कमी करना भी ऊनोदरी है | जसे--५ या ७ पदार्थों से अधिक न 
खाना। अधिक “द्रव्य रूते फा बुरा प्रभाव पाचन-क्रिया पर पड़ता है। 
दिन में बार-बार न खाना भी ऊनोदरी का एक प्रकार हैं। एक, दो या 


बिज्ञान के संदर्भ में जैन जीवन-शैली -. १०५३ 


तीन बार से अधिक न खाना, दो बार के भोजन मे भी बीच में तीन घण्टे 
का अन्तराल होना आदि भो ऊनोदरी के प्रयोग हैं । 

वृत्ति-संक्षेप का अर्थ है--ऐसे विशेष संकल्प स्वीकार करना जिससे 
मस्वाद-वृत्ति का विकास हो । जो कुछ सहजभाव से मिल जाये उसे खाते 
समय स्वाद-भावना से मुक्त रहना द्वत्ति-सक्षेप है। संकल्प का स्वीकार 
अभिग्रह' कहलाता है । 

आधुनिक शरीरणास्त्र की दृष्टि से सामान्य रूप स स्वस्थ और 
साधारण श्रम करने वाले व्यक्ति को दिन भर मे २५०० कलःरी ताप उत्पश्न 
'करने वाले मोजन की जावश्यकता होती है। महावीर ने उसे ३२ ग्रास की 
संज्ञा दी है । व्यक्ति की क्षमता के अनुसार उन्होने इसमे कमी-बेसी का भी 
विधान किया है । पर मात्रा का यह विवेक मनुष्य का अपना होता है | जो 
व्यक्ति यह विवेक नहीं कर सकता, वह साधना के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर 
सकता ' 

महात्मा गराथी ने अपती 'स्वास्थ्य साधना' नाम की छोटी-सी पर 
महत्त्वपूर्ण पुस्तक में लिखा है--''पशु-पक्षियों का जीवन देखिए । वे कभी 
स्वाद के लिए नही खाते और न इतना अधिक ही खाते है कि पेट फटने लगे । 
वे केवल अपनी भूख मिटाने भर ही खाते है, जो कि उन्हें प्राकृतिक रूप से 
मिल जाता है । वे कुछ भी नही पकाते । क्‍या यह अच्छी बात है कि मनुष्य 
केवल पेट की उपासना करे ? क्या यह अच्छी बात है कि मनुष्य सदा रोगों 
का शिकार बनता रहे ? वास्तव में यदि मनुष्य भी प्रकृति-प्रदत्त वस्तुओं को 
उसी रूप में खाये, भूख से अधिक न खाये, स्वाद के लिए न खाये, तो वह 
भी पशु-पक्षियों की तरह रोग-मुक्त रह सकता है । 

अतिमोजन से आंत दरूथ हो जाती है । वह मल को आगे नहीं ढकेल 
पाती । इस प्रकार कोष्ठबद्धता हो जाती है । उससे चिन्तन में कुठा आती 
है । प्रसन्‍नता के लिए यह अनिवाये है कि मरू-संचप न हो | दो दिन तक 
खाना न खाया जाये तो भी आंतों को पचाने के लिए शेष रह जाता है । पर 
मल का उत्सगं न हो तो एक दिन मे बेचेनी हो जाती है । आतों में मल भरा 
रहने से अपान वायु का द्वार रूद्ध हो जाता है । फिर वह ऊपर जाती है और 
हृदय को धक्का लगाती है । जिसे हम सामान्यतः हृदय-रोग समभते हैं, बह 
बहुत बार यही होता है। अपने शरीर के तापमान से अधिक ठंडा और 
अधिक गर्म भोजन भी हानिप्रद होता है । उससे आंत भीर दांत दोनों विकृत्त 
होते हैं। भोजन का संबंध आवश्यकतापूर्ति से है पर उसका संबंध जब स्वाद 
से हो जाता है, तब भर्यादा का अतिक्रम और विपयेय होते लगता है । 
अधष्यशन-वर्ज न 

अध्यशन आहार का एक दोष है । पहले खाया हुआ पा नहीं, उसी 


१५४ जैन दर्शन और विज्ञान 


बीच और खाना अध्यशन है। संभव हो तो पांच घंटे, कम से कम तीन घंटे 
पहले, दूसरी बार अन्न न खाया जाए । यह सामान्य मर्याद रही है| कुछ 
हल्के भोजन जल्दी पच जाते हैं, पर अन्न तीन घटे पहले नहीं पचता । पचने 
से पूर्व खाने से घोल कच्चा ही रह जाता है । ग्राचीन काल में भोजन दो 
बार किया जाता था, कभी-कभी तीन बार भी । किन्तु आजकल इस सिद्धांत 
में परिवतंन आ गया है| कई डाक्टर थोडा-थोड़ा बार-बार खाने को कहते 
हैं । उनका आशव समवतः हल्के मोजन से है। अल्सर ज॑से रोग में बार- 
बार खाया जाता है | 

आंध्रप्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के डॉ० प्रो० सूर्यन। रायण ने कहा है -- 
“यह बात बिलकुल सही है कि जिस व्यक्ति को अपने आपको स्वस्थ बनाये 
रखने की इच्छा है उसे जिल्ला का दास नही बनना चाहिए और न उसे 
अंधाधुंघ नियंयत्रणहीन रूप मे खाते ही रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने 
शरीर पर अवांछित दबाव नही डालता है वह निश्चय ही रोगमुक्त रहता 
है । पूरे रूप में शरीर को पोषण मिले इसके लिए यह आवश्यक है कि भूख 
के बिना न खाया जाये । मोजन ठूसते ही रहना मात्र उसका लक्ष्य नही होना 
चाहिए । दो मोजनों के बीच में काफी समय का अन्तर रखते हुए थोडा कम 
खाना अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी है ।' 


निश्चय ही उपरोक्त कथनों में ऊनोदरी तथा द्वत्ति-संक्षेप का समर्थन 
मिलता है । अत इस सबंध में सावधानी बरतनी चाहिए कि भोजन इतना 
हो किया जाय कि थोड़ी भूख बाकी रहे । 

लुई अहोगाफाल्स, ओहियो मे अपराधकरमियों और भोजन के सम्बन्ध 
में शोधकार्य प्रारम्म किया गया है । वहां अपराधकर्मियो की जांच की जाती 
है कि वह हाइपरग्लाईसीसिया--खून में शक्कर के रोग से ग्रस्त तो नहीं 
है | इससे ग्रस्त होने पर ब्यक्ति में चिड़चिड़ापन आ जाता है। वह शंकालु 
प्रदृत्ति का हो जाता है और यदा-कदा 'हाइपरग्लाईसीमिया'-जनित अपराधों 
मे प्रद्धत्त हो जाता है, यथा मारपीट, यौन अपराध तथा कानून का उल्लंघन 
आदि । ऐसे व्यक्तियों के मोजन में परिवर्तन कर दिया जाये, मीठी चीजे 
तथा स्टाच वाली चीजे बन्द कर दी जायें तो उसकी प्रवृत्तियों में परिवतंन 
हो जाता है । चीन के एक विख्यात दाशंनिक लिनूड ताड़ ने बिलकुल सच 
कहा है--हमारा जीवन मगबान पर आश्वित नही है, वह हमारे रसोहयों 
पर आश्रित है । 


राजि-भोजन का परिहार 


मोजन के सम्बन्ध में राजि-भोजन नहीं करना, यह भी महावीर की 
एक विशेष सूचना है। रात्रि-मोजन से अधकार में बहुत सारे जीव-जम्तुओं 


विज्ञान के संदरम में जैन जीवन-शैली १५७ 


की हिंसा की संभावना तो होती ही है, पर इसके अतिरिक्त पाइन दी दुष्टि 
से भी इसकी अपनी उपयोगिता है | दिन रहते-रहते थाने से सुरज की गर्मी 
का मोजन के पान पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छे पाचन के लिए 
मस्तिष्क क्रियाशीलू और सचेत रहना आवश्यक है तो अच्छी दोद के लिए 
खाली पेट रहना मी आवश्यक है । यह शरीर-विजश्ञान के सबंध में एक सर्व- 
सम्मत नियप्र है । इस दुष्टि से दिन रहते-रह्दते खा लेना एक स्वास्थ्यकर 
नियस भी बन जाता है। जो लोग रात में देर से मोजन करते है और फिर 


सो जाते हैं. वे. क्षपते शरीर के साथ जब रदस्ती करते हैं । 





शनननन«मकमन न 


प्रदन है कि जेन परम्परा मे पर होता है? वषात्ता पह हे के भोजन को अस्वीकार क्‍यों किया ? 
भला, भूख के लिए भी कोई समय निर्धारित होता हैं? यंर्थायता यह है कि 
जब भूख लगे तब मोजन खा लो । यह एक नियम ही पर्याप्त है भूख के लिए 


_दिल्र-ओर क्या रात ? ओर क्या प्रकाश और क्या अधकार ? 


राजिभोजन न करना धमं से सम्बन्धित तो है ही क्‍योंकि यह धर्म 
के द्वारा प्रतिपादित हुआ है । इसके साथ इस निषेध का एक व॑ंज्ञानिक 
कारण भी है । हम जो मोजन करते हैं, उनका पाचन होता है तंजस शरीर 
के ढ्वारा । उसको अपना काम करने के लिए सूर्य का आतप आवश्यक होता 
है । जब उसे सूर्य का प्रकाश नहीं मिकता तब वह निष्क्रिय हो जाता है, 
पाचन कमजोर हो जाता है । इसलिए रात को खाने वाला अपच की बीमारी 
से बच नहीं सकता । यह कारण वैज्ञानिक है । 


दूसरा कारण है कि जब्-सूे का आतप होता दे तब कीटाणू बहुत 
सक्रिय नहीं द्वोते है । बीमारी जितनी रात में सताती हैँ उतनी दिन में नहीं 
सताती । छदाहरणार्थ--वायु का प्रकोप रात में अधिक होता है। ये सारी 
बीमारियां रात में इसलिए सताती है क्योंकि रात में सूये का प्रकाश क्षौर 
ताप नहीं होता । जब वे होते हैं, तब बीमार वे होते हैं, तब बीमारियां उग्र नही होतीं । 


रखस-परित्याग 


सके अतिरिक्त महावीर मोजन मे जिस एक बात पर भौर ओर देते 
हैं. वह है रस-परित्याग । रस-परित्याग का सामान्य अर्थ है दूध, दही, घी, . 
चीनी. ५, मिठाई तथा तेल--इन छह विकृतियों (बिगयों) का परित्याग तथा तेल--इन छह विक्ृतियों (बियये 
विक्ृति शब्द प्रकृत्ति कार्द्रछोम है । जब महावीर विकृति शब्द का प्रयोग 
करते हैं, तो निइ्चय हो उनका संकेत प्रकृति की ओर है। प्राकृतिक भोजन 
सहज मन्‌ के लिए भी उत्तेजना-रहित है । इत्तियों में उत्तेजना न जाये, इसके । हे उत्तंजना ने 
लिए वे बार-बार रूखे-सूसे नीरस मोजन की याद दिलाते हैं । इसी दृष्टि से 
वे विकृतियों के परित्याग की बात कहते हैं। वे न केवल शरोर को उपचित 
ही करती हैं पर बिकारों को भी जन्म देती हैं । इसीलिए वे कहते हैं--- 


रू 





जैन दशंन और विज्ञान 


१५६ 

'रसा पंगासं न निसेवियव्या । 

मुत्ता-रसा वित्तिकरा नराणर्णं, 

विस॑ चर कामा समभसिहवर्ति, 

हुम जहा साउफल व पकखी ॥।' 

--पअ्रकृम इ्सो-का निपेवत संत करो । वे मनुष्य के लिए उत्तेजक हैं। 

व्वे विज उसी वर्ड य _से परेदायव- करते है ज़से मधुर फलोंवाले ब्क्ष को 
40 


पर इसका यह मतलब नही कि वे एकदम नीरस आहार के समर्थक 
तथा रसपूर्ण आहार के विरोधी है। आवश्यकतानुसार रसपूर्ण जाहार के 
लिए भी उनका निषेध नही है । पर व्यक्ति को उसके संतुलन का बोध 
अवश्य होना चाहिए । 
कुछ लोगो का खयाल है कि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए घी, दूध 
आदि की आवद्यकता है । सतुलित भोजन की दृष्टि से एक हद तक इनकी 
आवश्यकता हो सकती है ! पर दीघ॑ और स्वस्थ जीवन पर शोध से इस 
बात का पता चला है कि उसका मुख्य राज सीधा-रादा भोजन ही है । भाज 
दक्षिणी अमेरिका की पहाड़ियो तथा घाटियों मे, जॉजिया भादि के गावो मे 
अनेक शतायु व्यक्ति मिलते हैं । उनसे बातचीत करने पर यह पाया गया है 
कि उनके जीवन का रहस्य सीघा-सादा भोजन तथा तनावमृक्त जीवन है। 
ययपि वे यह नही बता पाते कि उनकी उम्र कितनी है पर स्थूयार्क अकादमी 
ऑफ मेडिसिन के डायरेक्टर ने अनेक लोगो की-्वयाशिक आयु. दो _ स्वीकार 
किया है । 
200/702 20 
नयी शोधों के आधार पर शरीर-शास्त्र में यह स्थिर हो गया है कि 
अधिक चिकनाई का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है । यदि चिक्नाई 
४० प्रतिशत कैलोरी से ज्यादा हो जाए तो मोटापा» हृदय-रोग, उच्च 
रक्तचाप, मधुमेह भ्रादि बीमारियों की भाशका बढ़ जाती है | कई अध्ययनों 
से यह भी पता चला है कि भोजन मे अधिक चिकनाई होने तथा सीने और 


आंतों के कैसर में पारस्परिक सम्बन्ध है। सेचुरेटेड चिकनाई का अधिक * 


प्रयोग भी उचित नहीं है । 

तली हुई चीजें भी हमारे पाचन-तत्र को क्षति पहुचाती है । बहुत 
सारे लोग बहुत सारी चीजों को केवल स्वाद की दुष्टि से ही खाते है । 
मि्े-मसाले, हींग आदि ऐसी अनेक चीजें आदमी के भोजन में प्रविष्ट हो 
हो गयी है जिनकी शरीर के लिए उत्तनी आवश्यकता नहीं है, जितनी जीम 
के लिए है। दालें, शक्कर, घी का उपयोग कम-से-कम किया जाना उत्तम 
स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। स्वास्थ्यपूर्ण मोजन में रासायनिक खाद्यों का भी 
निषेध है। जिस अन्त में समस्त खनिज-लबण स्वाभाविक हो वही पूर्ण 


विज्ञान के संदर्भ में जेन जीवन-शैली १५७ 


स्वास्थ्यप्रद भोजन है । 


छोनो और नमक पर नियंत्रण 


चीनी, नमक और चिकनाई ये तीनों मोजन के अतिवार्य अंग बने 
हुए हैं। इनके कारण अनेक रोग उत्पन्न होते है, यह सब नहीं जानते गा हृदय उत्पन्न होते हैं, यह सब नहीँ 
कौ बीमारी के लिए तीनो नियिद्ध माने जाते हैं । बहुत चीती का प्रयोग भी 
न हो, बहुत चिकनाई का प्रयोग भी न हो और नमक का प्रयोग सर्वेथा न 
हो तो बहुत अच्छा है । शक्ति के लिए चीनी आवश्यक होती है, किन्तु यह 
सफेद चीनी नहीं । चीनी तो सहज प्राप्त होती है । दूध मे चीनी होती है । 
फिर दूसरी चीनी की जरूरत क्‍या है ? 

इसी प्रकाश चीनी के विषय में 'साइन्स रिपोर्ट' अगस्त, १९७६ में श्री 
आई० रघ्‌नाथन ने लिखा है--इस जताब्दी के प्रारम्भ से हमारे भोजन की 
आदतो मे बड़े महत्त्वपूर्ण परिबतंन हुए है। पहले कार्बोहाड़ेट पदार्थ शक्ति 


के मुख्य खोत थे । आज उनका स्थान चीवी ने लिया है ! इसके पीछे कार हक 





ख्प्प है कट लिप पेयों (500 ०४॥7/:5) मे लोगो की रुचि के 
चीनी मे वपत के इस सन से बल के स्‌ रूप में बढ़ने के गम्भीर परिणाम द्वो सकते हैं। इसमें 


सबसे प्रमुख बात तो यह है कि चीनी में पोषण-तत्त्व वग्॒ण्य-व्य है-4 फिर मी. 
यह पोषक आहूरों पर हावी होती जा रही है ।“आज औसत अमेरिका के अमेरिका के 


भोजन में ४० प्रतिशत कलोरी चीनी से प्राप्त होती है । पर हल्के पेय, तेयार 
मिठाइयों आदि का प्रयोग कम करके उसे मात्र १५ प्रतिशत कलोरी चीनी 
से प्राप्त करनी चाहिए । 
एहुनार बरीर को जो शकरा (ग्लुकोज) चाहिए वह बाजार मे | 

पिलनेवाली चीनी में बहुत कम है | दानेदार शकरा मे जो मिठास होती है 
वह हमारे शरीर में सीधे काम नही आती + उसे पचाने के लिए उल्टा हमारे 
शरीर-तंत्र को काम करना पडता है । इसीलिए वह लाभ की कपेक्षा हानि 
ही अधिक करती है । 

नमक का ज्यादा प्रयोग भी स्वास्थ्य को कमजोर बनाता है । इस 


सलाह के पीछे मुख्य आधार यह है कि नमक कुछ लोगों के रक्ततम्प को. बढ़ा 
देता है । लगभग २० प्रतिशत लोग जिवमें बच्चे मी शामिल हैं, उच्च 
रक्तचाप से पीडित रहते है । कुछ अध्ययनों से यह्‌ सिद्ध हुआ है कि अधिक 
नमक खाने से हृदय-रोग, पेट के कैंसर, सिरदर्द आदि की आशंका रहती है । 
तीन ग्राम नमक से ज्यादा नमक मनुष्य के लिए अनावश्यक है और इतना 
नमक तो खाद्य-पदार्थों में बिना अतिरिक्त नमक मिलाये ही प्राप्त हो जाता 
है । 

यदि नमक का प्रयोग कम हो जाए तो दस-बीस प्रतिद्षतव बीमारियां 


१५८ जैन दर्शन और विज्ञान 


भी कम हो जाएं । नमक के कारण लोग ज्यादा खाते हैं । कृत्रिम स्वाद पैदा 
कर हमने नमक को भोजन का प्रधान तत्त्व मान लिया जिससे जीम को स्वाद 
मिले, डाक्टरो को संरक्षण मिले, उनका धन्धा चले और दीसमारियां अच्छी 
तरह से पल । नमक छोड़ना केवल साधना का प्रथ्गेण ही नहीं, स्वास्थ्य का 
प्रयोग भी है | यदि पूरे सप्ताह मे सात दिन नमक न छोड सके तो एक, दो, 
तीन दिन ही छोड़ कर देखें । यह प्रियता और अधभियता से बचने का प्रयोग 
' होगा, संकल्प-शक्ति का प्रयोग होगा तथा साथ-साथ स्वास्थ्य का भी प्रयोग 
होगा । हृदय- रोग की संभावना कम होगी, अन्तब्रण (कैंसर) की संभावना 
कम होगी । नमक कृत्रिम ढग से उत्तेजना पंदा करता है, रक्त को अद्रब 
बनाता है । जब वह उत्तेजना नही होगी, मानसिक शान्ति में भी सहयोग 
मिलेगा । नमक का प्रयोग साधना के लिए वजित होता है और स्वास्थ्य के 
लिए यह बिध्त है । 


कुछ प्रयोग 


आयबिल तपरया एक प्रयोग है जिससे कोर एक घानन्‍्य और पानी 
चलता है । आयबिल का प्रयोग अनेक बीमारियों को मिटाने वाला प्रयोग 
दुप मयकर बीमारिया आयंविल से रुष्ट होती है । पक्षाघात की बीमारी 
बहुत मयकर बीमारी होती 7. विन्तु आयबिल वे द्वारा टीक हो ज'ती है । 
अजीर्ण अर अपचब की बीमारी इससे ठीक होती है । झक साथ ज्यादा 
वस्तुएं खान से बहुत बीमारियां होती है और एक अनाज खाने से पाचन 
शक्त को बहुत राहुत मि ती ह 

एक वस्तृ पेट में जाती है तो पचाने में सुविधा होती है और अनेक 
बरतुएं एक साथ पेट में जाती है तो उन्हें पचाने में अधिक शक्ति लगानी । 
पडत्ती है । आयबिल में नमक का भोजन नही होता । 

एक प्रयोग यह भी हो सकता है--कभी अलग-अलग खाया जाए। रोटी 
अलग, साग अलग, क्योकि साग जरूरी होता है, यह तो टीक बात है । पर 
इसमें तो फर्क नही पड़ेगा कि अनग-अलग खाया जाए, पूर्ति तो हो जाएगी । 
अलग खाने का मत“ब है अस्बाद का प्रयोग और साथ-साथ स्वास्थ्य का 
भी बहुत बष्ठा प्रयोग हो जाएगा। रोडी--साथ साग खाते हैं तो पूरा 
चद्चाय्रा चड्ढीं जात।। स्वास्थ्य का मल सिद्धान्त है कि भोजन को जितना 
चबाया जाए उतना हीं कच्छा है [एप _..-३3३५]ऐ़ूू्//ःः 

एक बात तो जरूर है कि जो इतना चबाए तो उसे ज्यादा खाने की 
जरूरत भी नही पड़ती | है जन पल जम सता अकत् रौटियां जो काम नही करतीं. एक-ढेढ़ रोटी 
उतना काम कर सकती के आर काना शगाओ जाए हर जब का 


परिणाम होता है कि दांत भी खराब होते है और आंत भी सराक होती है । 


विज्ञान के संदर्भ में जेन जीवन-शैली १५९ 


दांत और आंत दोनों के साथ शत्रुता का पोषण करना हो तो चबाना छोड़ 
दो । 
जिन लोगो ने बिना साग के कभी गेहूं की रोदी नहीं खायी उन्हें 
नही । ने बिना | 
पता ही नहीं कि गेहूं का स्वाद कंसा होता है ? बिना साग के गेहू की 
रोटी खाकर देखें, पता चलेगा कि गेहूँ कितना मीठा होता है, कितनी 
मिठास हु गेहूं में! इतना मीठा होता है कि फिर चीनी डालने की बात 
ही नहीं आती । 
(7) शाकाहार बनाम मांसाहार 
सांसाहार का निषेध क्‍यों ? 
हमारा जीवन आहार से शुरू होता है । आहार होता है, तब दूसरी 
प्रद्कत्तियां चलतो है | जैसी, प्रव्॒त्ति, वैसा संस्कार; जितनी प्रवृत्ति, उतना 
संस्कार, जुसा संस्कार, वैसा विचार; जेँसा विचार, वेसा व्यवद्वार | 
व्यवहार हुमारी कसौटी-है-अओवरी जगत्‌ में कौन कैसा है, हम नहीं जान 
पाते ५ मनुष्य की जो प्रतिमा ब्यवद्वार भे बनती है उसी के आधार पर उसका 
मूल्यांकन होता है । अच्छा व्यवहार, अच्छे विचार, अच्छा संस्क/र अच्छे 
आहार बिना नही हो सकता । इसलिए हमारे धर्माचार्यों ने आहार-शुद्धि को 
' प्राथमिकता दी है । हम अच्छाई का प्रारम्भ आहार-शुद्धि के ब्रत से करें । हम 
न खाएं, यह सबसे अच्छा है, पर यह संभव नही है । आहार हमारे जीवन 
की अनिवारयंता है। हम वह न खाए जिसको अनिवायंता नही है । वनस्पति 
को आहार की अनिवायंता के रूप से स्वीकृति है। इसके पीछे हिसा का 
अल्पीकरण, स्वास्थ्य और सात्तिवक सरकार एवं विचार का दृष्टिकोण बहुत 
स्पष्ट है । ये तीनो दृष्टिकोण _मांस।हार का समर्थन नद्दी करते | इसलिए इन 
दृष्टिकोणों से मांसाहार अनिबार्यता की कोटि मे नही आता। आधुनिक दारीर- 
शास्त्री, आहार-शास्त्री और स्वारथ्य-शास्त्री भी अपने अन्वेषणों के आधार 
पर मासाहार को शारीरिक और मानसिक, दोनों दृष्टियों से दोषपूर्ण बतलाते 
हैं | मांसाहार अप्र'कृतिक उत्तेजना उत्पन्त करता है, सहनशीलता को कम 
करता है, धमनियों और शरीर के तंतुत्रों के लचीलेपन को नष्ट कर आयु 
को कम करता है । 

करता, क्षणिक आवेश, अधयं--ये मांस।हार के सहज परिणाम हैं। 

आदमी मांस खाकर भी जीता है और अनाज खाकर भी जीता है । इस 
दोनों में हम चयन करें और सोचें--मास की अनिवायंता है या अनाज की 
अनिवायंता । हिसा की समावना मांस खाने में ज्यादा है या अनाज खाने में 
है ? इस चयन का फल्ित होगा कि मांस खाना अनिवाये नहीं है, अनाज 
खाना अनिवाय हैं। क्योंकि छाकाहार का कोई विकल्प नहीं है जो मनुष्य 


१६० जन दर्शन भर विज्ञान 


को जीबित रख सके । मांसाहार का विकल्प है--शाकाहार । मांस को छोड़ने 


बाला धाकाहार के बल पर जी सकता है । शाकाहारी माँस नहीं खाता, पर 
मांसाहारी अनाज और फल, सायग-सब्जी खाते है। क्योंकि मांसाहार करने 
पर भी शाकाहार की अनिवार्यता का वे अतिक्रमण नही कर पाते । शाकाहार 
की न्यूनतम अपेक्षा है, उसे छोड़ा नहीं जा सकता । उसके बिना काम नहीं 
खल सकता । यह अनिवार्यता का सिद्धान्त है। अनाज और मांस दोनों की 
तुलना में मांस का भोजन मनुष्य को अधिक क्र बनाता है । मांस को प्राप्त 
करने में मनुष्य को जितना ऋर बनना पड़ता है, उतना अनाज को प्राप्त 
करने में नही बनना पड़ता । जो लोग मांसाहारी है, वे भी बुचड्खाने में नही 
जाते । जहां जीवों का बध होता है. पक्षु-पक्षी मारे जाते है, वहां नहीं जाते । 
यदि वे वहां चले जाए तो संमव है उनके लिए भी मांस खाना मुश्किल हो 
जाए | अनाज खाने में भी हिंसा है, करता की दृष्टि से मांस भोजन की 
कोटि में नही आता । अनिवायंता और हिसा का अल्पीकरण--इन दोनो 
दृष्टियों से मांस-मोजन स्वीकार्य नही हो सकता | जिन लोगो ने करुणा से 
आदर होकर देखा उन सबने एक रवर से कहा--मनुष्य विवेकशील प्राणी 
है । वह विकल्पों का चयन करता है। इसलिये उसे मांस नहीं खाना 
चाहिए। 

जा व कर वा विचार करना 
चाहिए । जिन पशुओं, पक्षियो और जलचर जीवा का मांस छाया जाता है, 
उनमें तामसिकर दृत्तियां प्रबल होती है। मांस पशु के शरीर का अभिन्‍न भाग 
होता है, जिसके कण कण में तामसिक ज्ञत्तियां उभरती है। उस मांस को 
खाने वारा क्‍या पाशविकता के संस्कारों से बच पाएगा ? कभी नही । 
मनुष्य में पाशविकता, अज्ञान, प्रमाद और क्ररता के बढ़ने का बहुत बड़ा 
कारण है--मासाहार । मासाहार ने निवचय ही मनुष्य को कुछ अंशों मे पशु 
बताया है । और उसमें पाशविक वृत्तियां पैदा की है, भन्यथा मनुष्य कुछ 
ऐसे आचरण नहीं करता जो पशु के लिए ही उचित हो सकते हैं, मनुष्य के 
लिए नही । 

मांसाहार के निपेश्च की चर्चा पहले अहिसा के दृष्टिकोण से की जाती 
थी, अब यह अन्तवृत्तियो के दृष्टिकोण से की जा रही है। सभी चाहते हैं 
कि हमारे समाज मे अपराध की बाढ़ न आए, किन्तु अन्तवृत्तियों को परिष्कृत 
किए बिना अपराध की बाढ़ को रोका नहीं जा सकता। अन्तवृत्तियों को 
विकृत बनाने वाली वस्तुओं के प्रयोग को छोड़े बिना उन्हें परिष्कृत नहीं 
किया जा सकता । इस दृष्टि से मांसाहार का प्रश्न मनुष्य के लिए बहुत 
चिन्तनीय है । यह एक ऐसी समस्या है, जिसे दूसरी समस्याएं उपस्थित कर, 
मनुष्य अपनी दृष्टि से ओकछ करना चाहता है, किन्तु वह दृष्टि से ओकल 


विज्ञान के संदक्ष में जैव जीवन-शैली १६१ 


होकर भी अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहती भौर स्वयं समाहित नहीं 
होती । 

मत शान्त और पवित्र रहे, उत्तेजनाएं कम हॉ--यह अनिवाय अपेक्षा 
है । इसके लिए आदार का विवेक होना जरूरी है | अपने स्वार्थ के लिए 
बिलखते हुए मूक प्राणी की निर्मम हत्या करना क्रूर कर्म है। मांसाहार 
इसका बहुत बड़ा निम्मित्त है। इसलिए अनिवायेता, अन्तवृत्ति और करुणा-- 
इन सब दृष्टियों से मांस।हार का वर्जन आहार-विवेक का महत्त्वपूर्ण अग है । 

विश्व्‌ के हर कीने से वेज्ञानिक व डॉक्टर यह चेतावनी दे रहे हैं कि 
मांसाहार कैंसर आदि असाध्य रोगों का निमित्त बनकर आयु क्षीण करता है, 
और शाकाहाशअधिक पौष्टिकता व रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता 


है । 


्# 


पशुओं के मारने से पूर्व उनके झरीर में पल रहे रोगों की उचित 
जांच नहीं की जाती और उनके शरीर में पल रहे रोग मांस खाने वाले के 
दारीर में प्रवेश कर जाते हैं; फिर जिस त्रास व यन्त्रणापूर्ण बातावरण में 
इनकी हत्या की जाती है उस वातावरण से उत्पन्न हुआ तनाव, भय, छट- 
पठाहुट, क्रोध आदि पशुओं के मांक्त को जहरीला बना देता है । वह जहरीला 
रोग-पग्रस्त मांस मांसाहारी के उदर में जाकर उसे असाध्य रोगों का शिकार 
बनाता है । 


अभ्लों की घिनाशलोला 


शरीर मे बाहर से प्रवेश करने वाले विष-द्रव्यों में मुख्य योगदान + 
अशुद्ध आहार के द्वारा होता है। यदि आहार-विवेक द्वारा हित, मिंत, 
सात्त्विक आहार ही ग्रहण किया जाएं, तो शरीर में बाहर से विष-द्रव्यों का 
प्रवेश नहीं होगा । इतना ही नहीं, शुद्ध आहार द्वारा पूर्व में जमा विष-द्रव्यों 
का बाहर निकालने में मी सहायता भिलेगी । 

हमारा आहार (भोजन) ऐसा होना चाहिए, जिससे कि छरीर में 
विष-द्रव्य अतिमात्रा में जमा न हो पाए। ऐसा आहार “शुद्ध” आहार 
कहलाता है। शरीर में चयापचय की क्रिया के परिणामस्वरूप हमारे शरीर 
में यूरिक एसिड, लेक्टिक एसिड आदि अम्ल पैदा होते हैं। ऐसे पदार्थ भोजन 
में अधिक न लें जिनसे इन अस्‍्लों में वृद्धि हो । अन्यथा इन अब्लों को 
निष्क्रिय करने के लिए क्षार की मात्रा पर्याप्त न होने से, अम्ल भवशिष्ट रह 
जायेगा, जौ हानिकारक ही सिद्ध होता है । 

कार्वोहाइड्रेट--पदि मोजन में कार्बाहिइड्रेट की मात्रा आवश्यकता 
से अधिक हो जाती है, तो उससे कार्बत डाईआक्साइड की उत्पत्ति बढ़ जाती 
है। जिसपे शरीर में कार्बोतिक ऐ/सड पैदा होता है, जो एक विष-द्रव्य के 


१६२ जैन दर्शन और विज्ञान 


रूप में शरीर को नुकसान पहुंचाता है ! 

प्रौटीन--मोजन में प्रोटीन का जो हिस्सा होता है, उसके चयापचय 
के परिणामस्वरूप यूरिक एसिड का निर्माण होता है | अत्यधिक श्रम से शरीर 
में लक्टिक एसिड की मात्रा बढ जाती है। इन अम्लों को शरीर से यथाशीध्ष 
निष्कासित करना चाहिए तथा निष्कासित करने से पूरे उन्हें क्षारों द्वारा 
निष्किय करना आवश्यक है | सोडियम, पोटेशियम, केल्दियम और मेरने- 
शियम क्षारों की पर्याप्त मात्रा रक्त प्रवाह मे रखने के लिए इन द्रव्यों से युक्त 
पदार्थ भोजन द्वारा ग्रहण करना आवश्यक है। यदि भोजन द्वारा इनकी 
आपूर्ति नहीं होती है. तो हमारे शरीर के मीतर के क्षार-भंडार जैसे-- 
अस्थिया, ए०ठ-रज्जु लीवर आदि में से उन्हें निकालकर रक्त-प्रवाह में भेजना 
पदहता है | इस प्रकार जब क्रमश: क्षार-मंडार रिक्त हो जाते हैं तब रक्त में 
अतिरिक्त मात्रा में जमा अम्ल अपनी विनाशलीला शुरू कर देते है। 
उदाह रणा्थ--मसं घिवात की बीमारी मे अस्थि-संधियों मे यूरिक ऐसिड जमा 
होता है । इसलिए हमारे भोजन मे अग्ल-निरोधक या क्षारान्त पदार्थ की 
पर्याप्त मात्रा मे पूति आवश्यक है। फछ, सब्जी, भाजी, क्षारान्त हैं तथा 
दाल अन्न आदि अम्लान्त है | दूध केवल नवजात शिशुओं के लिए क्षारान्त 
है वयस्कों के लिए वह अग्लान्त बन जाता है। इस प्रकार अम्लान्त मोजन 
की तुलना में पर्याप्त मात्रा में क्षारान्‍तर मोजन होने से ही व्यक्ति “अम्लों” 
की विनाशलीला से बच सकता है ! 

चर्बी--भोजन में यदि स्नेह या चर्बोा (वसा) की मात्रा सीमा से 
अधिक होती है तो आंतो मे उसका रूपान्तरण फ्री-फेटी एसिड के रूप में होता 
है। इसे निष्क्रिय करने के लिए पित्त या अन्य--सोडियम, पोटेशियम आदि के 
क्षारों का अतिरिक्त मात्रा में व्यय करता पडेगा, जो एक “दुव्येय” है । यदि 
ये क्षार पर्याप्त न हों तो एसिटोन डाइ-एसेटिक एसिड जैसे अति विषेले 
विष-द्र॒व्यों का सग्रह शरीर में बढ़ेगा, जो मृत्यु का भी कारण बच सकता है । 

स्पष्ट है कि मांसाहार अम्लों की विनाशलीला में एक बहुत बड़ा 
निर्भित्त है । 
भनुष्य की प्राकृतिक शरीर-रचना शाकाहारी जोयों जेंसो 


इस सृष्टि में शाकाहारी व मांसाहारी जीबों की अनेको जातियां हैं 
और बहुत छ'टेसे लेकर बडे आकार तक के विभिन्न प्रकार के जीव हैं, 
किन्तु सभी शाक्राहारी जीवों की शरीर रचना, हाथ, पांव, दांत, आतो आदि 
की बतावट व उनको देखने, सूघने की शक्ति व खाने-पीने का ढंग मांसाहारी 
जीबो से भिन्‍न है | जैसे -- 


१६३ 


विज्ञान के संदर्भ में जैन जीवन-शैली 


। 48 ||४॥४ ६0७ 9|9 ५ ४ है ७५७ ।५ 970३8 284४ (४ 


एय2 € 2६४४ ४७) ०१8 ३ ३३४०॥०२४ ४2४+३ 22]& ३ 
39,440 ह७७ ७७७५४. ७+4+३ ४५४७-3५ ५५४०७ भरा ++प कसा 


४५ ४६50 5४] है !४0)3 ॥2७ 88 8 पड]. ४0६० ६३१७ % 


493४ (&9 (8४ है [£798 (६ #[५७ ५५ 
8४8 हम हर 3234%  (७88 
4270 (8४४ 38 #]४ ५४|॥० २७ ७ ४/७४७ 


३8॥७ ४४ (2 >3॥8 
(38 ३४ ४48 02% ७४ ११ ४३ है $9४ ॥% 
डै॥ [४६ | है $/2४ (६४ 303॥४ (428  $/8॥2 
है (28 287४ २2/8 ०४] +#१४७ 

(प्]0075 ) ३४५४] 

है. 8७७४] ४॥8 € ६४४ ४७ 

है ९/४2| 308 ४४ 0४-४१ “8१४४ '2%५ 

४ ७8 ४७॥॥ 

(8॥2 2॥2 (20॥8. 


>082॥५% 


की 


जाआाआआआआथआययणगणअिर्र्-ाा..़्‌ 


है /2५7२ ७४ ३ |2/0%॥॥8 

+|७ ०४६३ ४४३४ ।७६ ॥42 /%00 ४ ४७ 
&४ ४।५९] 22]8 ४ 9]88 

3248 $09 8 &0 ५00 8४ ६ 2४:8 
है (४४ ५४५ ३४४ 

है8 है 28% 8 शह़े ५०७४] ४ ६४७ रू छभ € 
42]% २ € 248 ९७ (३र्श: 3. है 3७७ ४ 
<8 *22)2४ ५ $80॥93॥ ३५४ 2438 ५५ 37842 
28 /-% ४] 38) #।॥8 

(पृ०ा०7) (३४०४ 

है 80200] ४७३७ 07४७ 23809 

है ६४४ 8४ ५७५ ७४५६ 

24४ ७७।७ ७/2 


ै (४ 02] ४४ “3 


(१2७|७ 


| 


हल 3++++२२०००-०००००२२००००००----२२०२००००२२००००२२-० २-3 7१ 


2000 22/24+, 3 
£ 0॥६ &&% 


है 2४३७ 2 


(8 "ही 

4४% १४ ४३४ |2/+ '% 
४4७ ५ 

48%] (४ ६॥४४ '# 
2] 4.४ 220 'है 

शक है 


9008 ॥9 320 


+) 


|>नन्‍-क, 





प्रैर विज्ञाम 


शत 


जैन द 


१६४ 


206 १५४ 22/8 ४%% :५॥॥।8 
>णा[ए(7 ४७४/2 | >0४ (०या[ष्ज[०) ४७७ 


029-29]8 ४७ 3930 ५४) ४2॥ ५४ ४२॥5 
२५०७ 2५४५ 

है (७४७ 9३ (७ 8 20५ (हे (9४४४७ ६ ४> 
&(9 ॥202॥2 

208 १४ 24|2408 ४/% #फ 

(जए०४) 44४२७ 


2६5४ 3३ 
2208 ४३ 


4.3७ 4७ ६४9 ८३ 
०३०७१७-४५४४०९ “8३ 
(2४३४4७४ ) 2॥॥४ “०३ 


विज्ञान के संदर्म में जैन जीवन-शैली १६५ 


उपरोक्त तथ्यों से यह पता लगता है कि प्रकृति ने मनृष्य की बनावट 
गाय, घोड़ा, ऊंट, जिराफ, सांड आदि शाकाहारी पशुओं के समान 
ही की है. उसे शाकाहारी पदार्थों को ही सुगमता व सरलता से प्राप्त 
कर सकने व पचाने की क्षमता दी है। मनुष्य के अलावा संसार का 
कोई भी जीव प्रकृति द्वारा प्रदान की हुई दा री र-रचना व्‌ स्वभाव के विपरीत 
आचरण करना नही चाहता । शेर भूखा होते पर भी शाकाहारी पदार्थ नहीं 
खाता और गाय भूखी होने पर भी मांसाहार नही करती क्योंकि वह उनका 
स्वामाविक व प्रकृति अनुकूल आहार नहीं है। मांसाहारी पशु अपनी पूरी 
उम्र मांसाहार कर व्यतीत करते हैं; उनके लिये यही पूर्ण अहार है किन्तु 
कोई मी मनुष्य केवल मांसाहार पर दो तीन सप्ताह से अधिक जीवित नहीं 
रह सकता क्योंकि केवल मास का आहार इतने अधिक तेजाब व विष 
(4.०० 270 प्र०0॥॥5) उत्पत्न कर देगा कि उसके शरीर की सवालन- 
क्रिया ही बिगड़ जाएगी। जो मनुष्य प्रकृति के विपरीत मासाहार करते हैं 
उन्हें भी कुछ-न-कुछ शाकाहारी पदार्थ लेने ही पड़ते हैं क्योंकि ममुष्य के 
लिए मासाहार अपूर्ण व आयु क्षीण करने वाला आहार है। ऐसकीमों जो 
परिस्थितिवश प्रायः मांसाहार पर ही रहते हैं की औसत आयु सिर्फ ३० 
वर्ष ही है। जबकि केवल शाकाहार पर मनुष्य पूरी व लम्बी उम्र सरलता 
से जी सकता है । 

उपरोक्त सभी तथ्य यह प्रमाणित करते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य की 
रचना शाकाहारी और केवल शाकाहारी मोजन के अनुकुल ही की है । 


मांसाहार : रोगों का जन्मवाता - 

मांसाहार पर भगवान महावीर ने बहुत तीव्रता से प्रहार किया है । 
जैन धर्म ने तो मांसाहार को हिंसा की दृष्टि से तथा भाव एवं लेश्या की 
मलिनता की दुष्टि से हेय माना ही है, पर विश्व के अन्य ध्म-शास्त्रों व 
महापुरुषों ने हर प्राणी मात्र में उस परम पिता परमात्मा की झलक देखने 
को कहा है व अहिसा को परम धम्म माना है । अधिकांश धर्मों ने तो विस्तार 
पूर्वेंक मांसाहार के दोष बताए हैं और उसे आयुक्षीण करने वाला व पतन 
की ओर ले जाने वाला कहा है किन्तु किसी भी निरीह प्राणी की हत्या का 
निषेध तो समी धर्मों ने किया है । अपने स्वाद व॑ इन्द्रिय-सुख को ही जीवन 
का परम ध्येय समकते वाले कुछ लोग अपने स्वाथंवश यह प्रकट करते हैं 
कि उनके धर्म में मांसाहार निषेध नहीं है, किन्तु यह असत्य है ।* 

शरीर और मन की दृष्टि से भी मांसाहार पर आज बहुत विचार 


१. विस्तार के लिए देखें गोपीनाथ ब्रग्रवाल, ह्ाकाहार या मांसाहार 
पृष्ठ २५-२८ । 


१६६ जैन दर्शन और विज्ञान 


हो चुका है | वेशञानिक खोजो से यह प्रमाणित हो चुका है कि मासाहार 
शरीर की दृष्टि से क्षनेक प्रकार से ह्वानिप्रद है । शाकाहार में ततुमय पदार्थे 
-अधिक होते है। उनसे पेट को साफ रखने में मदद मिलती है । शरीर के 
विषाक्त पदार्थ उनके सहारे से बाहर निकल आते है| जब भी आहार में 
तंतुमय पदार्थों की कमी होती है, बड़ी आंत का कैंसर तथा दूसरी बीमारिया 
होने की शक्यता है । 

मांसाहार हमारे लिए कितना घातक व असाध्य रोगो को तिमत्रण 
देने वाछा है इस पर ठोस निष्कर्ष वड़े बडे डाक्टरों, वैज्ञानिकों आदि ने 
निकाले हैं । 

स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयार्क, बरफलों मे वी गई शोध से यह प्रकाड 
में आया कि अमरीका में ४७००० से भी अधिक बच्चे हर वर्ष ऐसे जन्म 
लेते है जिन्हें माता-विता के मासाहारी होने के कारण कई बीमारियां 

जन्म से ही लगी होती है और ये बच्चे बडे होने पर भी पूर्णत स्वस्थ नहीं 

द्वो पाते ।) 
हंदय-रोग थ उच्च रक्तचाप 


रक्त-बाहनियों की भीतरी दीवारों पर कोलेस्टेरोल की तहो का 
जमना इसका मुख्य कारण है। १९८५ के नोबेल पुरस्कार विजेता अम रीकी 
डा० माइकल एस०» ब्राउन व डॉ० जोसेफ एल. योल्डस्टीन ने यह प्रमाणित 
किया है कि हृदय-रोग से वचाव के लिए कोलेस्टेरोल नामक तत्त्व को जमने 
से रोकना भति आवद्यक है, यह तत्त्व वनस्पति भे नही के बराबर होता है । 
अण्डों मे सबसे अधिक व मांस, अण्डों व जानवरों से प्राप्त बसा में काफी 
भात्रा में होता है । १०० ग्राम अण्डा प्रतिदिन लेने का अर्थ जरूरत से ढाई गुना 
अधिक कोलेस्टेरोल लेना है । जो व्यक्ति मास या अण्डे खाते है उनके शरीर में 
“रिस्पटरों' की सख्या में कमी हो जाती है जिससे रक्त के अन्दर कोलेस्टेरोल 
की मात्रा अधिक हो जाती है। इससे हृदय-रोग, गुर्दे के रोग एवं पथरी 
जैसी बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। इससे आंतो, स्तनों तथा गर्भाशय के 
रोग होने की संमावना अधिक रहती है । 

ब्रिटेन के डा० एम० रॉक ने एक सर्वेक्षण अभियान के बाद यह प्रति- 
पादित किया कि “शाकाहारियों में संक्रामक और घातक बीमारियां मांसा- 
हारियों की अपेक्षा कम पाई जाती है। वे मांसाहारियो की अपेक्षा अधिक 
स्वस्थ, छरहरे बदन, शांत प्रकृति और चिन्तनशील होत हैं ।' 

बी. बी. सी. के टेलीविजन विभाग द्वारा शाकाहार पर एक 
साप्ताहिक कार्यक्रम द्वारा मांसाहारियों को स्पष्ट चेतावनी दी जाती रही है 








१. अहिसा संदेश, जून ८९, रांची 


विज्ञान के संदर्भ जैन जीवन-शैली १६७ 


कि इससे आपको घातक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है । 
पश्चिमी देशों में जहां मासाहार का प्रचलन अधिक है वहां दिल का 

दौरा, कसर, ब्लड-प्रै शर, मोटापा, गुर्दे के रोग, कब्ज, संक्रामक रोग, पथरी, 

जिगर की बीमारी आदि घातक बीमारिया अधिक होती हैं जबकि मारत, 

जापात व दक्षिण अफ्रीका में जहां मासाहार का प्रचलन कुछ कम है, कम 

होती हैं ।' 

मांसाहार से कसर से कसर 


सभी प्राणियों के छरीर में विदले पदार्थ तैयार होते है। वे केवल 
मल-समूृत्र द्वारा ही शरीर से बाहर निकल सकते हैं। जब कोई जानवर मारा 
जाता है और उसके मास में से ऐसे पदाथे रह जायें तों उनके बाहर निकलने 
का कोई रास्ता नही रह जाता । हृदय की क्रिया बद होने के बाद शरीर के 
सारे अवयव पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाते है। अत: मृत जानवरों के मांस 
में विषेले पदार्थ भारी मात्रा मे जमा रह जाते है। जो व्यक्ति उसे खाता है, 
सहज ही वह सारा विषैला तत्त्व उसके शरीर में पहुच जाता है । 

जिन जानवरों को मारा जाता है उन्हें हार्मोन्स, एन्टीबॉडीज्‌ और 
इसी प्रकार की अन्य औषधिया तथा जन्तुनाशक दवाइयां निदचय रूप से दी 
जाती है | जो व्यक्ति मांसाहार करता है उसके शरीर में ये जहरीले पदार्थ 
जमा हो जाने है | गायों आदि जानवरों को मोटा-ताजा बनाने के लिए भी 
छ छ. 8. नाम की दवाई दी जाती है। इससे उनके मांस को खाने से कैंसर 
की सभावना बताई गयी है। जिन स्त्रियों को आज से पचीस वषं पूर्व 
8. £. $. की औषधि दी गयी थी उनमे तथा उनकी पुत्रियों तक में कैंसर 
का प्रमाण अधिक पाया गया है । 

मांसाहारियों में कैंसर का 'बढ़ना कोई आइ्चयंजनक बात नही है । 
एक सर्वेक्षण से पता चला है कि मासाहार करने वाले २५ देशो मे से १९ 
देशों की मृत्यु-संस्या बहुत ऊची है । ५ देशों की मृत्यु-संश्या मध्यम है जबकि 
केवल एक देश को मृत्यु-दर नीची है ।' 

उन देझो में जहां लोग शाकाहार करते है वहां केसर बहुत कम पाया 
जाता है । १९७५ में बम्बई में कसर के पाने बालों की संख्या दस हजार मे 
एक थी जबकि इग्लेंड में ५.५ प्रतिशत थी | ईजिप्त में काले रगवाली 
शाकाहारी जातियों में कंपर नही के बराबर है जबकि मांसाहार जाति में 
अंग्रेजों जितनी ही है । कोप्ट मठ में जहां लोग चाय कॉफी तथा मांसःहार 





१. कल्याण, गोरखपुर, पृष्ठ ५७१ व हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्‍ली, 
१.१०.८६ पिपाशा 07ए06028थ6: शएठग: 0076 89 ?र्ण है, 0. 
प्रल्फडाड ॥०ए (७४६६ ०७७७ स9॥ए:४। ए.8.8. 25४ ०६, 


१६८ जैन दर्शन और विज्ञान 


नहीं करते हैं, पिछले २७ वर्षों मे केसर की एक घटना भी नही हुई । 

अमेरिकन सिनेटरों की क्षमिति ने आहार-विषयक अमेरिका का ध्येय' 
जिषय पर अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए यही कहा है--मांसाहार से हृदय- 
बिकार तथ! कंसर की संमावनाओं से इन्कार नही किया जा सबता । 

आस्ट्रेलिया, जहां सर्वाधिक मास भोजन खाया जाता है और जहां 
भ्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष १३० किलो गोमाँस (8८87) की खपत है वहां 
(8.9८!) आंतो का कैंसर सबसे अधिक है। 70. 70769 00] ने 
अपनी पुस्तक (99#९६६ : 05 (8४४९७ 200 वृाध्थायाका में शाकाहारी 
भोजन की ही सलाह दी है ।'* 

आतों का मलसर, अपन्डिसाइटिस आती और मल द्वार का कैंसर 
(एांलल्बाप ०005... #कफुलादाीला$ड, एब7फार पा ता ९९]०ा बात 
0८प) ये रोग शाकाहारियों की अपेक्षा मासाहारियों में अधिक पाए जाते 
है ।' 
अन्य बोसाएिपां, बोसारि 

मांसाहारी लोगो का पेशाब प्राय तेजाबयुक्त होता है। इस कारण 
शरीर से रक्त का पेशाब और क्षार का अनुपात ठीक रखने के लिए हड्डियों 
में से क्षार के नमक खून में मिलते रहते है । इसके विपरीत शाकाहारियों का 
पेशाब क्षार वाला होता है । इसलिए उनकी हड्डियों का क्षार खून में नहीं 
आता और हड्डिया मजबूत रहती है | डॉ० ए० वॉचमेन और डॉ० डी० एस० 
बनंसीन ने हावंर्ड मेडिकल स्कूल रिपोर्ट, १९६९, पृ० ४५८ मे छिखा है-- 

मांसाहार पाचन-संस्थान को खराब करता है, क्योंकि वह मुंह की 
लार की प्रतिक्रिया को क्षार से अम्ल में परिवर्तित कर देता है| इस प्रकार 
लार अपने काम में सक्षम नही होती । 

मांसाहार जिन असाध्य रोगों को जन्म देता है, उनमें से कुछ इस 
प्रकार है --- 

१. मिर्गी (£5॥०759) इन्फेक्टेड मास से होने की संभावना है । 

२. गुर्दे की बीमारियां ((707८9 7)828885) --मांसाहा र अधिक 
प्रोटीनयुक्त होने से मुर्दे खराब करता है । 

३. संधिवात, गठिया आदि (सिाल्प्रातश्वागंत बाप्रिव्णाएंई, 80पा 
८०. )--मांसाहार खून मे यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ाता है | इससे ये 





१. 7२०९ 04 ५6८ 7737 छाल व जल्य।॥ 270 0752856, 80704 ए. 

२. शिल्तांटग 84538 0 एट१८वएंवा फंपा।07, विलछ 0०७३. 

३. िव्वाएथ फ्858 0 ५९एटॉड्गीश३ 'ियतपतणा, पिल्स जिशाा; डा० 
नेमीचन्द जेन, अण्डा जहर ही जहर, इन्दौर 4 


विज्ञान के संदर्म में जैन जीवन-शैली १६९ 


बीमारियां हो सकती हैं । 

४. एथेरोस्क्नेगोसिस-- रक्त-धमतियों का मोटा होना । यह बीमारी 
मांसाहार में विद्यमान पोनीसेच रेठेड फेट्स, कोलेस्टे गोल क्लादि से होती है । 
इससे विपरीत शाकाहारी भोजन इस बीमारी से बचाता है। 

५, आंतो का सड़ना--अण्डा, मास आदि खाने से पेचिस, मदाश्नि 
आदि बीमारियां घर ?र जाती हैं, आमाशय कमजोर होता है व आंने सड़ 
जाती है । 

६. विषावरोधी शक्ति का क्षय--मास, अण्डा खान से शरीर की 
विषावरोधी शक्ति नप्ट होती है और शरीर साधारण-सी बीमारी का भी 
मुकाबला नही कर पाता, बृद्धि व स्मरण द्क्ति कमजोर पडती है । विकास 
मंद हो जाता है | कुछ अमरीकी व इंग्लंड के डाक्टरो ने तो अण्डे को मनुष्य 
के लिए जहर कहा है । 

७. त्वचा के रोग, एग्जीमा, मुहंंसे आंदि--त्वचा की रक्षा के लिए 
विटामिन # का सर्वाधिक महत्त्व है जो गाजर, टमाटर, हरी सब्जियों आदि 
में ही बहुतायत मे होता है। यह शाकाहारी पदार्थ जहां त्वचा की रक्षा 
करते है बहीं मांस, अण्डे, शराब इत्यादि त्वचा-रोगों को बढावा देते हैं । 
त्वचा में जलन महसूस होने वाले रोग के अधिकांश रोगी मासाहारी ही 
पाए गए । 

८. अन्य रोगों जैसे माइग्रेन, इन्फेक्शन से होने वाले रोग, स्त्रियों 
के मासिक धमं संबंधी रोग आदि भी मांसाहारियों में ही अधिक पाये जाते 
है । 

सारांश में जहा शाकाहारी भोजन प्राय: प्रत्येक रोग को रोकता है 
वहीं मांसाहारी मोजन प्रत्येक रोग को बढावा देता है। शाकाहारी भोजन 
आयु बढ़ाता है तो मासाहारी मोजन आयु घटाता है । 
महत्वपूर्ण वेज्ञानिक तथ्य 

१. ग्वालियर के दो शोधकर्ताओं डा० जसराज सिह और श्री सी. के. 
डवास ने ग्वालिवर जेल के ४०० बन्दियों पर शोध कर यह बताया कि २५० 
मांसाहारी बन्दियों में से ८५% चिड़चिड़े स्वभाव के व भगड़ालू टाइप के 
निकले जबकि बाकी १५० शाकाहारी बन्दियों मे से ९०% शांत स्वभाव के 
और खुशमभिजाज थे । 

२. अमरीकी विशेषज्ञ डा० विलियम, सी० राबटंस का कहना है कि 
अमेरिका से मांसाहारी लोगों में दिल के मरीज ज्यादा हैं। उनके मुकाबले 
शाकाहारी लोगों में दिल के मरीज कम होते हैं ।* 


१. अहिसा संदेश, जून ८९, रांची 


१७० जैन दर्शन और विज्ञान 


३. एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार एक कीड़ा जिसे अंग्रेजी में ब्रन बग 
(8727 878) कहते है। ऐसा होता है जिसके काटने से पशु पागल हो 
जाता ह किन्तु पागलपन का यह रोग पूरी तरह विकसित होने मे १० बर्ष 
तक का समय लग जाता है । इंस बीच यदि कोई इस कीड़े द्वारा काटे हुए 
पशु का मांस खा लेता है तो उत्त पशु में पलने वाले घह रोग मांस खाने वाले 
के शरीर में प्रवेश कर जाता है ।' 

यह तो स्वविदित ही है कि हत्या से पहले पशु, पक्षी मछलियों आदि 
के स्वास्थ्य की पुरी जाच नहीं की जाती और उनके शरीर मे छुपी हुई 
बीमारियो का पता नहीं लगाया जाता । अण्डे, पशु, पक्षी, मछलियां भी 
कैसर ट्यूमर आदि अनेक रोगो से ग्रस्त होते है और उनके मास के सेवन से 
बे रोग मनुष्य में प्रवेश कर जाते है । 

४. अकेले अमरीका में ४०००० से अधिक केस प्रतिवर्ष ऐसे आते है 
जो रोग्र-ग्रस्त अण्डे व मास खाने से होते है ।' 

५. हैल्थ एजुकेशन काउसिल के अनुसार विषाक्त मोजन (#000 
ए०४8०परा8 ) से होने वाली ९००८ मौतों का कारण मासाहार है ।' 

६. जब पशु बूचड़खाने मे कसाई के द्वारा अपनी मौत को पास आते 
देखता हे तो वह डर, दहशत से काप उठता है । मृत्यु को समीप मापकर वह 
एक-दो दिन पहले से ही खाना-पीना छोड़ देता है। डर व घबराहट मे 
उसका कुछ मल बाहर निकरू जाता है। मल जब खून मे जाता है तो 
जहरीला व नुकसानदायक बन जाता है । मास में रक्त, वीय॑, मूत्र, मल आदि 

अन्य कितनी ही चीजो का अश्ष होता है। मौत से पूर्व नि.सहाय पश्‌ आत्म- 
रक्षा के लिये पुरुषा्थ करता है, छटपटाता है । पुरुषार्थ बेकार होने पर 
उसका डर, आवेश बढ़ जाता है, ग्रुस्से से आंखे लाल हो जाती है मूह में 
मकाग आ जाते है । ऐसी अवस्था में उसके अन्दर एक पदार्थ एड़ीनालिन 
(50था9॥) उत्पन्त होता है जो उसके रक्त-चाप को बढा देता है व 
उसके मांस को जहरीला बना देता है । जब मनुष्य वह मांस खाता है तो 
उसमे भी एड्रीनालिन प्रवेश कर उस घातक रोगो की ओर धकेल दता है । 
एड्रीनालिन के साथ जब क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन लिया जाता है तब तो 
, यह हार्ट-लर्टक का गभीरतम खतरा उत्पन्न कर देता है ।* 


] 
] 


१, बही 

२. बही 

३. #009 (0 8 कंप्रांप्रा८, एशए्रा5९६१ एछए #ह। ऊमध्ाएए8  सातइ॥ 
घिाषदावा) 5िक्ाह्री), #7008990. 

४. निा0प्रडाशा ॥65, बट ०४, 4.0.86. 





४0 च 





५/2०/५४.५+नका धर 


विज्ञान के सदर्भ मे जन जीवन-शेली १७१ 


७. मछली, अण्डे आदि को (भ्रिजन करने) टीक रखने के छिए 
बोरिक एसिड व विभिन्‍न बोरेट्स का प्रयोग होता है, ये कम्पाउण्ड (ाटआ० 
पृ।85४०5 में एकत्र होकर गंभीर खतरा उत्पन्न कर देते है । 

बूचड़खानो से प्राप्त मास कितना हानिकारक, दूषित, गदा व रोग- 
ग्रस्त हाता हैं इसका अनुमान इससे ही लगा सकत है कि यूरोप के 
अत्याधुनिक, नवीन उपकरणों व नई टंवर्नीाक द्वारा सचालित बूचइखानो को 
भी स्वास्थ्य की दृष्टि स आदर्श नहों कहा जाता तब भारत के बूचड़खानो क 
मास की तो बात ही क्या । 

८. अमरिका के डा० ई० बी० एमारी तथा इगलेंड क डा० इन्हान 
न अपनी विद्वव विख्यात पुस्तकों 'पोपण का लबीनतम ज्ञान! आर “राषया 
की प्रकृति' मं साफ-साफ माना हू कि अष्डा मनुष्य क लिए जहर हू । 

«५ इ्लेण्ड क डा० आर० ज० वि।लयम का निष्कष॑ हू 'समव है 
अण्डा खान वाल शुरू में आधक चुस्ती जनुभव कर किन्तु बाद मे उन्हें 
हृदय राग, ऐकजोमा, लकवा ज॑स भयानक रोगा का शिकार हा जाना पढ़ता 
ह। 


शाकाहार अधिक पोष्टिक व भगुणकारो 


शाकाहारी भोजन से उचित मात्रा में प्रोलीन अथबा शक्तिवद्धक 
उांचत भाहार प्राप्त नही होता-यह मात्र आ्रांति है। आधुनिक शझाधकर्ताओ 
व वेज्ञानिको का खोजो से यह साफ पता लगता है कि शाकाहारी भोजन स 
न कवल उच्च कोट के प्रोटीन प्राप्त होते हैं अपितु अन्य आवध्यक पोषक 
तत्व विटामिन, खनिज, कंलोरी आदि भी अआंधक प्राप्त होते है। सोयाबीन 
व मूगफली भे मास व अण्डे से अधिक प्रोटीन होता है । सामान्य दालो में 
भी प्रोटीन की मात्रा कम्म नहीं द्ोती । गेहु, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का 
आदि के साथ याद उचित मात्रा मे दाले एव हरी सब्जियो का संवन किया 
जाए तो न केवल प्राटीन की आवश्यकता पूर्ण होती है अपितु अधिक सतुलित 
आहार प्राप्त होता है, जो शाकाहारी व्यक्ति को मास्राहारी की अपेक्षा अधिक 
स्वस्थ, सबल व दीर्षायु प्रदान करता है । 

अनेक शोधकर्ताओं ने यहू पता लगाया है कि शाकाहारी अधिक 
शक्तिशाली, परिश्रमी, अधिक वजन उठा सकने वाले, शात स्वभाव के व 
खुशमिजाज होत है | जापान में किए गए अध्ययनों से यह पत्रा चला है कि 
शाकाहारी न केबल स्वस्थ व निरोग रहते हैं अपितु दीघंजीवी मी होते हैं व 
उनकी बुद्धि भी अपेक्षाकृत तेज होती है । 

अतः यह कहना कि मांसाहार शाकाहार की तुलना में अधिक शक्ति- 
बंधक है, एक गलत धारणा है। नेझनल इन्स्टीदूयूट आफ न्यूट्रीशन, 


१७२ , जैन दर्शन और विज्ञान 


हैदराबाद द्वारा प्रकाशित (िद्वातराए४८ शाप ० ॥900॥ 70095) में 
विभिन्‍न ख़ाद्य-पदार्थों की जो तुलनात्मक तालिका दी गई है। उससे यह 

स्पष्ट होता है कि शाकाहारी पदार्थों में प्रोटीन व अन्य स्वास्थ्य 
वधंक तत्तवों की कमी नहीं है । 

उस तालिका से यह मी पता चलता है कि मांसाहारी पदार्थों में 
(#707०) फाइबर (दालों, अनाज आदि का ऊपरी भाग) की मात्रा बिल्कुल 
नहीं है और यह निश्चित हो चुका हे कि फाइबर रोगों को रोकने में अत्यधिक 
मद्दत्व रखता है । हमारे स्वास्थ्य के लिए विटामिन्स मी अत्य वष्यक है। 
इन विटामिन्स के स्रोत मी शाकाहारी पदार्थ ही हैं ।' 

शाकाहारी मोजन के गुणों को जानकर अब पाश्चात्य देशो में शाका- 
हार आंदोलन तेज हो रहा है । बिटेन के दस लाख से अधिक लोग अब 
पूर्णत: शाकाहारी है और इस सख्या में आइचयंजनक वृद्धि हो रही है । 
आर्थिक दुष्टि 

आशिक दृष्टि से भी शाकाहार की बपेक्षा मांसाहार ज्यादा महगा 
होता है । एक बकरा ७ पोंड अनाज खाता है, तब एक पौंड माल तैयार 
होता है । 

प्रायः ऐसा कहा जाता है कि अडो से बहुत कम खर्च मे प्रोटीन व 
पौष्टिकता प्राप्त होती है लेकिन यह एक भिथ्या प्रचार है। विभिन्न पदार्थों 
परे प्रोटीन की प्रतिशत की जो तालिका है उसके अनुसार एक ग्राम प्रोटीन की 
कीमत इस प्रकार आती है ।* 


पदार्थ १ ग्राम प्रोटोन को कीमत 
अड़े से १४ पंसे 
गेहू से ४ पैसे 
दालों से ३ पंसे 
सोयाबीन से २पंसे 


यदि ऊर्जा (कंलोरीज ) की दृष्टि से देखे तो १०० कैलोरीज पर व्यय 
इस प्रकार आता हैः--- 


पदार्थ १०० कलोरोज पर व्यय 
अडे से ९० पैसे 
गेहू से ९ पैसे 


१. 2८०९४! छेंड 0 ५६ह६८धरांधा पिया, एप0॥8#60 ४५ 
#ध्य06 (॥१४7995]8 ॥7७७॥, 70८97. 

२. अहिसा सन्देश, जून ८९, 7. 855 ४०, 85, एटा 

रे. डा० नेमीचंद चेन, अंडा जहर ही जहर, इन्दौर । 


/ 


॥॒ 


विज्ञान के संदर्भ मे जैन जीवन-शैनी श७रे 


दालों से ८ पैसे 

सोयाबीन से ५ पैसे 

गत: यह स्पष्ट है कि बंडो की अपेक्षा दालों व अनाज से बहुत कम 
खचं में प्रोटीन व ऊर्जा प्राप्त होती है, इसके अतिरिक्त अन्य महस्त्वपूर्ण 
पदार्थ विटामिन्‍्ज, खनिज, फाइवर. कार्बोहाइडू ट इत्यादि अरूग प्राप्त होते 
है जो मांसाहारी पदार्थों में प्रायः नहीं के बराबर हैं । 

आधिक दृष्टि से यह भी सारांश निकाला गया है कि मांस द्वारा 
एक किलोग्राम प्रोटीन प्राप्त करने के लिए पशु को ७ से ८ किलोग्राम तक 
प्रोटीन खिलाना पड़ता है । यह्‌ भी अनुमान लगाया गया है कि १ पशु- 
मांस-कलोरी प्राप्त करने के लिए ७ वनस्पति-कलोरी खर्च होती है। 
अमेरिका के कृषि विभाग ने जो आंकड़े बनाए हैं उससे पता लगता हैं कि 
जितनी भूमि एक औसत पशु को चराने के लिए चाहिए उतनी से औसत 
दर्जे के पांच परिवारों का काम चल सकता है । 

एक औसत अमरीकी करीब १२० किलो मांस प्रत्तिवर्ष खाता है; 
इसे प्राप्त करने के लिए करीब एक टन अनाज खर्च होता है। यदि वह 
सीधा १२० किलो अनाज खाए तो वर्ष. _भर आठ व्यक्तियों का कार्य चल 
सकता है। प्रोफेसर जाजे बौरगेस्टौम के अनुमान के अनुसार केवल अमेरिका 
में पशु-जगत्‌ जितनी वनस्पति-फूड खच करता है, उतनी में विश्व की आधी 
आबादी पेट भर सकती है । 

गाय, बैल आदि पशुओं के गोबर से खाद, गैस ऊर्जा आदि की जो 
अतिरिक्त प्राप्ति होती है उन सबका यदि हिसाब लगाया जाए तो यह प्रकट 
होता है कि ऐसे पशुओ का वधकर हम उतना ही लाभ प्राप्त करते हैं जितना 
कोई चाय बनाने के लिए नोठ जलाकर लाभ प्राप्त करे। नित्य एक सोने 
का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट क/टना समभदारी कभी नहीं है । 

बौम्बे हा मैनिटेरियन लीग के आनरेरी सेक्रेटरी दशरथ भाई ठक्कर 
के अनुसार पशु-जगत्‌ हमारी राष्ट्रीय सम्पदा मे भ्रतिवर्ष २५,५०० करोड़ 
रुपये दूध, खाद, ऊर्जा व भार उठाने की सेवा से अपना पीना बहाकर 
हमारे राष्ट्र को देते है, इसके भ्रतिरिक्त इनके मरने के उपरांत, इनका चमडा 
व हड्डियां मलग उपयोग में माती हैं । हमे तो इन पशुओं का क्तज्ञ होना 
चाहिए जो हमें इतती सम्पदा देते हैं व हमारी सेवा करते हैं। यदि हम 
इनके उपकार का बदला इन्हें बूचडखाने भेज कर चुकाएं तो यह हमारी 
कृतध्नता ही है । 


१. पछा740 5०॥028०४८ : १४07४ 0076 एप 0. १९,.७. ए९७४४७९७४९ 


॥707 ?(३६$३०४४७६४६ 05979, छ.8..4. 2॥0 00008. 


श्ज्ड जन दर्शन ओर विज्ञान 


पशुओं का बघ रोकते से उपर्युक्त प्रत्यक्ष लाम के अत्तिरिक्त जो 
अप्रत्यक्ष लाभ हैं वे मी कम नहीं हैं। सस्ती खाद मिलने पर अनाज सस्ता 
होने से गरीब को भी मरपेट भोजन मिलेगा, जिससे कुपोषण से होने वाले 
रौग घटेगें व उनकी दवाइयों पर होने वाला खर्च बचेगा। अनाज सस्ता 
होने से महंगाई सूचकांक गिरेगा, महंगाई मत्तों की बचत होगी । मजदूर 
आंदोलन, हडताले आदि कम होंगी जिससे उत्पादन बढ़ेगा व कीमतें कम 
होंगी । उत्पादन बढने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और राष्ट्र को विदेशी 
कर्जों के लिए हाथ नहीं फंलाना पड़ेगा । 

अतः पशु-ब्रध रोकना केवल एक धामिक, नैतिक या दया की बात 
ही नहीं है बल्कि राष्ट्र की आध्रिक -..डस्नसि-व- स्वास्थ्य -रक्षय-की-परम 
आवश्यकता भी है । 
पर्यावरण 

अपनी सुरक्षा व प्रसन्‍नता चाहने वाले को दूसरों की सुरक्षा व खुशी 
प्रदान करना सीखना चाहिए अन्यथा प्रकृति का दण्ड देने का अपना अलग 
ही नियम है । जिस प्रकार जंगल नष्ट होने से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा 
है और हम वन-रक्षा व पेड लगाओ आंदोलन पर अपनी पूरी शक्ति लगा 
रहे है, उसी प्रकार हमें अपने अस्तित्व व पर्यावरण व परिस्थितिक (एएं- 
7णाप्रश & 2००0ट्टां०9) संतुलन को कायम रखने के लिए एक दिन पशु- 
पक्षी बचाओ आदोलन करना पडेगा । इस काये में जितनी देर होगी उतनी 
ही अधिक हानि होगी । 

(॥॥) तम्बाक्‌-वर्जन 

ह्यसनों को धियाशलोला 

हमारा शरीर जीवन-विकास मे सहायक होने वाली एक मशीन है। 
उसका दुरुपधोग न करना तथा उसे स्वस्थ बनाए रखना ही समभदारी है । 
यह एक सामान्य विवेक की बात है, किन्तु आज का मनुष्य इस ओर विशेष 
ध्यान नही देता । वह निरन्तर मृत्यु से डरता तो है, पर प्रत्येक संभाव्य रीति 
से वह वह अपने आपको त्वरता के साथ मृत्यु के नजदीक ले जा रहा है। अज्ञान, 
निष्कियता, तनाव तथा खतरनाक बुरी आदतों के द्वारा हजारों तरीको 
से मनुष्य अपने शरीर का दुरुपपोग करता है | ये तरीके हमने अपनी जीवन- 
पद्धति में अपना रखे हैं । उदाहरणत आज मद्यपान और धूम्रपान मनुष्य- 
सभ्यता के अग बन चुके है । 
घुख्रपान 

प्रत्येक सिगरेट के डिब्बे पर तथा विज्ञापन में यह कानूनी चेतावनी 
दी जाती है कि पघ्िगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान से 


विज्ञान के संदमं में जैन जीवन-शेली श्ष्५्‌ 


अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते है | जैसे--वातस्फीती (एम्फीजीमा) 
हृदय-रोग, चिरकालिक खासी आदि । इन दिनों में जनता के ध्यान को 
आकर्षित करने वाला धूञ्रपान का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है- फेफड़ों 
का कसर | यह एक असाध्य और बहुधा घातक बीमारी है। यह 
बीमारी नहीं पीने वालों की अपेक्षा पीने वालों मे २० ग्रुणा अधिक 
व्याप्त है । कैपर की बीमारी विषाक्त कोशिकाए वृरद्धिगत होती हुई स्वस्थ 
कोशिकाओं को तष्ट कर देती है और अन्ततोगत्वा ऊतकों को भी । एस्फी- 
जीमा (वातस्फीति) की बीमारी में इवास-प्रकोष्ठों (अल्वीओली) का 
रोगात्मक विस्तार होता है। बहुत सारी शवसनिकाएं एक साथ अवरुद्ध 
हो जाती हैं । श्वास-प्रकोष्ठों की दीवार पतली होकर क्षीण हो जाती है । 
जिससे दइवसन-तंत्र की समग्र उपयोगी सतह के क्षेत्रफल मे भारी गिरावट 
आ जाती है | सारी परिस्थित्तियां अपुनरावतंनीय है | अस्ततोगत्वा ऑवसी- 
जन की कमी तथा कार्बन-डाइआक्साइड दी वृद्धि निरन्तर बनी रहती है. 
जिससे मृत्यु तक हो सकती है । 

अब ध्‌म्रपान न केवल फेफड़ों के केसर का प्रमुख कारण माना जाता 
है अपितु स्वर॒यंत्र, मुख-गुहा तथा अन्न-नली के कंसर का भी प्रमुख कारण 
माना जाता है | तथा साथ ही मूत्राशय, अग्न्याशय (क्लोमग्रंथि) और गुर्दे 
के कैसर में भी सहयोगी कारण बनता है ।” सिगरेट का घुआं इवास-नलिका 
के अस्तर में रहे हुए सूक्ष्म बालों (रोमों) को आघात पहुंचा कर सवेदन- 
शून्य कर देता है । जिससे वे धलिकण-युक्त इलेष्म को ऊपर धकेलने मे अक्षम 
हो जाते है तथा उसे स्वरयंत्र द्वारा बाहर निकालने की क्रिया बंद हो जाती 
है । यदि घूम्रपान की आदत वाले व्यक्ति धूम्रपान छोड दे तो कूछ महिनो 
में ये बाल साफ-सूफी के काये के लिए पुन' सक्रिय बन सकते हैं । 





१. आधार: टाइम पत्रिका, मार्च १९८५, इसी पत्रिका में अमेरिका के 
सर्जन-जन रल सी० एवरेट कुप की इसी विपय की एक रिपोर्ट भी भ्रका- 
शित है । इस रिपोर्ट में वे कहते हैं-- हमारे युग की सावंजनिक स्वास्थ्य 
से सम्बन्धित समस्याओं में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण समस्या धूम्रपान की 
है । उसकी रोकथाम भी की जा सकती है. फिर भी हमारे समाज में 
मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण धूम्रपान है । 

इस रिपोर्ट में आगे घृम्नरपान न करने वालो को भी एक चेतावनी 
दी गई है कि उनको सिगरेट के धुएं से मरे कमरो मे जाने से बचना 
चाहिए । क्योंकि कैसरोत्पादक तस्व घ्‌म्रपान करने वाले ध्यक्ति के 
द्वारा कस लेने में जितनी मात्रा में भीतर जाते है उसकी अपेक्षा सुलगती 
सियरेट से निकलते धुएं में अधिक मात्रा मे विद्यमान होते हैं । 


१७६ जैन दशेन और विज्ञान 
तशीले पदायों का सेवन 


तनाव-मुक्ति, उत्तेजना या सुखाभास की तीव्रानुभूति (या मस्ती) 
के लिए नाता प्रकार के नशीले पदार्थों का नित्य सेबन करने वालों 
की संख्या बढ़ती जा रही है । दुर्भाग्य की बात है कि भब तक जितने 
नशीले औषध आविष्कृत हुए हैं, वे किसी-न-किसी रूप में खतरनाक 
सिद्ध हुए हैं। अधिकांश ऐसे पदार्थों से व्यक्ति उनका व्यसनी बन जाता है, 
यानी कुछ दिनों के सेवन के बाद उनके शरीर का चयापचय-क्रम परिवर्तित 
हो जाता है और व्यसती को उन पदार्थों के निरन्तर सेवन पर आश्रित होना 
पड़ता है । यदि उनका उपयोग अचानक बन्द कर दिया जाय, तो व्यसनी 
को काफी पीड़ा सहन करनी पड़ती है और कभी-कभी तो मृत्यु भी हो 
सकती है ! यह पराश्चितता शारीरिक न भी हो, पर मानसिक रूप में भवश्य 
हो जाती है, जो नशीले पदार्थ को “वेशाखी” का रूप देकर मनुष्य को 
पंगु बना देती है । बहुत सारे नशीले पदार्थ यकृत और मस्तिष्क जैसे प्राणा- 
धार अवयवों को भारी क्षति पहुंचाते हैं । 

अफीम और माफिया जैसे स्वापक पदार्थ केन्द्रीय नाड़ी-संस्थान के 
शामक होने के कारण पीड़ा आदि में राहत पहुंचाते हैं या चिता की अनुभूति 
से व्यक्ति को मुक्त करते हैं। इससे सुखामास या भ्रम भी पैदा होता है 
किन्तु ये तीन दुम्यंसन हैं और सदियों से गम्भीर स्वास्थ्य-समस्याओं के 
उत्पादक रहे हैं। इन व्यसनों के शिकार व्यक्ति झपने लत पूरी करने के 
लिए अपराध करने उतारू हो जाते हैं । 


उसेजक पदार्थ 


चाय, काफी, कोको आदि अन्य पेय पदार्थों में विद्यमान केफीन और 
सिगरेट आदि तम्बाकू वाले पदार्थों में विद्यमान निकोटीन सामान्यतः भ्रयुक्त 
उत्तेजक पदार्थ हैं। इन दोनों में (केफीन और निकोटीन में) केन्द्रीय नाड़ी 
संत्र को उत्तेजित करने की अद्भुत क्षमता है। किन्तु दूसरी ओर ये ही तत्त्व 
हृदय-रोग को बढाने में सहयोगी बनते हैं। अधिक मात्रा में केफीन का सेवन 
चिड़लिडापन तथा अनिद्रा की बीमारी को पैदा करता है। निकोटीन की 
अतिमात्रा फुपफुस से सम्बन्धित कैंसर आदि अनेक रोगों को जन्म देने के 
लिए कुश्यात है। शारीरिक दृष्टि से इनका व्यसन-स्थभाव विवादास्पद 
हो सकता है, किन्तु मानसिक दृष्टि से इनकी प्रावलम्बिता असंदिग्ध है । 

भांग, गांजा, सुल्फा, एल. एस. डी. आदि जिन्हें “साईकेडेलिक 
ओऔौषध कहते हैं, शरीर में से प्राकृतिक रूप में श्रावित “नोरएपिनफ्रीन”' 
नामक उत्तेजक हार्मोन के स्राव में दृद्धि करके अपना प्रभाव डालते हैं। इनके 
सेवन करने वालों में कभी-कभी उत्तेजना इतती अधिक दो जाती है कि व्यक्ति 


विज्ञान के संदर्भ में जन जीवन-शैली १७७ 


नींद नहीं ले सकता । सुखाभास जैसी स्थिति और गहरी निराशा की स्थिति 
एक के बाद एक होती रहती है। इन पदार्थों का दौषेकालौन सेवन व्यक्ति 
को अ्रम या भआ्रांति या उग्र व्यवहार तक पहुचाता है। एल. एस. डी. का 
अणू रासायनिक दृष्टि से सेरोटोनीन नामक तज्रिका-संचारी (व्यूरो-द्रान्स- 
मीटर) के साथ अदभुत सादृश्य रखता है, जिससे वह मस्तिष्कीय कोशिकाओं 
के कार्य कलापों में विक्षेप पैदा करता है। इससे पैदा होनेवाले भ्रम अति 
अह्वादक या अति भयानक स्वप्न जैसे होता है। जब व्यक्ति नणे की स्थिति 
में होता है, तब उनक्री विवेकशक्ति बिकृत हो जाती है जो उत्तके स्वयं के 
लिए तथा अन्य लोगों के लिए भी हानिकारक सिद्ध हो सकती है। अमेरिका 
की “नेशनल ऐक्रेडमी ऑफ साइन्स” के “इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन” नामक 
संस्थान में गांजा के प्रभाव पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट (लगभग १०० पृष्ठों 
की ) के निष्कर्ष में बताया है -''गांजे में विद्यमान मुख्य सक्तिय तत्त्व (डेल्टा 
टेट्राहा इडोकेताबीयोल) (टी एच.पी.) शराब की तरह क्रियावाही तंतुओं के 
पारस्परिक तालमेल को छिन्न-भिन्न कर डालता है ।” 

इससे गतिमान पदार्थों के हिलने-डुलने को समभने की क्षमता भी 
प्रभावित होती है | ऐसा व्यक्ति प्रकाश की चमक को पकड़ने में असफल हो 
जाता है | चूकि ये सारी क्रियाओ में पंदा होने वाली गड़बडी का अर्थ होता 
है म।री खतरा मोल लेता | इन पदार्थों का सेवन स्वल्पकालीन स्मृति को 
क्षीण करता है, अवबोध-शक्ति को मन्द तथा निर्णायक शक्ति में विपयंय 
करता है, व्यक्ति के मस्तिष्क में आतक और किकतंव्यमृढता की प्रतिक्रियाएं 
पैदा करता है । 

इन पदार्थों का अतिमात्रा में सेबन करने से प्रवसन-पथ का केसर 
होने और फुफ्फुसों को गभीर रूप मे क्षति पहुचने की मभावना बनी रहती 
है । 


जर्दा-धुम्रपान : बोसवीं सदी का निर्मत्र ह॒त्यारा 

संस।र मे समय-समय पर विभिन्न कारण मानव विनाश के लिए 
उत्तरदायी रहे हैं। इस शताब्दी के शुरु के दशकों में महामारियां, जेंसे चेचक 
प्लेग, टीबी, मलेरिया और तिमोनिया सबसे अधिक अकाल मौतो का कारण 
बनी । दूसरे एवं पांचवे दशक में मृत्यु के सबसे बड़े कारण विश्व-युद्ध रहे । 
छठे दशक से अब तक असामथिक मृत्यु का सबसे बडा जो कारण रहा है वह 
है जर्दा धूम्र पान । पिछले चार दशकों से ससार में तम्बाकू पीने व खाने से 
हुयी बीमारियां मानव को मृत्यु मुख में ले जाने में प्रमुख रही हैं । मकाल 
भृत्यु के सबसे बड़े कारण जर्दा-धूज्रपान को यमदूत की संज्ञा दी जा सकती 
है । निम्न आंकड़ें इस कथन की पुष्टि करते हैं : 
१ प्रयम विश्व-युद्ध के चार सालों में जितने लोगों की मृत्यु हुई, उतने 


श्छ्ट 


४. 


जैन दर्शन और विज्ञान 


छोग तो तम्बाकू से उत्पन्न बीमारियों से सिर्फ १.५ वर्ष में काल- 
कवलित हो जते है । 
भमंकर बीमारी एड्स से पिछले एक दशक मे संसार में जितने लोगों 
की मृत्यु हुई, उतने लोग तो तम्बाकू से हुई बीमारियों से सिर्फ एक 
माह में मर जाते हैं । 


, जर्दा-धूम्रपान से भारत में रोजाना ३,००० लोग मरते हैं अर्थात्‌ 


सड़क-दुर्घटनाओ मे २० गुना व हृत्याओं से २१ गुना अधिक लोग 
रोजाना जर्दा-धम्रपान से जनित हुई बीमारियों मे मरते है | देश के 
समाचार-पत्रो में हत्याओं व दुघंटनाओं से हुई मृत्यु के ज्रासद 
समाचार मुखपृष्ठ पर छपते हैं, विन्तु मानव-मृत्यु के इनसे कही 
बड़ें कारण सिमरेट या बीटो से हुई मृत्यु का उल्जेख भी नही होता । 
आलोचना तो दूर समाचार-पत्रो में तो जर्दा बीडी और सियरेट के 
प्रचार-प्रसार के लिए लुभावने विज्ञापन छपते है । 

कई प्रकार के कैंसर पंदा करने वाले तत्त्व जो कारसीनोजन कहलाते 
हैं. सीगरेट था बीडी के घ॒ए में होते है। मुंह, गले व फेफडे के 
कंसर के हर दस रोगियों में से ९ व्यक्ति वे होते है जो जर्दा-धृम्र- 
पान के आदी होते है। मूत्राशय, ग्द, पेन्त्रीयाज पेट व गर्भाशय 
कंसर मी धूम्रपान करने वालो के अधिक होते है। मुह. गले व 
भोजन नली का कसर आमत्रित करने मे शराब ध्‌म्रप।न का सह- 


योग करती है । 


११. 


१२. 


जर्दा-धूम्रगान लेने वालों में हृदय-रोंग की संभावना १५ गुना 
बमधिफ होती है । 


- क्रॉनिक ब्रॉक।इटिस व एम्फाइजीमा जैसे खतरनाक रोगों के भी दस 


में से नी रोगी धृम्र वात करने वाले व्यक्ति होते है । 


. भारत में धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों मे से ३००, लोग क्रॉँनिक 


ब्रॉकाइटिस नामक श्वास रोग से पीडित होते है । 


- जर्दा-धूम्रपान लेने बालों में शक्षन हेमरेज और लकवे की बीमारी 


जर्दा-धूम्रपान न लेने वालों से कही अधिक होती है । 


- जर्दा-धू्रपान के साथ डायबिटीज की सम्भावना बढ जाती है। 
१०. 


धूम्रपान से रीढ की हड्डी के विकार पंदा हो जाते हैं। 
जर्दा-धुम्रपान करने बाले के चेहरे पर मूर्या, उसके द्वारा किये 
जाने वाले जर्दा-धु म्रपान की मात्रा के अनप/त मे बढती है। 

यदि कोई व्यक्ति ४० सिगरेट पीता है, तब उसके बगल में बैठा ऐसा 


व्यक्ति सिगरेट नही पीता, ३ सिगरेट के बरावर घआं शरीर में 
ग्रहण करता है । हु 


जिज्ञान के संदर्भ में जेन जीवन-शैली 
१३. 


१४, 
१५. 


१६. 


नी 
(5 


ना 
पर 


१९. 


१७९ 


चिन्ताभों से घिरे लोगों के लिए जर्दा-धू म्रपान अधिक खतरनाक 
हृदयाघात (हार्ट अटैक) की संभावना बहुत ज्यादा होती है । 
जर्दा-धूम्रपान से उच्च रक्तचाप जेसी घातक बीमारी हो जाती है । 
लगातार जर्दा-धम्रपान करने से व्यक्ति को खाना कम स्वादिष्ट 
लगता है ! 

गर्मावस्‍था में बोदी या तम्बाकू के सेवन या सिगरेट पीने से गर्भ के 
बच्चे पर बहुत प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है । यदि गरम का बच्चा 
लड़का है तब उम कुप्रभाव की आशंका अधिक होती है । 


. बीडी एवं सिगरेट के धुए में ५०८ घातक गैस कार्बन मोनोआक्साइड 


होती है, जो कि खून के आवश्यक तत्त्व हीमोग्लोबिन से मिलकर 
कार्बोक्सी-हीमोग्लोबिस तामक विषेला पदार्थ बनाती है। इससे 
प्रतिरोधात्मक शक्ति कम होती है तथा शरीर में पोलीसाइथेमिया की 
बीमारी हो जाती हैं और नर्वस सिस्टम की कार्य-क्षमता मे विकार 
आ जाता है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति की शारीरिक क्षमता में 
भी कमी आती है और थोड़ा परिश्रम करने के पद्चचात्‌ ही ऐसे 


दयागो को थकाव आने लगती है । 


. एक सिगरेट पीने से धूम्रपान करने वाले व्यक्ति का जीवन पांच 


मिनट कम हो जाता है, अर्थात्‌ कोई व्यक्ति यदि १२ सिगरेट रोजाना 
पीता है, तब उसकी उम्र एक घटा प्रतिदिन घटती जारी है । 

एक पेकेट सिगरेट पीने वाला व्यक्ति यदि सिगरेट के बजाय इस घन 
को लगातार २५ वर्ष तक बंक मे सचित करता रहे तो इस अवधि 
के उपरान्त ३.५ लाख रुपये वेक मे जमा होगे । जबकि २५ वर्ष तक 
धृञ्नपान करते रहने के पश्चात्‌ शरीर को स्वस्थ रखने हेतु ५००- 
१००० रुपये प्रति माह चिकित्सा पर खर्च करने पड़ते है । 


जर्दा-घम्रपान : आत्म-हत्या का तरोका 


जर्दा-धूम्रपान का सेवन करने वाले अधिकतर ब्यक्ति तम्बाक्‌ के 


घातक कुप्रमावों से प्रायः अनभिन्न होते है, लेकिन बहुत से व्यक्ति इसकी 
बुराइयो को जान लेने के बावजूद जर्दा-धघूम्रपान का सेवन करना जारी 
रखते हैं और कालातर मे इसको वजह से उत्पन्न बीमारियों की वजह से 
काल-कबलित होते हैं। इस श्रेणी के व्यक्तियों की गृत्यु को तो 'आत्म-हत्या” 
कहना ही अधिक उपयुक्त होमा | आत्म-हत्या के अन्य कारणों से यह सिर्फ 
इसलिए भिन्‍न हैं कि अन्य तरीके जैसे आत्म-दाह, फांसी लगाना, था जहर 
खाने के तत्काल मृत्यु होती है, जबकि तम्ब।क्‌ से जनित बीमारियों से व्यक्ति 
धीरे-धीरे, घुट-घुट कर मरथा है । जत: जर्दा-धू अपर से होते बारी मृत्यु 


१८० जन दर्शन और विज्ञान 


बस्तुत: आत्महत्या का सबसे प्रचलित तरीका है। हर चार धूम्रपान करने 
बाले व्यक्तियों में से एक (२५०६) की मृत्यु जर्दा-ध्‌म्रपान से जनित बीमारियों 
से होती है । 

हत्या का प्रचलित तरीका धूम्रपान 


अनुमानतः भारत गे प्रतिदिन २०० लोगों की मृत्यु घूम्रपात करने 
बाले दोस्तो या स्वजनो के सान्निध्य मे रहने की वजह से उनके द्वारा छोड़े 
गए धुए से हुई बीमारियों से होती है। एक प्रकार से इन्हें धूम्रपान करने 
बाले स्वजनों द्वारा की गई ह॒त्याएं ही कहा जाना चाहिए। धूम्रपान करने 
वाले दोस्नों या परिवारजनो के सान्तिध्य मे रहने वाले स्वस्थ व्यक्तियों के 
फेफड़े की क्षमता २०-२५९% तक घट जाती है और यदि फेफडे पहले से हो 
कमजोर है तो बीमारी अधिक घातक होती है। सिगरेट का साइड स्ट्रीम 
धुआ तथा धृम्रपान के दौरान मुह से निकला धुआ दोनों मे ही टार की 
मात्रा इतनी होती है, जो कि अग॒ल-बगल बेठे व्यक्तियों मे कैप्तर पैदा कर 
सकती है । इसी प्रकार ध म्रपान करने वाले व्यक्ति के सान्निध्य में रहने से 
हृदप-रोग की संभावना बढ जाती है । अतः सिर्फ यही जरूरी नही कि आप 
स्वय धरूम्रवान न करें, ब/लक निकट रहने वाले व्यक्ति का धूम्रपान न करना 
भी उतना ही आवश्यक है । 


आत्म-निरीक्षण 


पिछले चालीस वर्षों में समार मे मौत का ताण्डव करने वाली 
ऐसी क्या चीज है धूम्रवान मे ? 

लगभग ४,००० प्रकार के तत्त्व सिगरेट के धुए में पाए गए है 
जिनमें से ।नकोटीन नामक तत्त्व नितात खतरनाक होता है। इसके घातक 
प्रभाव के कारण इसे बहुत शी कीटनाशक दवाओं में भी काम में लिया जाता 
है । लगातार सेवन करने पर यह हृदय तथा अन्य अगों पर कुप्रभाव डालता 
है । समय के साथ यह हृदय की धमनियों मे मोम जसा जमाव पैदा कर 
देता है, जिससे धीरे-धीरे ये धमनिया बन्द होती जाती है। परिणामस्वरूप 
ऐसे व्यक्तियों को हृदय-रोग हो जाता हे। पेट में अल्सर भी हो सकता 
है। 

धूम्नपान एक प्रकार से अपन ही णरीर के अगो से की गई ऋर हिसा 
के समान हू । फेफड़े के ऊतक बीडी- सिगरेट के धुए में घुट कर न्ट हो जाते 
हैं। जो बचते हैं उन पर घाव हो जाते है और कालिख जमती जाती है । 
जिस प्रकार रूकडी जलाने वाले चून्हे की रसोई मे २०-२५ स,ल मे कालिख 
की मोटी परत जम जायी है, उसी प्रकार फंफडों में भी सिगरेट-बीडी के 
धुएं से कालिख जम जाती है जो वातावरण से ली गयी ऑक्सीजन के फेफड़ों 


विज्ञान के संदर्म में जैन जीवन-श ली श्ट१ 


द्वारा शरीर में प्रवेश के छिद्र बन्द कर देती है तथा फेफड़ो मे नाजुक उत्तक 
जल कर नष्ट हो जाते है । इस अवध्था में रोगी को श्वास लेने मे कठिनाई 
होने लगती है । 
घम्रपान क्‍यों और कंसे छोड़े ? 
किसी भी समय जर्दा-धूम्रपान छोड़ने से निम्न लाभ होंगे : 
० हृदय-रोग की समावना कम होगी । 
इवास-रोग कम होगा तथा इसमें फायदा होगा । 
० निमोनिया, टी बी. व अल्सर जैसे खतरनाक रोगों की समाबना कम 
होगी । 
० आपके बच्चों को आप के द्वारा घूम्रपान करने से होने वाली 
बीमारियां नही होगी । 
० कैसर की संमावना घट जाएगी । 
० यौन-क्षमता में काफी वृद्धि होगी । 
इच्छा शक्ति जर्दा-धूम्रपान छोड़ने मे सबसे आवश्यक है और बिना 
पक्के इरादे के जर्दा-घूम्रपान छोडने की कल्पना भी नहीं की जा सकती | 
लेकिन इच्छा-शक्ति विकसित करने में जर्दा-धूम्रपान के घातक प्रभावों को 
सही जानकारी वी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है । एक चिकित्सक बीमारी 
के समय रोगी को इस प्रकार की जानकारी देकर रोगी का मानस जर्दा- 
धूम्रपान के कुप्रभावों की ओर आकर्षित कर सकता है । 


छ 


लोग जर्दा-धम्रपान क्‍यों शुरू करते हैं ? 

धूम्रपान की शुरूआत अक्सर बचपन मे होती है । कच्नी उम्र में 
इसके अधिकतर नोसिखिए परिणामों के बारे में अनभिज्ञष रहते हैं। प्रायः 
इसकी शुरूआत निम्न प्रकार से होती है * 

० उत्सुकता, जिज्ञासा एव प्रथोग करने की लालसा। 

० दोस्तों को प्रभावित करने के लिए । 

० घर के बुजुर्गों द्वारा छोड़ी सिमरेट या बीडी को उठा कर कृश खींचने 
की उत्सुकता से । 

० दोस्तों के साथ काम करने के बाद आराम करते समय । 

० दांत में दर्द, बलगझ की रुकावट, पेट में गैस व कब्ज जेसी बीमारी 
में आराम के लिए कुछ लोग जर्दा-ध्‌म्रपान की शुरूआत करते हैं ! 

० अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में मेहमान को हुक्‍का या बीडी पिलाना साम'न्‍्य 
शिष्टाचार माना जाता है। काफी लोग इस सामाजिक चलन से 
घुम्रपान शुरू करते है । 
धूम्रपान कंसे भी शुरू हो, कुछ महीनो प्रा सालों मे लत या नशे में 


श्८२ जैन दर्शन और विज्ञान 


परिवर्तित हो जाता है 
लोग जर्शा-घुत्रपान जारी क्‍यों रखते हैं ? 
मुख्यतया लोग निम्नलिखित कारणों से धूम्रपान जारी रखते है : 


एक आदत 

शौकिया शुरू किया गया जर्दा-घृमञ्रपान धीरे-धीरे आदत बन जाता 
है, तथा दिनचर्या के किसी कार्य से जुड जाता है । शौच करते वेक्त, भोजन 
करने के बाद, काफी मेहनत करने के बाद, कुछ समय के लिए विशाम करते 
समय आदि । ये कुछ उदाहरण हैं जिनमे जर्दा-धूम्रपान का एक मादत को 
तरह दिनचर्या मे समावेश होता है । यदि आदते वो शुरू मे नही रोका जाए 
तो यह लत बन जाती है । 
एक रिवाज 

पुराने समय से ही धूम्रपान समाज में एक महत्त्वपूर्ण रिवाज रहा 
है । माज भी कई घरो में मेहमान-नबाजा के लिए बीडो-सिग रेट, हुकका 
या चिलम पेश की जाती है । यहा तक कि समाज भे ।कसी का हुक्का-पानी 

न्द करने का मुह वरा उसके बहिप्कार के लिए प्रयकत्त किया जाता है । 

अहम के लिए 

पान्त की दुकान पर खड़े होकर अदा से कश लेना, निचला होठ आगे 
करके धुए के छल्ले निकालना, सुद में सिगरेट दब। कर स्कूटर चलाना, मुह 
में सिगरेट रख बेफ़िको, लापरवाही मनमौजीपन या धाकड़ व्यत्तित्व 
दिखाना, आदि ऐसी गतिविधिया है जो कि अहम की तुप्टि करती है । 
एक नशा 

लगातार धूम्रपान करने से नक्षा हो जाता है तथा जब कभी घम्रपान 
न किया जाए तो बहुत से शारीरिक कष्ट प्रकट हाने लगते हैं। ऐसी स्थिति 
है आज- 8 ५ तो सक (2 भाव जैस जोश, भाननद या सुस्ताने के लिए 

च्न्त है वः बे 

रात्मक भाव जसे चिन्ता, हड़बडी बेचेनी को कम करने के: लिए किया 
जाता है । 
सनुहार 

कई लोग मनुहार के कच्चे होते है। स्वय बौड़ी सिगरेट छोड 
देते हैं, किन्तु किसी ने मनुहर को नहीं कि फोरन फिर शुरू कर जाते हैं । 
चाहने पर श्लो लोग जर्दा-धुम्रपान क्‍यों नहीं छोड़ पाते ? 


आदत एवं नशे के बशीभूत हो चाहने पर भी लोग जर्दा-धम्रपान 


विज्ञान के संदर्भ में जैन जीवन-शैली १८३ 


नही छोड़ पाते एव इस लत के दुष्पररिणामों की आर भआख मंद लेले हैं । 
धूम्रपान के साथ प्रविष्ट होने वाले धुए से जो नुकसान शरीर मे होता है, 
यदि आखोी से उसे देखता समव होता तो धूम्रपान कोई नहीं करता । लेकिन 
विडम्बना यह है कि जब इस नुकसान से होने वाले लक्षण उभरने लगते 
हैं तब तक शरीर मे बीमारी जडें जमा कर असाध्य होने लगती हैं । 


क्या कोई ऐसी चीज है जो जर्दा-धूम्रपान छूड़ा सके ? 


पक्का इरादा ही जर्दा-घूृम्रपान छुड़ा सकता है, अन्य कोई चीज या 
जादू ऐता नही है जो यह काम कर सके । कुछ लोग घू्‌द्र्रपान छोड़ जर्दा या 
तम्बाकू खाना शुरू करते है । लेकिन कुछ लोग धूम्रपान बन्द कर लगातार 
जर्दा खाने लगते हैं। इससे कोई विशेष ल।भ नही होता, क्योकि हृदय व पेट 
की बीमारियां जदें के कारण भी उतनी ही होती है । 


जर्दा-धूम्रपान कंसे छोड़ा जाए ? 
प्रथम चरण : 


छोड़ने से पहले निम्न प्रइनों का उत्तर सोच कर लिखिए-- 
(अ) मैने जर्दा-धू म्रपान क्‍यों शुरू किया ? 
(ब) मै जर्दा-धूम्रपान क्यो करता हु । 
(स) मै जर्दा-धू त्रपान क्यों छोड़ता चाहता हू ? 
अधिकतर ऐसा देखा गया है कि अ और ब का उत्तर एक नही होता 
है । यदि ऐसा है तो कही आप जर्दा-धूम्रपान का सेवन मजबूरी में तो नहीं 
कर रहे है ” 


द्वितीय चरण : 


जहां तक हो सके अपने साथ जर्दा-धूम्रपान लेने वाले दोस्त या 
सहकर्मी को भी जर्दा-धू म्रपान छोड़ने के लिए प्रेरित करे और साथ-साथ 
तम्बाकू-त्याग का निश्चय करे | दो दोस्त यदि एक साथ तम्बाकू से छुटकारा 
पाने को चेष्टा करें, तो ज्यादा पक्के इरादे से जर्दा-धूम्रपान छोड़ सकते हैं, 
और इन्हे त्यागने से शुरू में होने वाली व्यःकुलता का अधिक दृढ़ता से 
सामना कर सकते हैं । 

(परिवार-जनों को चाहिए कि जर्दा-धूम्रपान बन्द करने वाले 
व्यक्ति को प्रोत्साहित करें, उसका मनोबल बढाएं) । 
तृतीय चरण 

* जर्दा-धुम्रपान एकदम छोड़ने का सकल्प करे, कम करने का नहीं । 
जर्दा-धू ज्रपान कम करने से कोई शख्ाय छाभ नहीं होगा, बल्कि यह 
आपके तम्बाकू बन्द करने के इरादे को कमजोर करेंगा । 


श्घड जन दर्शन और विज्ञान 


० जर्दा-ध म्रपान छोड़ने का किसी निश्चिचत दिन का संकल्प करें । 

त्यौहार का दित, बच्चे का जन्म-दिन या किसी दिन देवालय में 
जाकर जर्दा-ध म्पान छोड़ने की प्रतिज्ञा करे। इस प्रकार तम्बाकू अधिक 
दुढ़ निश्चय क साथ छोड़ा जा सकती है, क्योकि इनसे जुड़ा भावनात्मक 
लगाव आपको प्रतिज्ञा-पूति मे मदद करता है । 
चतुर्थ चरण : 

आत्म-विश्वास रखिए कि आप प्रतिज्ञा पूरी करेंगे । 

जर्दा-धू म्रपान को तिलाजलि देने के बाद रोजाना लिखिए कि क्या 
फायदे भाप महसूस करते है, ज॑से : 

० मुह से बदबू नहीं जाना । 

० बलगम कम आना । 

० खांसी में कमी । 

० दो महीने में दो-तीत किलो वजन बदइना (यानी बीडी, सिगरेट 
आपका शरीर इतना जलाती थी ।) 
यदि पूरी कोशिश के बावजूद जर्दा-धूम्रपान न छोड़ पाए तो इस 

प्रकार के तरीके अपनाए जिनसे इनकी मात्रा कम हो, जैसे दाये हाथ से 
बीडी सिगरेट पीने की बजाय बाएं हाथ से पीना, बीडी या सिगरेट को 
पॉलीथीन के बैग मे रबर बेड स बाध कर रखना, एक ही ब्राड की सिगरेट 
पीना, खुद खरीद कर न पीना, घर पर नही पीना, आदि । 

जर्वा-धूम्रपान छोड़ने से होने बाली व्याकुलता या धृम्रपान तलब का क्‍या 
समाधान है ? 

० इसे नकारिए तथा जर्दा-धूम्रपान छोडने से होने वाले फायदों की 
बात सोचिए । 

० सोचिए कि धूम्रपान से आपको ही नहीं बल्कि बीबी, बच्चों को भी 
कितना खतरा है । 

० स्वयं को याद दिलाइये कि यह आप के आत्म-विध्वास की परीक्षा 
का समय है । 

० अपने को अधिक से अधिक व्यस्त रखिए। 

० मुह में इलायची या सोफ रखिए । 

० लम्बे, गहरे इवांस अन्दर-बाहर लेकर एकाग्रता से मन ही मन 
दोहराइए, “मैं कभी तम्बाकू सेवन नहीं करूगा, जर्दा-धूम्रपान नहीं 
लूगा” इमसे मनोबल को दृढता मिलती है। प्रक्षाध्यान के प्रयोग से 
भी जर्दा-घूम्रपान छोड़ने से होने बाली व्याकुलता पर नियंत्रण किया 
जा सकता है । 


विज्ञान के संदर्भ में जन जीवन-शैली श्टप्‌ 


० विचार कीजिए--कुछ लोग महिनो तक उपदास रख छेते हैं, कई 
दिन खाए-पीए निकाल देते है, बया मै उनसे कमजोर हूं ? 

० जब भी जर्दा-बीडी सिगरेट या तम्त्राकु देखें, अपने बच्चों को याद 
कीजिए क्योंकि तम्बाकु आपके बच्चों से उनके पिता को हमेशा के 
लिए छीन सकती है । 
बीड़ी या सिगरेट का हर कश निकोटीन की मात्रा दिमाग मे 

पहुचाता है, जिससे दिमाग की कोशिकाएं निकोटीन के प्रभाव में आती हैं 
और लगातार सेवन के बाद निकोटीन की दास हो जाती हैं । क्या आप 
अपने दिमाग को निकोटीन की गुलामी में रखना पसन्द करेंगे ? क्या आप 
का आत्मबल और स्वाभिमान इतना मजबूत नहीं कि इस गुलामी को छोड़ 
सके ? 


(7५) मरूद्यपान-बर्जन 


मद्यपान और मासाहार का मगवान महावीर तीज प्रतिरोध करते है। 
वह केवल अहिसा की दृष्टि से ही नही अधितु उससे मनृष्य की वृत्तियां भी 
बिगडती हैं । 

इसमे कोई संदेह नही है कि आज ये प्रव॒ृत्तिया बढ रही है. पर जिस 
मात्रा मे ये प्रवृत्तिया बढ़ रही हैं उसी मात्रा मे समस्याएं भी बढ़ रही है । 
दी ओहिया स्टेट युनिर्वासटी के श्री वॉल्टर सी० रेक्लेस ने अपनी पुस्तक 
"॥रढ एप शाण्शशा।' में मद्यपान पर सागोपांग अध्ययन प्रस्तुत किया 
है । उन्होंने कहा--अपराध से तीन बाते मुख्य रूप से जुडी हुई हैं---छ राब 
पीना, नशीली दवाइयां लेना तथा अस्वाभाविक यौन-मावना । इसके साथ 
वेश्या-गमन, जुआ. परिवार का बिखराब, गर्भपात, भिख्वारीपन आदि अनेक 
समस्याएं भी जुड़ी हुई है, पर कदाचित्‌ शराब इन सारी समस्याओं से 
प्रमुख रूप से जुड़ी हुई है । 

यद्यपि यह तो सम्भावना नही है कि अपराध के लिए केवल शराब 
को ही उत्तरदायी टहरा दिया जाए। पर फिर भी उसमें शराब का एक 
महत्त्वपूर्ण भाग है, इसमे कोई सदेह नहीं है। यह कहना मी उचित नहीं 
होगा कि हर शराबी अपराधी ही होता है । पर यह सच है कि शराब और 
अराजकता के बीच एक गहरा सम्बन्ध है । शराबी आदमी अपने सामाजिक 
दायित्व के प्रति उदासीन रहता है । वह औसत आदमी की तुलना में ज्यादा 
अपराध करता है । 
सज्पान मोर अपराध 


अमरीका की एक जांच समिति ने १२ राज्यों के १७ कारागरों औौर 
सुधार-गृहों में १३४०२ बंदियों का परीक्षण कर यह तथ्य निकाला है कि 


१८६ जैन दर्शन और बविज्ञात 


उनमें से ५० प्रतिशत से अधिक अपराध सयमहीरता के कारण किये गये थे । 
और बह सयमहीन सीधा शराब से जुडी हुई थी । 

स्टैनफोड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डां० जारुंफ बेंहन की पुस्तक 
गडरका)6 [6 575 ०। एटा! के अनुस्तार हत्या के आधे केस केवल शराब 
के कारण होते है । 

सिटी कोर्ट के न्‍्यायाघीश श्री ग्रेलिनर न अपने सामने आये ३००२० 
मामलो की छानबीन करने के बाद बताया कि उनका ५० प्रतिशत कारण 
शराब ही था । 

न्यायाधीश श्री विलियम आर. मंके न नेशनल वायस (६ मा, 
१९४७) में लिखा था--दस वर्ष तक प्रासिक्युटिंग एटॉर्नी एव इतनी अवधि 
तक स्युनिसिपल एवं सुप्रीम कोर्ट-पीढठो का काम करने के उपरान्त मेरा 
सुविचारित मत है कि जा भी व्यक्ति फौजदानी अदालत के सम्मुख सुनवाई के 
लिए उपस्थित होते है उनमे स ९० प्रतिशत मादक घरात्र के अत्यधिक 
उपयोग के कारण प्रत्यक्ष रूप से स्वय ही एस मामलो में लिप्त होते है । 

कुयाहोगा काउन्दी, जोहिया न क्वीनलेड मे विस्तृत जाच करने के 
बाद अपने प्रतिवेदन में कहा है-हमारी कार्येविधि में हमे डर्कतियों के 
मामलों के सम्बन्ध में जो विपुल साक्षिया पेश को गयी, उनसे प्रतिध्वनित 
होता है कि शराब का उसमे महृत्त्वपूण स्थान है | यह ही वह स्थान है जहा 
डक तियो का उद्भव होता हैँ | आग लगाना, संघ मारना, यौन अपराध, 
गोली चलाना, छुरा भोकना, नर-हत्मा, धोखाघडी गोपनीय हथियार रखना, 
मारपीट एवं वाहन सम्बन्धी कानून का उल्लघन भी उसी मे शामिल है । 

न्यूजर्सी राज्य को मचसास्युक्त पेय नियत्रण राज्य आयुक्त फंडरिक 
बनेंस्ट ने अपने भाषण में कहा था--अनादिकाल से पुलिस की चार समस्याएं 
रही हैं--अरनेतिकता, जुआ, मादक द्रव्य और दाराब। 

लास एजिल्स काउण्टी के सुपीरियर कोर्ट के जज विलियम आर० 
मैंके ने कहा है--न्यायालय में पेश हानबःल अपराध के १० मामलों मे ९ ऐसे 
होते हैं जो प्रत्यक्षत. शराब के अधाधुन्ध उपयोग की देन हात है । 

मद्यपान के अध्ययन में नवीन प्रवृत्तियों के लखक ए० आई० माल- 
कोइम ने अपनी रिपोर्ट में बताया ६-सामान्य जनसख्या की तुलना मे 
मद्यपों की आत्म-हत्या की दर ५८ गुता अधिक होती है। अमेरिका में 
अपराधिता के अध्ययन मे चित्रित आकड़ों मे बताया गया है--१९६७ मे 
पियक्कड स्थिति मे बदी बनाये गए लोगों की सख्या १३९६२८० थी। 
सुरावान कर बाहत चलाने के आरोप मे बदी बनाय गए व्यक्तियों की सख्या 
२४८९१२ थी, सुरापान के प्रमाव से अनियत्रित व्यवहार करनेवाले बंदियों 
की संख्या ४९५७८४ थी | कुल मिलाकर २१,४०,९७६ की यह कुल संख्या 


विज्ञान के सदर्भ मे जेल जीवन-श ली १्टछ 


इस बात का प्रमाण है कि वहां की कुल बदियों की सख्या मे एक-तिहाई से 
लेकर आधी सख्या मथ्पान से सम्बन्ध्रित लोगो की थी । 

यौन अपराधो मे ६० प्रतिशत, च्ोरी-चकारी में ६५ प्रतिशत, जाल- 
साजीं मे ६६ प्रतिशत, ऑटोचोरी मे ६८ प्रतिशत, बलात्कार मे ३९ प्रतिशत 
सेधमारी में ७० प्रतिशत, लूटमार मे ७४ प्रतिशत, हत्याओं में ७९ प्रतिशत, 
जान-बूभकर गोली चलान में ८३ प्रतिश्नत, साम|नन्‍्य प्रहार में ८५ प्रतिशत, 
हथियार सम्बन्धी अपराधों में ८५ प्रतिशत, जेब काटने के ९३ प्रतिशत 
अपराधो में शराब का हाथ हैं । 

“लिसन' नामक पत्रिका मे २३३ जजों के अयुमानों का सर्वेक्षण करने 
के बाद पाया गया कि गिरफ्तार किए व्यक्तियों में मे ६३ प्रतिणत का शराब 
से लगाव रहा है । 

इन सब से एक बात निविवाद रूप से उभरती हूं कि मद्यपान और 
मपराध का चोली-दामन का सम्बन्ध € । सुरापान से आदमी कर, क्रोधी एव 
प्रमादी बन जाता है । उसके लिए जीवन बहुत सस्ता हो जाता है । वह न 
केवल अपनी ही हानि कर लेता है अपितु दूसरो की हत्या करने में मी उसे 
कोई संकोच नही रहता । जब कोई व्यक्ति शराब के नशे में होता है तो वह 
सभी प्रकार के अपराध और !वनिन्‍्न स्तरों पर उत्तरदायित्वहीन व्यवहार 
करने लगता है । कई जगह पर पाया गया है कि अन्य अपराधों से जितने 
व्याक्त जेल जाते है, शराब के नशे में धुत्त होकर जेल जाने वालों की सस्या 
उससे ज्यादा हे । 

अवेध गतिविधियों में अनुरक्त व्यक्तियों म॑ शराब पीने के बाद 
मिथ्या साहस की भावना उद्भव होती है। ऐसे लोगो को भयानक काम 
करने के लिए शराब पिलाई जाती है | शराब ऐसे व्यक्तियो को भी उचित- 
अनुचित में भद-रेखा खीचने में विकेकह्दीन बना देती है जो उच्च सिद्धान्तो 
को मानने वाले होते है। मद्यपान के परिणामरबरूप वे अपनी भावनाओं पर 
नियत्रण खो देते है। याद वे मद्यपान नहीं करते तो कदापि अपराध नही 
करते, पर मश्यपान के बाद वे अपना आपा खो देते है । वास्तव में वह सही 
और गलत में विवेक न कर पाने के कारण होता है । ऐसी स्थिति की तुरूना 
ढलान में चलती हुई गाड़ी के ब्रंक फेल हो जाने से की जा सकती है । 
सद्यपान ओर वेध्यावृत्ति 


यौन अपराधों एवं व्यक्तिगत हिंसा के मामलों में भी शराब को ही 
मुख्य प्रेरणा के रूप में माना गया है । वेश्यावृत्ति एवं मद्यपान के ब्रीच गहन 
सम्बन्ध है । बालकों के साथ यौन अपराध मे लिप्त होने वाले व्यक्ति प्रायः 
सुरापायी होते है । वे जितनी मात्रा में शराब अधिक पीते हैं, उसी मात्रा में 
अपराध भी तीक्रता से करते है । 


श्टट जैन दर्शन और विज्ञान 


सुरापना को वैध कर देने का ही एक बड़ा अभिशाप वेश्यावृत्ति है । 
इसका सम्बन्ध अधिकतर मदिरालयों से है। क्योंकि सड़कों पर धूमने वाले 
लोग अउना धन्धा चलाने के लिए युगापान के स्थलों मे प्रवेश करते हैं । 
कतिपय मद्य प्रतिष्ठान तो मात्र कामवासना की पूर्ति के ही बड़्डे होते हैं जहा 
बेश्याओं से सम्पर्क ही एकमात्र लक्ष्य होता हैं । 

जियोन हैराल्ड नामक समाच।र-पत्र में विशम हजरब्सेक से लिखा 
ड्ै--मदिरालय अवाध स्वातंत््य के दिनो की अपेक्षा हजारो गुणा अधिक 
विघधातक और विनाशक सिद्ध हो रहे है । हमारे युवकों को पथ श्रष्ट करने के 
लिए उपवन ही शराब के स्थल नहीं रह गये है, अपितु उनके साथ-साथ 
वेश्यालय भी सड़कों पर ही बस गये है। वेश्यालयों के साथ शारीरिक 
स्वास्थ्य किस हद तक जुड़ा हुआ है, इसे बत्त'ने की आवश्यकता नहीं है । 
हजारो-हजारों ही नहीं, लाबो-करोड़ों लोग अपने गुप्त रोगों का उपहार 
वेश्यालयों से ही प्राप्त करते हैं । 

विन्कोन्सिन राज्य विधानमण्डल ने १९१४ में महिलाओ मे वेश्यावृत्ति 
आदि की जाच के लिए एक समिति नियुक्त की थी। उसने अपने प्रतिवेदन मे 
बताया है कि महिलाओ और युवशतयों के पतन, मादक पेय, शराब और 
ठ्यावसायिक दुराचार के बीच एक गहन सम्बन्ध है । 

सभी विशेषज्ञ इस तथ्य से सहमत है कि बाल-अपराध तथा अवेध 
सतानों की उपज का मुख्य अड्डा सुरामृह ही होते है | ९० प्रतिशत अवैध 

सन्‍्ताने उन परिचयों का ही परिणाम होती है जो मद्िरालयों में होता है । 

सहायक काउण्टी अटॉर्नी ल्युसिएन सेलव।रे के अनुसार ऐसे मामले से सबंधित 
युवक युवतियों की उम्र ६-२२ वर्ष के बीच की पायी गयी है | डॉ० हीले 
ने कहा है-- लघुमाता में किया जाने वाला सुरापान भी किद्योर-युवतियों को 
चारित्रिक दृष्टि से गिरा देता है । अनेक खोजो से यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो 
गयी है कि सुरापान की अवस्था में महिलाएं अपना विवेक खो देती हैं । 
मदापान ओर तलाक 

तलाक-सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में अपने अनुभव बताते हुए श्री 
मेके ने कहा--दिन-प्रतिदिन पति-पत्नी में मतभेद से पंदा होने वाली कतार 
मेरे समक्ष आती है, उममें 9५ प्रतिशत मामलों मे जराब ने ही भझंभट प्रारंभ 
करवाया है जिसने तलाक के लिए कार्यवाही को मावश्यक बना दिया । मैं 
यह देखकर विशेष रूप से द्ववित हुआ हूं कि महिलाओं में भी सुरापन की 
लत बढती जा रही है | वस्तुत. यह प्रत्येक दृष्टि से नैतिक  पराभव की ही 
परिचायक है| इससे बालकों को मी अपराध करने का प्रत्यक्ष बढावा 
मिलता है; क्‍योंकि शराबी माताएं बच्चों के प्रति उपेक्षाशील हो जाटी है । 
उनेका समय सदिरालय के क्षककर नगाने में ही बीतने लगता है । 


विज्ञान के सदर्भ मे जैत जीवननश नी १८९ 


सदापान और गर्मस्थ शिशु 

अब यह बात स्पष्ट हो गयी है कि गर्भवती नारी यदि अत्यधिक 
शराब पिये तो गर्भस्थ बच्चे मे विक्ृत भा सकती है। यह बात केवल 
अत्यधिक शराब पीने वाली महिलाओं पर ही लागू नहीं होती अपितु कभ 
सात्रा में कभी-कभी दिन में एक-दो बार कड़ी शराब पीने बाली महिलाओं 
पर भी लागू होती है । अमेरिका में यू० एस० नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ 
अल्कोहलीक अब्यूज एण्ड अल्कोहलिज्मने अपनी शोध मे बताया है -प्रतिदिन 
एक-दो ऑऔंस विशुद्ध अल्कोहरू यदि गर्भवती नारी लेती है तो उसके बच्चे के 
विकास में असामान्यता आ जाती है या जन्मजात विकृति क्षा जाती है । 
अनुमान है कि अमेरिका में स्कूल में पट्ने वाले ५० से ७० लाख बच्चों मे 
बुद्धि सम्बन्धी कोई-स-कोई विकार है। शोध करने पर पता चहका है कि 
उनकी मालताए गर्भावस्‍था में झ्वराब पीती थी; क्योकि शराब मा के रक्त में 
पहुचकर गरभंगत बच्चे की २क्तघारा मे मिल जाती है। जब मां नशे की 
हालत में होती है तो ग़र्मावसथा में बच्चा भी नशे में हो जात्ता है। यह 
स्थिति उसके लिए बड़ी भयानक होती है; क्योंकि उसके यक्कृुत का पूरा-पूरा 
विकास नही हुआ होता । वयस्क आदमी का यक्लत २८ म्ि० ली० शराब का 
उपापचय एक घण्टे मे कर सकता है। भ्रूण का अविकसित यकृत इस कार्य 
को बड़ी धीमी गति से कर पाता है । अतः बच्चे तक पहुचने वाला अल्कोहुल 
गर्भताल में अपविस्तुत हो जाता हैं । जब मा के रक्त मे अल्कोहल की मात्रा 
तीचे उतरेगी तभी वह बच्चे के उस अतिरिक्त अल्कोहल को वापस ले 
सकेगी । अत. मां यदि २८ भि० ली० से अधिक शराब पीती है तो असहाय 
बच्चे को अति दीघंकारलू तक उसे अपने रक्त मे रोके रखना पड़ता है | पर 
मा यदि पीती ही जाए, तो बच्चे में बड़ी तीत्र प्रतिक्रिया निश्चय ही होगी । 

अभी यक यह बताना कठिन है कि किस काल में गर्भावस्‍था में शराब 
का दुष्प्रभाव सबसे अधिक होता है । पर इतना निश्चितत है कि यदि मां की 
इच्छा हो कि उसका बच्चा स्वस्थ हो, उसका कद छोटा न हो, चेहरा विक्कत 
न हों, आंखें छोटी न हो, नाक का ऊपरी हिस्सा दबा हुआ न हो, हृदय तथा 
फुफ्फुस निर्दोष हो, हाथ-पै र कुरूप न हों, मस्तिष्क अधिक मोटा न हो, उसे 
रक्तचाथ न हो, स्नायु-दुबंछडता न हो तो उसे शराब से दूर से ही नमस्कार 
ऋरना चाहिए | इतना ही नहीं, मणग्यपायी मात्ताओं के बच्चे प्राय: मर जाते 
है । जीवित रह जाएं तो उनका वजन कम होता है । 


महपान और बाल-अपराध 


मेके, ब्लेकर, डेम्रोत और कंले ने अपने-अपने अध्ययन से यह निष्कर्ष 
निकाला है कि बाल-अप राधों और सुरापान का गहन सम्बन्ध है । 


१९० जैन दर्शन और विज्ञान 


१९६५ में कैलिफोनिया के राजकीय बाल-सुधारगहों में प्रविष्ट 
६०,१४७ बालकों का अध्ययन कर श्री रिचाई ने पता लगाया है कि उनमें 
से २० प्रतिशत का अपराधों से सम्बन्ध रहा है । उनमें से अनेक मद्यपान के 
आदी थे । 

१८ अप्रैल, १९६८ के रूस के प्रमुख समाचार-पत्र प्रावदा” से पता 
लगता है कि रूस में भी बच्चों मे मद्यपान की आदत बढ रही है । १४ से 
१६ बषं की आयु के अनेक किशोरों द्वारा किये गये अपराधों का एकमात्र 
कारण शराब पीना ही था। उसे पीने के लिए उन्होने चोरी की और पुन 
पीने के लिए पून: चोरी करनी पडी । फिर तो उनके जीवन मे यह एक चक्र 
ही बन गया । 

लिसन' पत्र॒का के सम्पादक ज० ए० वकवाल्टर ने वाशिगटन 
राजकीय पॉन्टिशियरी में रखे गये २०० बच्चो का अध्ययन कर यह निष्कर्ष 
निकाला है कि उनमें १८९ मद्यपायी थे । 


शराब और स्वास्थ्य 


बज 


एक बार हम दर्शन और तक॑ को छाड दें, नैतिकता और समाज- 
व्यवस्था को भी भूल जाये तो भी शराब मनुष्य के स्वय के स्वास्थ्य के लिए 
कितनी भयानक है, इस पर जरा ध्यान दे । स्वास्थ्य-समस्याओं मे हृदय-रोग 
और कैंसर के बाद तीसरा स्थान दराब के दुव्यं सन का हू 

शराब शरीर और मन पर कितने भयकर प्रभाव डालती है, इसकी 
जानकारी के लिए चिकित्सा-व्यवस्था में रंगे छोगो, बेज्ञानिका, मनो- 
वैज्ञानिकों, मनो रोग-दिजपएज्ञों, छरीरक्रिया एव औपधि विज्ञान-वेत्ताओ को राय 
महत्त्वपूर्ण होती है । इस दृष्टि से अमेरिका में आयोजित मानस-चिकित्सक 
कौर नाडी-तना विशेषज्ञों के राष्ट्रीय सम्भेलन का प्रस्ताव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है | उन्होने कष्टा है. इस सम्मेलन की सम्मति मे यह निश्चित रूप से सिद्ध 
हो चुका है कि है गरीर के भीतर ली गयी शराब मस्तिष्क और अन्य 
तन्तुओ के जिए विप के रूप में काम करती है । इसके प्रभाव से प्रत्यक्ष रूप 
से पगलपन, मुगी, मत की दु्बंलता और अन्य इसी प्रकार की अनेक मानसिक 
बीमारिया आती है । 

स्ट्रसबर्ग में आयोजित इण्टरनेशनल फिजीओलॉजिकल काग्रेस में 
ओऔषधि-निर्माण विभाग के डाक्टर ओटटो दइमेइदरबर्ग ने अपने निबन्ध में 
कहा था--शराब वलोरोफार्म और ईथधर की तरह अवसादक है। इसके 
सम्पर्क से व्यक्ति के शरीर के प्रत्येक तन्‍्तु की शक्ति निवंल हो जाती है । 

इस्लैफ्ड मे पागलपन पर नियुक्तक मीशन की रिपोर्ट में बहा गया है 
कि पागलपन के विषाक्त कारण की सूची में छाराब मुख्य है। स्राबंजनिक 


विज्ञान के संदर्भ में जन जीवन-शैली १३१ 


स्वास्थ्य सेवाओं के सर्जन जनरल डाक्टर थॉमस पाईन ने भी कहा है 
प्रागलपन का मुझ्य कारण शराब है। 

मल्को हल एण्ड अल्कोहलिज्म पुस्तक के पृष्ठ १४ पर लिखा है--- 
अत्यधिक शराब पीने की वजह से श्रतिब्ं कई मिलियन डालिर खर्च हो 
जाते है । मानवीय कष्ट का मूल्य तो किसी प्रकार नही आंका जा सकता । 

द्विस्की, ब्राडी अदि शराब सम्बन्धी विशेष काढे हुए पेय जब पेट में 
डाले जाते है तब जिगर, छोटी आंत और छोटी नमों द्वारा मचसार शझीक्त्ता 
से रक्त की सहायता से शरीर वे: सब भाणों मे पहुंच जाता है। मुश्किल से 
ही कोई शरात्र बड़ी अंत जैयो तक पहचती है | भोजन-रहित पेट में अंतडियों 
द्वारा मद्यसार को शीघक्नता से अपने भे खया लेना असाधारण गति से होता 
है । १० से ३० मिनट के भीतर यह रक्त में उच्चस्तर तक पहच जाती है । 
जिस मात्रा में शराब ली जाती है उसी मात्रा में उसका परिणाम और यह 
हाति पहुचती है । प्रबल शराब का पेट के साथ सम्पर्क होने से वहां सूजन हो 
जाती है, जिससे पाचव-यन्‍्त्रों को स्थायी रूप से हाति होती है। यह एक 
प्रकार का प्रवाहशील विप है जो जिगर, दिल और गुर्दो को क्षति पहुंचाता 
है । इससे पेट में दी्घकालीन सूजन हो जाती है । 

शराब का पेट पर जो सीधा उत्तेजक प्रभाव पटता है वह मुख्यतः 
गक्त के जमा और सदुच्तित हो जाने का है । कभी-कभी इससे पेट में फोड़ हो 
जाते हैं। प्रतिदिव आदतन शरीब पीने से पेट के अन्दर सूजन रहने लगती 
है । पूराने मद्यपायी वातनाडी शोथ, मस्तिष्क-ज्वर, चमड़ी फटने का रोग, 
रक्ताल्पता आदि अनेक बीमारियों से घिर जाते है । 

वैज्ञानिक खोजो से पता नया है कि दीघेकाल तक मद्य पीने से हृदय 
की नसें बेकार हो जानी हैं । इससे ,अनेक प्रवार के विकार प्रकट हो जाते 
है । इसी प्रकार मद्यपान से अप्रत्यक्ष रूप से खुर्दे पर भी भारी प्रभाव 
पडता है । शराबी के मूल-अम्ल का निकलना कम हो जाता है, जिससे मूत्र 
के रक्तसारों मे कमी हो जाती है । उससे मेग्नेशियम की भी कमी हो जाती 
है । 

नशीले पेय शराब आदि केंःर के भी मुख्य कारण है। उन समस्त 
देशों में जहा शराब अधिक पी जाती है, कमर का प्रसार अधिक है । 

यकृत (#ए०८/) शरीर में प्रविष्ट विधों को निकालने में महत्त्वपूर्ण 
योगदान देता है । मदात्यय (०श्टानंग्रा०जांट४४०7१) से शरीर की कोशिकाएं 
अस!मात्य रूप से विषाक्त बन जातो है, जिन्हें निधविष बनाने के लिए यकृत 
को मत्तिरिक्त श्रम करना पडता है। इस प्रकार मदात्यय से मस्तिष्क कौर 
यकृत को अपूरणीय क्षति होती है । युवावस्था में मोत तक हो सकती है । 

सवाल होता है--शराब से जब इतना नुकसान है तो छोग इसका 


१्९र जैन दर्शन और विज्ञान 


प्रयोग क्यों करते है ? इसका कारण यह है कि साधारण आदमी समझता है 
कि शराब पीने से वह चिन्ताओों से मुक्त हो जाता है। ऐसा केवरू बीमार 
आदमी ही नही समझते है अपितु दिन मर की मेहनत से थका हुआ हर 
आदमी यही सोचता है । पर यह बात ध्यान रखने की है कि नशे से न तो 
शक्ति आती है ओर न उससे चिन्ताए मिटती है; अपितु नशे के बाद कायें- 
क्षमता तथा चिन्ताएं और अधिक बढ़ जाती हैं । 

अल्कोहनल के लगातार सेवन से आदमी के शरीर में अनेक बीमारिया 
घर कर लेती हैं। आखे जलने लगती हैं, मितली-सी आमे लगती है, भूख 
खत्म हो जाती है, थकावट आने कूगती है, पसीना ज्यादा छूटने लगता है, 
शरीर में कम्पकम्पी शुरू हो जाती है । आदमी उसे दूर करने के लिए फिर 
ज्यादा शराब पीता है ! परिणामत. परेशानियां भी बढ़ने लगती हैं । और 
आदमी एक दुश्चक्र मे उलझ जाता है । 

सुप्रप्िद्ध श्रिटिश सर्जन सर लाउडर ब्र टन ने कहा है--शराब धीरे- 
धीरे निर्णय को पंगु बताती है, उसका यह काय॑ प्रथम जाम के साथ ही 
प्रारम्भ हो जाता है । 

डाक्टर क्वेनसैल का अभिमत हे--मद्यसास्युक्त पेय की लघु मात्रा भी 
मूत्राशय की थैली की कार्य-प्रणाली मे भारी परिवतंन कर सकती है । विचार 
को पंगु बना सकती है, अनुभूति की स्वच्छता मे कमी तथा निर्णय लेने की 
दक्ति को घटा सकती है । 
मदहापान ओर आयु 

इटली के प्राध्यापक लोस्‍म्बोजो के निष्कपें के अनुसार शराब मानव 
जीवन को घटाने वाली प्रमुख चीजों में एक है । मचञ्यपान करने वाला २० 


यर्ष को आयु वाला व्यक्ति १५ वर्ष और जिए जब किन पोने वाला ४४ 
वर्ष जी सकता है ९ 


अनेक बीमा कम्पतियों ने शराब और मृत्यु-सम्बन्ध के बारे में अनेक 
महत्त्वपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किये है । मेडिकल एक्एरिल मोटंलरी इन्वेस्टिगेशन 
के केन्द्रीय ब्यूरो के अध्यक्ष ने २५ वर्षो तक २० लाख लोगो के जीवन-चब्त्तों 
के सम्बन्ध मे एक जांच का परिणाम देते हुए कहा है--यह सुनिश्चित है कि 
मद्यपायियों की अपेक्षा मद्यपात न करने वाले ५० वर्ष अधिक जीते हैं । 

कानेक्टीकट म्युच्युअल के अध्यक्ष जेंकब ग्रीने का कथन है--मैं इस 
बहु प्रचलित धारणा का विरोध करता हू कि बीयर हानिरहित है। यदि 
शराबमुक्त लोगो की मृत्यु-संख्या १०० है तो यदा-कदा पीने वालों की मृत्यु 
संख्या १२२, संयमित पीने वालों की मुत्यु-संख्या १४२ तथा नियमित पीने 
वालों की मुत्यु-नख्या २१२ हे । इतना ही नहीं, शराब के धंधे में लिप्त 
व्यक्तियों की मृत्यु-दर भी बढ़ जाती है । 


विज्ञान के संदर्भ में जेन जीवन-शे ली १९२३ 


यह सब कुछ होते हुए भी आज मद्यपान का शभ्रवाह बढ़ रहा है। 

जहां पहले नशाबंदी का कानून था वह समाप्त कर दिया गया है। 
इसके पीछे शराव-प्रसारकों के व्यापक विज्ञापन अभियान एक मुख्य भूमिका 
निवाहते है । इससे लोगों पर मनोवज्ञानिक असर होता है भौर मद्यपान के 
प्रति अनेतिकता की धारणा टूट गयी है। आज तो सुरापान सभ्य-समाज में 
सामाजिक स्तर का परिचायक समभा जाने लगा है। उसके चिना अतिथि- 
सत्कार भी अधूरा समभा जाता है। सामाजिक उत्सव आदि में आजकल मद्य- 
पान के लिए लोगों को विवश किया जाता है। बहुत लोग इच्छा न होते हुए 
भी केवल मजाक के पात्र बनने क॑ डर से इनकार नहीं करते । पर बहुत लोग 
चाहकर वसा करते हैं। वे नही जानते कि मद्यपान-सेवन उन्हें मानसिक 
परावलम्बिता तथा अत्यन्त खतरनाक दुव्यंसन की ओर तेजी से धकेल 
रहा है । 

विज्ञापन करने वाले लोग करोड़ों रुपये इस बात का प्रसार करने में 
लगाते है कि सीमित मात्रा में शराब पीना बुरा नहीं है। पर सीमित मात्रा 
में मद्यपान ही अपरिमितता की ओर प्रथम पग है । इसका कभी-कभी उपयोग 
भी अन्तत: एक आदत बन जाती है । आज जो लोग मयंकर पियक्कड़ हैं 
उन्होने भी शराब पीना कभी-कभी पीने से ही शुरू किया होगा। प्रारम्भ मे 
उन्होंने भी यही सोचा होगा कि सीमित मात्रा में शराब पीते है या कभी- 
कमार पीते हैं। पर घीरे-वीरे उनके शरीर का ढांचा ही ऐसा बन जाता है 
कि वे पिये बिना रह ही नहीं सकते । 

वेज्ञानिक साक्ष्य इस बात का समर्थन करती है कि कार-दुर्घटनाओं 
में मधिकांश का निमित मद्यपान है । यातायात दुघंटनाओं में ५१ प्रतिशत 
का सम्बन्ध शराब पिए हुए चालकों ग्रा परिचालकों से है | ड्राइवर के द्वारा 
मद्यपान करने पर उसके मस्तिष्क पर शराब करा दुष्प्रभाव पड़ता है जिससे 
वह सही ढंग से समन्वयन, निर्णायकता और प्रतिवर्त सहज क्रिया (72९5 
4०४०४) करने में अक्षम हो जाता है । 

शराब पीने का प्रमाव ही यह होता है क्रि की आदमी नियंत्रण-शरक्ति 
चेतनाशुन्य हो जाती है और वह अच्छे-बुरे में भेद नही कर सकता। रक्त 
की घारा के माध्यम से जब शराब एक बार मस्तिष्क में प्रविष्ट हो जाती 
है तो उसका प्रमाव आत्म-नियंत्रण तथा निर्णय लेने की शक्ति पर हाबी हो 
जाता है। इसलिए सीमित मद्यसारयुक्त पेयों का प्रयोग मात्र छत्तनामय 
सिद्धांत है। सीमित मात्रा में मद्यपान ही कभी न बुमने वाली शराब की 
शुरुआत देता है । इस दृष्टि से हल्की नशीली शराब का सेवन भी मद्यसार 
की आदत का निर्माण कर देता है। इसलिए इस दिशा में बहुत सावधानी 
रखने की मावश्यकता है । 


५१९४ जन दर्शन और विज्ञान 


शरीर-शक्ति के लिए शराब का प्रयोग करना न तो बुद्धिमानी है और 
न यह पौष्टिक खाद्य पदार्थ का स्थान ले सकती है । अल्कोहल में कैलरीज 
तो होती है पर वह विटामिन, प्रोटीन, लोहा जादि पौष्टिक पदार्थों का 
स्थान नहीं ले सकती । वह तो बस एक चाबुक मात्र है। 

यदि हम थोड़ी-सी आखें उठाकर देखें तो हमे अपने आस-पास ऐसे 
अनेक उदाहरण मिल जायेगे जिनके कारण परिवार का परिवार क्षत-विक्षत 
हो जाता है | न्यायाधीश ए०ए० डावसन (टेक्सास) के आकलन के अनुसार 
यदि मादक दाराब का पीना बन्द हो जाये तो दो-तिहाई न्यायालय समाप्त 
हो जाएं । इसके साथ-साथ वतंमान कानूनों को लागू करने में जितनी राशि 
खच होती है उसमें मी ८५ प्रतिशत की बचत हो सकती है। आज करोडों- 
अरबों रुपये उन लोगों पर खचं किए जाते हैं जो मद्यपान की पेट मे आ 
जाते हैं । अकेले अमेरिका में २१ वर्ष की अवस्था से ऊपर के श्रपराधियों 
पर २९ मिलियन डारूर ख्ं होता है, जबकि इन अपराधों में अधिकांश के 
मूल में शराव ही होती है । 

कुछ लोगो का तकं है कि शराब पीना उनका अपना व्यक्तिगत 
मामला है । पर एक व्यक्ति का आचरण जब समाज को प्रमावित करने 
लग जाता है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमा समाप्त हो जाती है | शराब 
पीना एक व्यक्तिगत मामला भले ही हो, आज यह एक सामाजिक छझूप ले 
चुका है | थोड़ी-सी पी गयी शराब भी ओद्योगिक उत्पादन की गति शिथिल 
कर देती है । मादक्ता लाने वाली शराब तो किसी भी आधुनिक फैक्टरी या 
कारखाने को नष्ट-अष्ट कर सकती है । इसीलिए जेफरसन काउन्‍्टी अलवाथा 
के शेरिफ होस्ट मेकडोबेल का कहना है--मेरा सर्देव विश्वास रहा कि यदि 
कोई व्यक्ति कहता है कि शराब पीना उसका अधिकार है तथा उसमे बाघा 
डालने का किसी को अधिकार नही है तो एक शरिफ के तौर पर मैं कह 
सकता हू कि इस मामले में दखल देना एक नागरिक का परमपावन कर्तव्य 
है । 

आज तो नशे की दृष्टि से शराब एक अकेली चीज नही रह गयी है 
अपितु भारत सरकार द्वारा स्थापित विशेषज्ञों की एक कमेटी ने अपनी 
रिपोर्ट 'डुग एब्यूज इन इडिया' में नशीली चीजों के नाम इस प्रकार गिनाये 
हैं-- भांग, गांजा, चरस, पेथेडीन, मारफीन, हीरोइन, कोकीन तथा शराब 
आदि । जो लोग इनके अधीन हो जाते है, वे बीमार हो जाते हैं । 

सारी दुनिया में आज नशे की ये चीजे द्रुतगति से फैल रही हैं। 
थाइलेंड में ५ लाख से अधिक व्यक्ति नशीली दवाइयों के आदी हैं जबकि 
मलेशिया भे उनकी संख्या सवा लाख है | उनमें से ७५ प्रतिशत व्यक्ति तो 
हीरोइन का इस्तेमारू करते हैं। सिंगापुर तथा हागकांग मे तो उनकी सख्या 


विज्ञान के संदर्म में जैन जीवन-शैली १९५ 


८० प्त्तिशत हो जाती है ॥ 

इसीलिए भगवान्‌ बुद्ध ने कहा था--“'मनुष्यो, तुम सिंह के सामने 
जाते समय भयभीत न होना क्योंकि वह पराक्रम की परीक्षा है। तुम 
तलवार के नीचे सिर ऋुकाने से भयभीत मत होना क्योंकि बह बलिदान की 
कसौटी है । तुम पर्बंत-शिखर पर से पाताल में कूद पड़ना क्‍योंकि यह तप 
की साधना है । तुम बढ़ती हुई ज्वालाओं से विचलित मत होना, यह स्वार्थे- 
परीक्षा है । पर शराब से सदा मयभीत रहना क्योंकि यह पाप और अनाचार 
की जननी है ।” आगे उन्होने कहा है--''जिस राजा के राज्य में सुरादेवी 
आदर को प्राप्त होगी वह राज्य कालवेदी पर नष्ठ हो जाएगा। वहां न 
औषधि उपजेगी, न अनाज ।/! 

भारत सरकार ने भी अपने सविधान मे स्वीकार किया है--राज्य 
अपनी जनता के पोषक भोजन और जीवन-निर्वाह के स्तर को ऊचा करने 
ओर सावंजनिक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्रारम्भिक कतंव्यों में मुख्य 
समझभेगा और विशेषतया राज्य वह प्रयत्त करेगा कि नशीले पेयों और 
नशीली दवाइयों के प्रयोग का निषेध करें। 


(५) भाषा-विवेक 


भाषा-विवेक जेन जीवन-शैली के साथ जुडा हुआ एक ऐसा बिन्दु है, 
जो अध्यात्म-साधना, व्यावहारिक जीवन एवं व्यक्तित्व-निमण-- इन तीनों 
दृष्टियों से बहुत महत्त्वपूर्ण है। माषा का सीधा सम्बन्ध शब्द से है और 
धाब्द एक ऐसा भौतिक अस्तित्व है जिस पर आधुनिक विज्ञान कै क्षत्र में 
बहुत सूक्ष्मता से प्रयोग एवं परीक्षण हुए हैं । श्रस्तुत प्रकरण मे माषा-विवेक 
पर तीन दुष्टिकोणों से विचार करना है-- 

१. साधना में भाषा-विवेक 

२. व्यवहार में माषा-विवेक 

हे. शक्ति के स्रोत रूप शब्द (भाषा) की मीधासा 

इन तीनों पर जैन दशंत और विज्ञान के संदर्भ में हमें चर्चा करनी 
है । 
शब्द भो : भौन भो 

भगवान महावीर शब्द और मौन दोनों को स्वीकार करते हैं और 
दोनों से ही इनकार करते हैं। वास्तव में महाबीर की हर बात अनेकांतवादी 
है । उनके हिसाब से प्रतिबन्धक शब्द नही, राग-द्वेंध है। राग-द्वेषमुक्त शब्द 
प्रतिबन्धक नहीं, विमोचक है । वास्तव में वही शब्द विभोचक है जो मौन से 
जुड़ा हुआ है । इसीकिए भगवान महावीर ने स्वयं साढ़े बारह वर्षों तक 
मौन की साधना की । यदि मौन ही अन्तिम बात होती तो फिर वे प्रवचत 


१९६ जैन दर्शन और विज्ञान 
नहीं करते । वास्तव में 'अवचल” की साधना से ही वचन “प्रवचन” बन सकता 
्मस सूप हक व/मका आनवषध्यक है || 
याणो को-परक्त 


वाणी एक ऐसी शक्ति है जो एक ओर मन का प्रतिनिधित्व करती 
है तो दूसरी ओर शरीर को उछालती है । आदमी किसी से लडता है तो 
वाणी के द्वारा लड़ता है । आदमी किसी से प्रेम करता है तो वाणी के द्वारा 
करता है | आदधी-किसी-को-जफ्नय--बन्मला--है-तो बाणी के द्वारा ही बनाता 


है । आदमी किसी को विरोधी बनाता है तो वाणी के द्वारा ही बनाता है । 





वाणी की बहुत बड़ी शक्ति है। मुंह से एक... सिछलदी है और सामने 
वाले व्यक्ति को चाहे सो बना व्यक्ति को चाहे सो बना देती है ॥.- 


वाणी की एक शक्ति है भावना और दूसरी चक्ति है उच्चारण 
उच्चारण के आधार पर ही समूचे मत्र-शास्त्र का विकास हुआ है | तरग 
का सिद्धांत मी इसके साथ जुडता है । माज वाणी पर भधुनिक खोजें हुई 
हैं, मंत्रशास्त्रीय खोजे हुई हैं। इन खोजों में तीनों शक्तियों की बात निर्णीत 
हुई है | तीनों बातें जुडी हुई मिलती हैं। पहली बात है_भावता है भावना । दूसरी 
बात है उच्चारण और तीसरी बात हे उच्चारण के द्वारा उत्पन्न वाणी की 
शक्ति। उच्चारण के साथ-साथ मस्तिष्क में तरग पंदा होती हे | एक शब्द 
का उच्चारण होता है और अल्फा-तरगें पंदा हो जाती हैं, एक शब्द का 
उच्चारण होता है और थेटा तरंग पंदा हो जाती है, बीटा तरगें पैदा हो 
जाती हैं। इन तरगों के आधार पर मत्रों की कसौटी की जाती है| 'ओम्‌ 
का उच्चारण होता है, अल्फा-तरगें पैदा होती है और मस्तिष्क रिलक्स हो 
जाता है, शिथिल हो जाता है । जैमे-जेसे मस्तिष्क की शिथिनता बढ़ती है, 
बल्फा-तरंगें पैदा होती चली जाती है। शिथिलन के लिए यह बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हे । जितने भी बीज-मत्र है, उनसे भिन्‍न-भिन्‍न तरंगें 
उत्पन्न होती हैं और बे मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं । बीजाक्षर है--ण, 
सि, आ, उ, सा, अहँ, ओम, हों, श्रीं, कलीं । ये सारे बीज-मंत्र है। इनसे 
उत्पन्न तरयें ग्रन्थि-सस्थान को प्रभावित करती है, अन्तःस्रावी ग्रन्थियों के 
स्राव को संतुलित करती हैं । ग्रन्थियों का स्राव 'ह' के उच्चारण से सतुलित 
हो जाता है । 

प्रदन है, वाणी की शक्ति का विकास कंसे हो ? उसकी अशुद्धि को 
मिटाने का एक उपाय है-- प्रलम्बनादाम्पासाद यावय-शुद्धि:- प्रलंब नाद के 
अभ्यास से वाक्य शुद्धि होती है | ध्वनि प्रलब है । मन के साथ, भावना के 
साथ संबन्ध स्थापित करने के लिए प्रलबनाद का अभ्यास महत्त्वपूर्ण होठा 
है । यह उच्चारण का एक प्रकार है। उच्चारण अनेक प्रकार के होते हैं-- 
उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, हृस्‍्व, दीघं, प्लुत आदि। मंत्रशास्त्र में 


विज्ञान के संदर्भ में जून जी वन-शेली १९७ 


हस्वोज्चारण का एक प्रकार का लाभ होता है, दीघोब्चारण का दूसरे 
प्रकार का लाभ होता है और प्लुत उच्चारण का भिन्‍न प्रकार फा लाभ 
होता है। उच्चारण जितना लम्बा होता है, ऊर्जा उसी के अनुपात में निर्मित 
होती है और मन के साथ उसका सम्बन्ध स्थापित होता है । भहँ भर ओम 
का लम्बा उच्चारण होता है। सामवेद में अनेक प्रकार की उच्चारण- 
पद्धतियों का महत्त्वपूर्ण उल्लेख है । उच्चारण के आधार पर एक-एक मंत्र 
की हजार-हजार शाखाएं हो जाती है । 

चाणी और शब्दों का संयोजन और उच्चारण हमारी भावना को 
प्रभावित करता है । 

वावशुद्धि वा दूसरा उपाय है - सत्य का आलम्बन । उच्चारण का 
विवेक कर लिया, तरंगो को भी समझ लिया, किन्तु उसके पीछे भावना का 
जो बल है वह यदि असत्‌ है, असत्य है तो सब कुछ बिगड जाएगा। वचल- 
सिद्धि का सबसे बड़ा साधन है- सत्य | जो सत्यवादी होता है, उसके कथन 
को कोई बदल नहीं सकता । उसके कथन को कोई अन्यथा नही कर सकता । 
उसकी वाणी की तरंगों मे, परमाणओं मे इतनी शक्ति आ जाती है कि 
प्राकृतिक घटना को व्से ही घटना पड़ता है। एक व्यक्ति में सत्य का, 
ब्रह्म चय का इतना बल होता है कि प्रकृति मी उससे प्रभावित होती है--- 
बादल होते है तो बिखर जाते हैं और नही हों तो बन जाते हैं। और भी न 
जाने क्या-क्या घटित हो जाता है। सत्य की शक्ति असीम है । 

जिन व्यक्तियों ने सत्य को निष्ठा बनाए रखी, वे बिलम्ब से भले ही 
हो, आगे बढ़े है । यदि सत्य के प्रति अहूट निष्ठा होती है तो उसका अच्छा 
परिणाम अवदय आाता है । यदि वास्तव में सत्य का प्रयोग हो तो वाणी में 
मी गपार झक्ति आ जाती है | इससे वनच्ननसिद्धि होती है । 
झभौन को शक्ति 

हम बोलने से परिचित हैं। बोलने का क्‍या मूल्य है--इसे मलीमभांति 
जानते है। हमारा सारा व्यवहार बोलने से चलता है । किन्तु न बोलने का 
भी अपना मूल्य है । जितना बोलने का मूल्य है उतना ही न बोलने का मूल्य 
है और एक अवस्था में शायद बोलने की अपेक्षा न बोलने का मूल्य अधिक 
है । उस मूल्य को हमें समझना है । 

जितना भाषा का प्रयोग अधिक होगा, हम अधिक बोलेंगे तो हमारे. 
अन्तर्शान में बाधा आएंगी। चंचलता बाधा उत्पन्न करती है। भाषा का 
पहला काम है चंचलता उत्पन्न करना। बोलने से पहले चंचलता और 
बोलने के बाद चंचलता । जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले मन की अंचल 
करना पड़ता है । यह सारा चंचलता का व्यवहार है। यह व्यवहार अन्तर्शान 
में बाघा उपस्थित करता है। 


१९८ जैन दर्शन और विज्ञान 


मौन का एक परिणाम हैं-निरविचारता । जब हम मौन कर लेते हैं 
तब निविचारता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । 

नहीं बोलने का दूसरा मूल्य है--विवाद-मुक्ति | मौन हो जाओ, 
विवाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे। 'भतृण पतितो वल्नि:, स्वयमेव 
बिसश्यति'--आग जल रही है। उसे खाने के लिए घास नहीं मिली, 
भोजन नही मिला, तो वह स्वय बुझ जाएगी, जलेगी नहीं । एक बोलता 
है और दूसरा यदि मौन हो जाता है, तो आग को घास नही मिलरूती, वह 
अपने आप ज्ञांत हो जाती है, बुझ जाती है । 

मौन का तीसरा लाभ है-अह-मुक्ति | नहीं बोलने से महुंकार 
समाप्त हो जाता है । बोलने से अहंकार बढ़ता है। मगवान्‌ महावीर ने 
इसीलिए कहा--'न चिसा तायए भासा, कओ विज्जाणुसास्ण/--माषा हमे 
त्राण नही देती । 

नहीं बोलने का एक बहुत बड़ा मूल्य है--सत्य की सुरक्षा । 
अवक्तव्य, अनिर्वंचनीय, अव्याकृत--ये शब्द सत्य की सुरक्षा करते हैं। एक 
कहता है--अस्ति अर्थात्‌ है! । दूसरा कहता है--नास्ति अर्थात्‌ नहीं है! । 
दोनों की दो दिशाएं है । विवाद की स्थिति आ जाती है । महावीर ने कहा, 
+--जो कहता है अस्ति, वह भी सही नहीं है और जो कहता है नास्ति, वह 
भी सही नहीं है। दोनों गलत है। दोनों सही तब हो सकते है जब दोनों 
अपने-अपने कथन के साथ अपेक्षा जोड़ देते है और कहते हैं कि इस दृष्टि से, 
इस अपेक्षा से यह है और इस अपेक्षा से यह नही है--स्पादस्ति, स्पान्नास्सि । 
जब स्पादस्ति कहने से भी काम नही चलता और सस्‍स्यान्नास्ति कहने से भी 
काम नही चलता तब स्पाद्‌ अवक्तव्य कहना होता है। यह मानकर चलो कि 
सत्य नहीं कहा जा सकता, संपूर्ण सत्य कहा नहीं जा सकता। सत्य की 
प्रकृति, स्वभाव ही ऐसा है कि वह कहा नही जा सकता । हम जो कहते हैं 
वह सत्य का एक अध्यमात्र होता है । हम अशमात्र का कथन करके पूरे सत्य 
के प्रति शायद अन्याय ही करते हैं. एक दुष्टि से । इस बात को मानकर ही 
तुम कह्टी कि पूरा सत्य कहां नहीं जा धकता। 

आज के पेरासाइकोलॉजिस्ट टेलीपैथी का प्रयोग करते हैं। टेलीपैथी 
का अर्थ है--विचा र-सप्रेषण ।' इसके लिए मानसिक क्षमता के विकास की 
जरूरत होती थी । साधक मानसिक क्षमता को बढ़ाने का प्रयत्न करते थे । 
हमने बोलने की बहुत आदत डालकर मानसिक क्षमता को कमजोर किया है, 
गंवाथा है। यदि हम न बोलकर अपनी मानसिक क्षमता को विकसित करें 
तो ऐसा भी हो सकता है कि बिना कहे भी बात समम में आ सकती है । 
'गुरोस्तु सोनब्यास्यानं शिष्यास्तु छिन्तससंशया:--जिस गुरु की आत्म-शक्ति 


१. देखें, इसी पुस्तक का तीसरा अध्याय, पृष्ठ १२६ 


विज्ञान के संदर्म में जैन जीवन-ऐैली १९९ 


प्रबलछल होती है, बह मौन बेठता है । शिष्य आते है, नाना प्रकार के सदेह 
लेकर । गुरु के पास बैठते है, गुर की सन्निधि प्राप्त करते है। उनके सारे 
संशय नष्ट हो जाते हैं, उनका समाधान हो जाता है । क्योकि वहां मन की 
भाषा चल रही है । मन अपन। काम करता है, सदेह मिट जाता है । 


भाषा-विवेक के सूत्र 


एक बात को ककंश शब्दों मे कहा जा सकता है, उसे ही सरस तरीके 
से कहा जा सकता है । ककंशता भाषा की फूहड़ता है, सरसता एक साधना 
है । फर्क तथ्य का नहीं, कथ्य का है । 

मन में यदि कर्कशत्ता नही है तो मापा मे क्कंशता नहीं आ सकती । 
मन ही यदि ककंश हैं तो भापा ककेश होने से नहीं बच सकती ! इसीलिए 
साधक को बोलते समय इस बात का खयाल रखना आवश्यक है कि वह 
कर्कंश न बोले । 

ककंश को तरह ही माघधा-प्रयोग का एक अन्य रूप है कठोर | सत्य 
कहना आवश्यक है, पर उसे कठोर बनाकर कहना भाषा-विवेक का खडन 
है | इसी लिए कहा गया कि--सप्य ब्र॒यात्‌ प्रियं ब्रुयात्‌ मा ब्र यात्‌ सत्यम- 
प्रियं | सत्य बोलो पर ऐसा सत्य बोलो जो प्रिय हो । अप्रिय सत्य मत 
बोलो । 

कभी-कभी ऐसा भी क्षण आता है कि कठोर सत्य को मी प्रकट 
करना पड़ता है । पर यह आदत नहीं होनी चाहिए । कठोर सत्य को कहने 
की भी साधक की तैयारी होनी चाहिए । पर उसके लिए उसे अपने मन को 
अत्यंत मुदु बनाना होगा । मृदु मन के द्वारा निकला हुआ कटु सत्य थोड़ी देर के 
लिए कटठु महसूस हो सकता है पर अन्ततः वह मुदुता में परिणत होता ही 
है । 
कटुता और स्पष्टता 


बहुत सारे लोग इतने व्यावहारिक होते है कि कटु सत्य को व्यक्त 
करने की हिम्मत ही नहीं करते । यह साधना नहीं, कायरता है। इससे 
भलाई की नही अपितु बुराई की जड़ें मजबूत होती हैं, जो लोग अपने 
साथियों से कटु सत्य कहने में केवल इसलिए डरते हैं कि हमसे नाराज हो 
जायेंगे, वे अपने साथियों के हितेच्छ नही, दुश्मन हैं। साधक वह हो सकता है 
जो समय पर कटु सत्य को प्रकट करने का भी साहस रखता है । बे हां में 
हां नहीं मिला सकते । फिर भी उनसे यह भपेक्षा तो है ही कि वे पत्थरवाज 
होने से बचें । जो लोग सत्यवादिता के नाम पर पत्थरफंक बात करते हैं वे 
अनजाने मे ही दूसरे छोगों को तो पीड़ादायक् होते ही हैं, अपने लिए भी 
स्वयं शत्रुओं की सेना खड़ी कर लेते हैं । 


२०० जन दर्शन और विज्ञान 


वास्तव में स्पष्टवादिता के लिए आदमी को पात्र होना भी आवश्यक 
है । यह कभी संभव नहीं है कि सबको एक घाट पानी पिलाया जाये । वह 
स्पष्टवादिता ही कारगार हो सकती है जो सामने वाले व्यक्ति के दिल को 
ठेस नही पहुंचाये । साथ ही साथ सत्य कहने बाले व्यक्ति के लिए मी यह 
आवश्यक है कि वह निश्च्छिद्र हो | 


शबइद और भावना 


भाषा-विवेक मावयना का तो आदर करता ही है, पर वह दशाब्द को 
भी अहिसा का जामा पहनाता है । वास्तव मे भाषा एक अहिसक छिल्‍्प है । 

जो भाषा-विवेक को नही जानता, वह अहिसा को भी नहीं जानता । 
जो अहिसा को नही समझता, वह साधना को भी नहीं समझ सकता । 
इसीलिए भाषा साधना के साथ बहुत गहरे अर्थो में जुडी हुई हैं । 

एक इस्लामी कहावत है कि मुह से निकलने वाले हर शब्द को तीन 
फाटकों से होकर आना चाहिए । पहले फाटक पर दरबान पूछे--क्या यह 
सत्य है ? दूसरे फाटक पर पूछे--क्या यह आवश्यक है ? और तीसरे फाटक 
पर पूछा जाये--क्या यह नेक है ? सचमुच भाषा-विवेक का यह एक बहुत 
बहुत बड़ा निदंशन है । 


घोमे बोलने का अभ्यास करें 


जब भी हम बोलते है तो हवा में ध्वनि-तरग बनती हैं । बे तरंग्रें पूरे 
पर्यावरण पर आघात करती है । आज उसे बहुत सूक्ष्मता से माप लिया गया. 


है । उसका वेज्ञानिक मानक है-डेसीबल । वेज्ञानिको ने ध्वनि के विश्िध- 
रूपों को डेसीबल के रूप में इस तरह व्यक्त किया है-- 


#33+3+न्‍न्‍+ «जन जलन नकल क्‍नललन>> >लकि लज “४ 


डेसीबल 
अतिसूक्ष्म श्रव्णन्द्रिय से ज्ञात होने वाली आवाज १ 
| मनुष्य के हृदय की घड़कन १० » 
पेड़ के पत्तों की सरसराहुट २० हर 
! रेफ़िजेदर की गुनगुनाहट ३०-४० ४ 
| कुत्ते का भौकना ६५ 
| गुस्से भरी आवाज ८३-८९ ४ 
| तेज दोड़ने वाली ट्रक की आवाज ९० .. 
[ बड़े कारखानों की आवाज १२० 
| जेट विमान की आवाज श्सस्‍ण्टा 
रॉक एंड रोल का तीब् संगीत श्३ट पट 
राकेट की मावबाज श्द्षू बा 
। यह एक वेज्ञानिक तालिका है | जब भी हम बोलते हैं, तो ध्वनि- 


विज्ञान के संदर्म में जेन जीवन-शैली २०१ 


तरंगें पेंदा होती हैं।हम जोर से बोलेगे, तो ध्वनि तरंगें जोर से उठेगी, 
वायु-प्रदूषण बढ़ेगा । धीमे बोलने से हम वायु-प्रद्ूषण से बच सकते है । 

तीव्र आवाज से आदमी की ऊर्जा तो क्षीण होती ही है उसका 
विचार-तंत्र मी प्रभावित होता है। उससे अभिव्यक्ति का तारतम्य खडित 
हो जाता है । धीमे बोलकर आदमी अपने वक्तव्य को ज्यादा प्रमावी ढंग से 
प्रस्तुत कर सकता है । यह एक बहुत ही आध्यात्मिक प्रक्रिया है । 

बातचीत करते समय भारतीय लोग बड़े जोर से बोलते हैं। उससे 
बिना मतलब कर्जा नष्ट होती है । विदेशी लोग प्राय. बहुत घीमे-धीमे 
बोलते हैं। शायद दो बभादमियों की बात तीसरे आदमी के कानों में नहीं 
पड़ती । इससे दूसरों को बिना मतलब विक्षेप नही होता । 
ध्यनि-प्रदूषण के दुष्प्रभाव 

ध्वनि-प्रदूषण का मनुष्य के शरीर पर विविध रूपों मे प्रभाव होता 
है | वैज्ञानिकों ने इस बात की सूक्ष्मता से खोज की है कि इससे आदमी न 
केवल बहरा ही हो सकता है अपितु उसकी स्मृत्ति भी क्षीण हो सकती है । 
बल्कि उसका स्तायु-तत्र भी विघटित हो सकता है । शहरों तथा कल- 
कारखानों के आस-पास रहने वाले लोगो पर अनुसधान करने से अनेक 
चौकाने बाले तथ्य सामने आए है। 


नोबल पुरस्कार विजेता डॉ० गंध थे बारय के सबसे बढ़े बंद 
पल कजत दम मनुष्य के सवार --“एक दिन ऐसा आयेगा जब हमें मनुष्य के स्वास्थ्य के. सबसे बढ़े शत्रु 
क्षण नजदीक आ रहा है... 

ध्वनि से सभी परिचित हैं । यह वही ध्वनि हे जिसके बढ़ जाने से 
व्यक्ति पागल हो सकता है, पाचनशक्ति बिगड़ सकती है, रक्तनाप बढ़ 
सकता है, हृदयरोगी को जान खतरे में पड़ सकती है । ध्वनि की तीब्रता 
(शोर) के विरुद्ध विश्व मर में एक मुहेम चल रही है। सभी देश शोर 
के खिलाफ कमर कसे हुए हैं। परन्तु इसका आशय यह नहीं कि ध्वनि 
सिर्फ नुकसान ही पहुचाती हे। आधुनिक विज्ञान ने इसी ध्वनि का 
जिकित्सा के क्षेत्र में सफलतापूर्वक उपयोग करना सीख लिया है । 

ध्वनि दो प्रकार को होती है । एक श्रव्य, जिसे हम सुन सकते हैं । 
दूसरी पराश्रव्य, जिसे हम सुन नहीं सकते । पराश्रव्य ध्वनि-तरंगों की 
भादृति अधिक होने से वह हमे सुनाई नही पड़ती । पराधव्य ध्वखि-तरगों 
का चिकित्सा के क्षेत्र में स्व प्रथम उपयोग स्थीडन के हॉ० लेकसेल मे किया 
था । लेकसेल ने मस्तिष्क में रसोली आदि का पता लगाने के लिए 
पराश्रव्य ध्वनि का सफलतापूर्वक सहारा लिया था । आज भी लेकसेल विधि 
से मस्तिष्क की अन्दरूमी खराबी का पता लगाया जाता है । 


२०२ जैन दर्शन और विज्ञान 


मस्तिष्क में जासुसो 


पराश्रव्य तरंगो से मस्तिष्क के मीतरी हिस्से का ग्राफ (रेखाचित्र ) 
बताया जा सकता है । मष्तिष्क के अदरूसी भाग का कच्चा चिट्ठा होता है 
यह ग्राफ | यदि मस्तिष्क में कही रसोौली या फोड़ा आदि हो तो यह परा- 
श्रब्य तरंगों की निगाहों से छिप नही सकता । तरंगें उसका अत्ता-पता व 
स्थिति ग्राफ के जरिए बना देती है । 

आख जैसे नाजुक अग के ऑपरेशन मे अब तक चिकित्सकों को कई 
परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेंस व ऐऐंटोना जैसे महत्त्वपूर्ण 
भागों में पराश्मव्य ध्वनि अब वे सब काम करने में सक्षम हे जो पहले छुरी- 
कांटों के बल पर किया जाता था | लेस के साधारण गॉपरेदान मे जहां पहले 
कई सप्ताह या महीनो तक रोगी के घाव नही भर पाते थे, वही जब ध्वनि- 
ऑपरेशन के बाद एक या दो दिनों मे ही घाव ठीक हो जाते है ! 

यदि आंख में कोई वस्तु चली जाए या आंख के भीतरी भाग में कोई 
गाठ या ऐसी ही कोई चीज (विकार) उमर जाए तो झल्य-क्रिया के लिए 
आवधश्यक माप-जोख भी पराश्रव्य ध्वनि की मदद से किया जाने लगा है । 

स्त्रियों, विशेषकर गर्मबती स्त्रियो के रोगो के निदान में पराश्चव्य 
ध्वनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निमा रही है । इसकी मदद से गर्भ में अ्णो की 
सख्या ज्ञात की जा सकती है। जब किसी गर्भवती का ऑपरेशन करना होता 
है तो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात है--अर,ण के प्लेसेन्टा की स्थिति को 
जानना । पराश्रव्य ध्वनि ने यह काम आसान कर दिया है। यदि भ्रूणो मे 
कोई विकार हो तो उसे भी पराश्रव्य ध्वनि की मदद से दूर किया जा सकता 
है । 


अल्द्रासोनिक कार्डियोग्राफ 


हृदय की जांच के लिए चिकित्सक अकसर ई० सी० जी० (इलेक्ट्रो 
कार्डियोग्राफ) का सहारा लेते हैँ । अब यह कार्य ध्वनि-तरगे करने लगी है । 
ध्वनि-तरंगों से प्राप्त लेख अल्ट्रासोनिक कार्डियोग्राफ' कहलाता है। ध्वनि 
के गतिमान बविन्दुओं को एक निर्धारित वेग से बलने वाली फिल्म पर अंकित 
कर यह कार्डियोग्राफ प्राप्त किया जाता है । 

ध्वनि-तरंगों से सूक्ष्म रक्तवाहिकाओं का भो रक्तचाप मालूम किया 
जा सकता है | धमनियों मे कट्ठीं कोई खराबी भा गयी हो, तो उसे भी 
ध्वनि-तरंगें खोज निकालती हैं । इस विधि को “ए स्कोन' विधि कहते हैं । 

शरीर के अन्य अंगों जैसे यकृत, बृब्क व अग्न्याशय के रोगों को 
ध्यनि-तरंगें पहचान लेती है । शरीर में कहीं मी रसोली हो, ये तरगें तृरन्त 
उसका पता-ठिकाना बता देती हैं। श्षोवियत वेज्ञानिकों ने ध्वनि-तरगो की 


विज्ञान के संदर्म में जन जीवन-शेली २्०रे 


मदद से हड्डी था ऊतकों को जोड़ने की नयी तकनीक विकसित को है| इस 
पद्धति से बांह, हसुली तथा पसलियों का इलाज किया जाता है। सोवियत 
अनुसन्धानकर्त्ताओं ने एक और नयी खोज की है। उन्होने पराश्चव्य ध्वनि से 
ऊलक काटने की ऐसी पद्धति खोजी है, जिसमे मेहनत तो कम लगती ही है. 
ऊतकों को हानि नहीं के बराबर पहुंचती है। साथ ही कटाई में सफाई भी 
उच्च स्तर की होती है । 

'ध्यवनिजन्य तरंगों का मानव-शरीर पर होने वाला प्रभाव विषय 
पर पचीस वर्षों तक गहन अध्ययन करने के बाद, इटालियन वैज्ञानिक डॉ० 
लेसरल सारियो ने प्रमाणित किया है कि--- 

१. उच्छवास के साथ दाब्द-स्वरो के उच्चारण से उत्पन्न प्रकम्पनों से 

मभांतरिक अबवयवों का व्यायाम हो जाता है । 

२. भीतर के ऊतकों तथा तत्रिका-कोशिकाओ की गहराई तक प्रकपन 

पहुंचते हैं । 

» इससे ऊतकों तथा अवयवों में रक्त-संचार ,निर्बाध बनता है और 
उनमे त्रचुर मात्रा मे रक्त की आपूर्ति होने से प्राण-शक्ति प्रदीप्त 
होती है । 

नवीनतम घगरीरशास्त्रीय अध्ययन से इस बात का पता चला है कि 
इन स्पन्दनों का हमारी अन्त:श्रावी ग्रन्थियों पर गहरा प्रमाव पड़ता है, 
जिनके द्वारा हमारी भावधारा चिन्तन एवं आचरण को प्रभावित किया जा 
सकता है । 

ध्वनि-प्रकम्पनों के प्रभाव से अनुकम्पी तथा परानुकम्पी तंत्रिकाओं मे 
एक सुदुढ़ता स्थापित की जा सकती है । 

म्युनिख के एक संगीतश्ञ मीटर लुडविग मात्र अपने संगीत से तहखाने 
में स्थित अपने क्लीनिक में १३ से १६ वर्ष के अत्यधिक असामान्य बच्चों के 
लिए अभिव्यक्ति के नये उपाय रचने में संलग्न है। उनकी इस चिक्रित्स।- 
पद्धति का महत्त्व परम्परागत चिकित्सक भी असंदिग्ध रूप से मानते हैं । 
शब्द ओर संग्रोत-चिक्तित्सा 

संगीत आदमी के उललसित मन की एक सरस अभिव्यक्ति है। 
अनादिकाल से आदमी इस माध्यम से अपने मन की कूंठाओं को विसर्जित 
करता रहा है। 'नावस्सु पंचमों बेब: कहकर वंदिक परम्परा में इसे महत्त्व 
दिया गया है | श्रमण परम्परा में मी इसे आदर प्राप्त है । 

इठलो की बात है--तेरहवीं शताब्दी में यहां एक विचित्र प्रकार की 
बीमारी का प्रहललन हो गया। उसके प्रभाव से आदमी को सोते समय 
मधुमक्खी के दंश की-सी पीड़ा का अनुभव द्ोगा । धीरे-धीरे वह पीड़ा इतनी 
अम्ाध्य हो जाती कवि जादमी उछल-कूद मचाने लगता । वह बस्त्रों को उतार 


श्प्छ 


२०४ जैन दर्शन और विज्ञान 


फेंकता और अदलील शब्दों का श्रयोग कर धकका-मुक्की करने लगता । 
कमी-कमी तो बहू सूअर की तरह गन्दे स्थानों में लोटने-पोटने भी लगता । 
डॉक्टरों को यह रोग समभ से नहीं आ रहा था। 'फार्डीना सूड' नाम के 
एक डॉक्टर के पास एक ऐसा ही कैस आया | डॉक्टर उस समय वीणा पर 
संगीत का अभ्यास कर रहा था | उसे सुनकर सहसा रोगी की बीमारी छांत 
होने लगी । थोड़ी देर मे तो वह पूर्ण रूप से स्वस्थ बन गया । उसके बाद तो 
इसी पद्धति से डॉक्टर ने अनेक लोगों को स्वस्थता प्रदान की | अंततः वह 
संगीत एक दवा! बन गया ! 

एक रूमी विज्ञानवेत्ता प्रा" एस० बी० कोदाफ ने कई बार अपने 
प्रयोगों में सफलता प्राप्त कर लेने के बाद यह परिणाम निकाला है कि 
संगीत द्वारा आंखों का इलाज किया जा सकता है और जिन आंखों की 
रोशनी धीरे-धीरे कम होती जाती है उनसे संगीत द्वारा इलाज करके 
लगभग २५ प्रतिशत सुधार आसानी से किया जा सकता है | उक्त वैज्ञानिक 
ने प्रयोग करके देखा है कि जो घड़िया घटा बजाती है, उनके सगीतमय मधुर 
स्वर से ही आंखो पर काफी प्रभाव पड जाता है । 

इस प्रसंग में रूस की अपेक्षा अमेरिका के प्रयोग तो और भी 
आदचयंजनक है | शिकागों के पागलखाने मे विश्वप्रसिद्ध पियानोवादक मो० 
बोगुस्लावस्की ने कई बार अनोखे प्रयोग किए । उस पागलखाने भे एक 
नवप्रसूता इटालियन युक्‍ती मरती हुई थी । वह अपने बच्चे से भी मयकर 
घृणा करती थी । वोगुस्लावस्की ने पागलखाने मे उसे ग्राफ संगीत सुनाया 
तो न केवल यह अपने बच्चे को ही चाहने लगी अपितु बिलकुल स्वस्थ हो 
गई । 

स्यूयार्क मे बिलिन अस्पताल के डॉ० एस० एम० बेंडर ने स्वभावत 
जत्पाती बच्चों के उपद्रवों को छुडाने का साधन सगीत खोज निकाला 
हे । 

ब्र्‌कलिन के नेत्र और कान अस्पताल के चिकित्सक डॉ० ए० एफ० 
बडंमन ने चीर-फाइ के समय रोगियों के कान मे ईयरफोन लगाकर ऑपरेशन 
में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है । 

फ्रांस एवं अमेरिका की स्वास्थ्य औषध प्रयोगशाल्ा्ों में मब तो 
भेकड़ों विज्ञानवेत्ता सगीत की मावी उपयोगिताओ को लेकर मनेकविध 
अनुसंघान कर रहे है। एक जर्मन औषध-विशेषज्ञ ने तो सुप्रसिद्ध अग्नेजी 
मौपध अनुसन्धान-पत्र लेसेट' में स्पष्ट लिखा है--संगीत मे इतनी बड़ी 
सभावनाएं दिलाई पड़ती है कि वहू समय आने में बहुत देर नहीं जब 
रोगियों को देखने के लिए स्टेथेस्कीप और दवाइयों के बकस के स्ताथ-साथ 
डॉक्टर्रों को कुछ मधुर सगीत के रिकार्ड मी अपने पास रक्षने पड़ेंगे । 


विज्ञान के संदर्भ में ज॑ंन जीवन-शैली २०५ 


संगीत का प्रमाव केवल मनुष्यों पर ही नहीं, पशुओं पर भी पड़ता 
है । स्वीडन तथा रूस के कुछ डेरी फार्मों में प्रयोग करके देखा गया कि 
संगीत से गायें अधिक दूध देने लगती है; बल्कि आज तो यह भी खोज लिया 
गया है कि संगीत से पेड़-पौध भी प्रमावित होते हैं। मंत्रों के प्रभाव से पौधे 
जल्दी फूलते-फलते हैं। नागपुर के पास खाकरी नाध्षक गांव में क्ृषि में मंत्रों 
के प्रभाव पर प्रयोग हो रहे हैं। उनके कुछ परिणाम सामने आए हैं । 
रासायनिक खाद वाले क्षेत्र में जहां १६ किलो ककडी और ३५ किलो बंगन 
पैदा हुए वहां अमिमंत्रित जल से सीचे जाने वाले खेत मे ४० किलो ककडी 
और ७० किलो बेगन पैदा हुए । इन सब प्रयोगों से ध्वनि से भौतिक 
प्रभावों की एक भलक मिलती है। 

ध्वनि-तरंगों का उपयोग आज अमेक रूपों में हो रहा है| हीरे जैसी 
कठो रतम वस्तुओं को सुूक्ष्म-ध्वनि से कटा जा सकता है। पारे और पानी 
का मिश्रण साधारणतया नहीं होता, पर सूक्ष्म ध्वनि-प्रयोग से यह मी संभव 
हो सकता है । सूक्ष्म-ध्वनि से कपडो की घलाई हो सकती है । 
शब्द को शक्ति 

एकलय, एक गति से निरन्तर किए जाने वाले सूक्ष्म आधात का 
चमत्कार वैज्ञानिक प्रयोगशालाओ में देखा जा चुका है । इस प्रयोग की पुष्टि 
हो चुकी है कि एक टम मारी लोहे का गडर किसी छत के बीचोबीच 
लटका दिया जाय और उस पर पांच ग्राम के बजन वाले का्के का निरंतर 
आषात्त एक गति, एक क्रम से कराया जाए तो कुछ ही समय बाद गडेर 
कापने लगेगा । पलों पर से होकर गुजरती सेना को पर मिलाकर चलने से 
रोक दिया जाता है । कारण यह है कि लेफ्ट-राइट के ठीक क्रम से तालबद्ध 
पर पड़ने से जो एकरीभूत शक्ति ,उत्पन्त होती है, उसकी सामथ्यं इतनी 
मदमुत एवं प्रचंड होती है कि उसके प्रहार से मजबूत पुलों के भी टूटकर 
गिर पडने की संभावना बन जाती है। इसी प्रकार मंत्र-जप के क्रमबद्ध 
उच्चारण से भी एक तापक्रम उत्पन्न होता है। फलस्वरूप दारीर के 
अन्त:संस्थानों मे विशिष्ट प्रकार की हलचल उत्पन्न होती हैं जो आंतरिक 
मूच्छेना को दूर करने एवं सुषुप्त क्षमताओ को जागृत करने में सक्षम रहती 
हैं। 

पदाथे-विज्ञान के विशेषज्ञ जानते हैं कि इलेक्ट्रो-मंगनेटिक वेब्स पर 
साउण्ड को सुपर-इम्पोज कर रिकाड कर लिया जाता है। फलस्वरूप वें 
पछक मारते ही सारे संसार की परिक्रमा कर लेने जितनी शक्ति प्राप्त कर 
लेती हैं। इन शक्तिशाली तरंगों के सहारे ही अंतरिक्ष में भेजे गए राकेटों 
की उड़ान को घरती पर से नियंत्रित कर उन्हें दिशा देने, उनकी आंतरिक 
खराबी दूर करने का प्रयोजन पूरा किया जाता है । 


२०६ जैन दशेन और विज्ञान 


इस तरह हम देखते हैं कि शब्द-शक्ति केवल संहारक ही नहीं है । 
उसके कुछ रचनात्मक उपयोग मी हैं । इस दृष्टि से मंत्र-शास्त्र का अध्ययन 
एक विशेष महत्त्त रखता है । माषा-विवेक के अन्तर्गत उसका अध्ययन और 
भी महृश्वपूर्ण है। 

दाब्द-शक्ति के दो चामत्कारिक रूप है--एक काब्य भौर दूसरा 
मंत्र । काव्य में स्तुतियां-स्रोत आदि बाते हैं । 

मंत्र जाप का ही एक रूप है। बह आत्मशक्ति, प्राणशक्ति और 
चेतन्यशक्ति को जगाने का विज्ञान है। इसके दो विभाग है--एक मक्ति- 
मार्य और दूसरा तंत्र-मार्ग । जो छोग श्रद्धावान्‌ और सरल होते हैं उनके 
लिए भक्ति-मा्ग है । बौद्धिक लोगों के लिए तंत्र का मार्ग है । 

मंत्रो के द्वारा जब-रासायनिक परिवतंन भी संभव है । 

संत्र-शक्ति आज कोई अजूवा नहीं रह गई है | पूर्व और पश्चिम मे 
अनेक लोग उस पर अनुसंघान कर रहे है। अनेक स्थानों पर मंत्रों के द्वारा 
दारीरिक चिकित्सा के प्रयोग हो रहे हैं। फिलिपाइन्स में तो बिना ऑपरेशन 
के केवल ध्वनि तरंगो के द्वारा ही शरीर की चीर फाड की जा रही है । 
बैज्ञानिक इस खोज में गहराई से लगे हुए हैं कि ऑपरेशनों के लिए औजारो 
की आवश्यकता न रहे । 
मंत्र की शक्ति 

मत्र के तीन तत्त्व हैं---शब्द, सकल्‍प और साधना | मत्र का पहला 
तत्व है-- शब्द ॥ छाब्द मन के भावों का वहन करता है । मन के माय शब्द 
के वाहन पर चढ़कर यात्रा करते है। कोई विचार-संप्रषण (ठेलिपेथी) का 
प्रयोग करे, कोई सजेसन या ऑटोसजेसन का प्रयोग करे, उसे सबसे पहले 
ध्वनि का, गब्द का सहारा लेना ही पड़ता है। बह व्यक्ति अपने मन में 
भावों को तेज ध्वनि में उच्चारित करता है। जोर-जोर से बोलता है । 
घध्यनि की तरंगे तेज गति से प्रवाहित होती है। फिर वह उच्चारण को 
मध्यम करता है, धीरे करता है, मद कर देता है। पहले होंठ, दांत, कंठ, 
सब्च अधिक सक्तिय थे, वे मंद हो जाते हैं, ध्वनि मंद हो जाती है | होंठों तक 
जावाज पहुंचती है पर बाहर नहीं निकलती । 

जब मंत्र की मानसिक क्रिया होती है, मानसिक जप होता है तब न 
कंठ की क्रिया होती है, न जीम हिलती है, न होंठ और न दांत हिलते है । 
स्वर-तंत्र का कोई प्रकम्पन नहीं होता । 

इब्द अपने स्वरूप को छोड़कर जब प्राण मे विलीन हो जाता है, मन 
में बिलीन हो जाता है, तब वह अशब्द बन जाता है । 

मंत्र का दूसरा तत्त्व है--संकल्प । मंत्र-साधक की संकल्प-शक्ति दृढ़ 
होनी चाहिए । उसकी श्रद्धा और इच्छाक्षक्ति गहरी होनी चाहिए । प्रत्येक 


विज्ञान के सदर्भ में जेन जीवन-शैली २०७ 


मंत्र-साधक में यह आत्मविश्वास और सकलप होना ही चाहिए कि “मैं अपने 
अनुष्ठान में अवश्य ही सफल होऊंगा ।' 

मंत्र का तीसरा तत्त्व है--साधना । जब तक मंत्र-साधक आरोहण 
करते-करते मंत्र को प्राणणय न बना दे, तब तक बहू सतत साथना करता 
रहे । वह निरंतरता को न तोड़े । साधना में निरन्‍्तरता और दीधघ॑कालिता-- 
दोनों अपेक्षित हैं । 

दीघेकाल का अर्थ है--जब तक मंत्र का जागरण न हो जाए, मंत्र 
वीयेबानू न बन जाए, मन चेतन्य न हो, जो मत्र शब्दमय था वह एक ज्योति 
के रूप में प्रकट न हो जाए, तब तक उसकी साधना चलती रहे | 

मंत्र स्वयं शक्तिशाली होता है । उसका वर्ण-विन्यास, अक्षर-संरचना 
शक्तिशाली होती है। एक-एक अक्षर इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी 
कोई कल्पना नहीं की जा सकती । आप इसे दशेन की गहराहयों में जाकर 
समझें । वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर अ' आ' आदि अनन्त पर्यायों से युक्त 
होता है । प्रत्येक अक्षर के अनन्त पर्याय है । अनन्त अवस्थाए घटित होती 
है । हम उनकी कल्पना मी नहीं कर सकते। अक्षर अर्थात्‌ अक्षरणशील । 
उसका कभी क्षरण नही होता। अक्षर तौन है -परमात्मा अक्षर है, 
आत्मा अक्षर है और वर्णमाला का वर्ण अक्षर है। इनका कमी क्षरण नही 
होता । 

जाप स्वयः इसका अनुभव करें 'र' 'र को छे। इसका उच्चारण 
करें। मात्र उच्चारण, मात्र ध्वनि । इसके साथ मत्र की मावना न भी जोड़ें, 
इसके साथ अन्तध्वनि को न भी जोड़ें, एकाग्रता को न भी जोड़, केवल रं, रं, 
र॑ की ध्वनि करते जाएं । कुछ ही समय बाद आप अनुमव करने लगेंगे कि 
आपके शरीर में ऊष्मा बढ रही है, ताप बढ़ रहा है । 

'जुमो अरिहृताणं'--इस सप्ताक्षरी मंत्र के जाप से कषाय क्षीण होते 
हैं । 'णमो अरिहंता्' के जाप की चौंसठ विधिया हैं । तंजस केन्द्र में इस 
मंत्र का ध्यान करने से क्रोध उपशांत होता है, क्षीण होता है। आनंद-केन्द्र 
में इस मंत्र का ध्यान करने से मान, अहंकार क्षीण होता है । विशुद्धि-केन्द्र 
में इस मंत्र का ध्यान करने से माया क्षीण होती है। तालु-केन्द्र में इसका 
ध्यान करने से लोम क्षीण होता है। इस मंत्र के द्वारा सारे कषाय क्षीण 
होते हैं। मंत्र से उत्पन्न होने वाली ध्वनि-तरंयों के द्वारा, मंत्र के साथ घुलने 
वाली भावता के हारा, संकल्प-शक्ति और मंत्र के साथ होने वाली गहन श्रद्धा 
के द्वारा तथा मंत्र के साथ होने वाले इृष्ट के साक्षात्कार के द्वारा कषाय 
नष्ट होते हैं । 

मंत्र-शक्ति का यह एक उदाहरणमात्र है । 

मंत्र की आराधना की अनेक निष्पत्तियां हैं। ये निष्पत्तियां आंतरिक 


२०८ जैन दर्शन और विज्ञान 


भी हैं और बाह्य भी हैं, मानसिक भी हैं और शारीरिक मी हैं। मंत्र की 
आराधना से जब मंत्र सिद्ध होने लगता है, तब कुछ निष्पत्तियां हमारे सामने 
प्रकट होती है । 

पहली निष्पत्ति है--मन की_ प्रसन्नता । जैसे-जैसे मंत्र सिद्ध होते 
लगता है, मन में प्रसन्नता आने लगती है। उस समय न हफष॑, न छोक, 
न राग, न ढंष का कोई मेल नहीं रहना । 

इसका दूसरा परिणाम है--चित्त को सस्तुष्टि । पदार्थ की उपलब्धि 
के बिता मी मन संतोष से इतना भर जाता है कि सारी चाह मिट जाती है, 
कुछ मी नहीं चाहिए । 

इसी प्रकार मत्र की आराधना से स्मृतिश्क्ति का व्रिकास होता है, 
बीद्धिक शक्तियों का विकास होता है औभौर अनुमब की चेतना जागती है । ये 
मानसिक निष्पत्तियां है, जो प्रत्यक्ष अनुभव में आती हैं । 

मंत्र की आराधना का शरीर पर भी प्रमाव होता है । मत्र की 
आराधना जैसे-जैसे विकसित होने लगती है, अनायास ही व्यक्ति को आंखों 
मे आसू उछल पडते है, शरीर रोमांचित हो जाता है, कंठ गदगद हो जाता 
है, वाणी भारी-सी हो जाती है । ये शारीर्कि लक्षण प्रकट होने लगते है । 
स्वास्थ्य का मी परिवतंन होता है । 

ज,प करने वालाया मत्र की आराधना करने वाला व्यक्ति क्षय 
अरुचि, अग्नि की मदता आदि-आदि बीमारियों पर नियन्त्रण पा लेता है । 

मत्र की आराधना के द्वारा तंजस शरीर को सक्रिय बनाया जाता है। 
मंत्र की आराधना का सबसे पहला प्रमाव पड़ता है तेजस शरीर पर । जब 
तक तेजस शरीर तक मत्र नहीं पहुंचता, तब तक मत्र सफल नहीं होता । 
वह मात्र शब्द का पुनरावतंन बनकर रह जाता है । 

मत्र की सफलता का सूत्र है--छब्द को आगे पहुंचाते-पहुंचाते, स्थुल 
शरीर की मीमाओं को पार कर, तैजस शरीर की सीमः में पहुचा देना । 

जब मंत्र तेजस शरीर तक पहुंच जाता है, तब वहां उसकी शक्ति 
बढ़ जाती है। फिर त॑जस शरीर से जो प्राणधारा निकलती है, उससे मत्र 
शक्तिशाली बन जाता है । इस स्थिति में शरीर की शक्ति बढ़ जाती है, मन 
की शक्ति बढ़ जाती है और संकल्प की शक्तित बढ जाती ट्ै-- मन की सारी 
क्रियाओं की शक्ति बढ़ जाती है । 

मंत्र की साधना का बहुत बडा परिणाम, उपलब्धि या निष्पत्ति है-- 
सकलल्‍प-शक्ति का बिकास । 

मंत्र की आराधना जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, संकल्प शक्ति का विकास 
होता चला जाता है। इससे इच्छा-शक्ति बहुत विकमित होती है, प्रबल 
होती है । इससे एक प्रकार का कवच हमारे चारों और बन जाता है | तब 


। 


विज्ञान के संदर्म मे जैन जीवन-शैली २०९ 


बाहर का आक्रमण, बाहर का संक्रमण, बाहर का कुप्रभाव उस कवच को 
भेदकर व्यक्ति की चेतना लक नही पहुंच पाता । वह बाहर ही रह जाता 
है । आमामण्डल, लेश्याओं का घेरा और एक विचित्र प्रकार का ओरा+-न्‍ये 
सारे हमारे शरीर के आसपास, चारों ओर एक वलयाकार में बन जाते हैं । 
यह सारा मंत्रशक्ति का प्रमाव है । 

मंत्र एक शक्ति है, ऊर्जा है। उस शक्ति के द्वारा अध्यात्म का 
दरवाजा बन्द भी किया जा सकता है और खोला भी जा सकता है। समय- 
समय पर मंत्रों के अनेक प्रयोजत सामने आए हैं। मंत्रों से चिकित्सा होती 
है । मंत्र द्वारा भयकर बीमारियां नष्ट होती है। मंत्र-साधना के द्वारा व्यक्ति 
अपनी ऊर्जा को इतना प्रबल बना देता है, आभामण्डल को इतना शक्तिशाली 
बना देता है, अपने लेइ्या के कवच को इतना सूक्ष्म बना देता है कि आने 
वाले बुरे विचारों के परमाणु उसको प्रभावित नही कर पाते, उनके मस्तिष्क 
में प्रवेश नहीं कर पाते । 

जब सुष्‌म्ता का उद्घाटन होता है, तब मनुष्य के लिए अन्तमुंखी, 
निष्काम और निविकार होने का द्वार खुलता है | प्राण की धारा जब सुषुम्ना 
में प्रवाहित होने लगती है, तब आध्यात्मिक जागरण प्रारम्म होता है । 
अध्यात्म-जागरण का पहला बिन्दु या उस यात्रापथ का पहला चरण है-- 
सुषुम्ना मे प्राणघारा का प्रवेश । मंत्र के द्वारा ऐसा किया जा सकता है । 
मत्र के द्वारा हम ऐसी सूक्ष्म ध्वनि-तरंगें पैदा करते हैं कि सुषुम्ता के द्वार 
खुल जाते हैं और व्यक्ति में आध्यात्मिक जागृति की किरण फूट पड़ती है । 


अभ्यास 


१. जैन जीवन-शैली के मुख्य बिंदुओं का उल्लेख करते हुए स्वास्थ्य- 
बिज्ञान के आधार पर उनकी उपादेयता पर विस्तार से प्रकाश 
डालें । 

२. उपवास का जैन साधना-पद्धति में क्या स्थात है-?--वेद्मामनिकों 
की दृष्टि में उसके मूल्य को बताते हुए उः कक कह न 

हे. उपवास के अतिरिक्त तप के अन्य प्रकारों की हमारे जीवन में क्या 
उपयोगिता है? 

४. 'शाकाहार बनाम मांसाहार' का वैज्ञानिक आधारों पर विषलेषण 
करते हुए मनुष्य-जाति के लिए कौन-सा अधिक श्रेयस्कर है, उसे 
सप्रमाण प्रस्तुत करें । 

५. धूम्रपान से क्या-क्या हानि होती है ? उससे मुक्त होने के लिए क्या 
करना चाहिए ? 

६. मद्मपान एवं नशीले पदार्थों से व्यक्तिगत एवं समाज के स्तर पर 


२१० जैन दर्शन और विज्ञान 


होते वाले दुष्परिणामों का विस्तृत आकलन करें ! 

७. भाषा-विवेक के सन्दर्भ में जेन साधना का वैज्ञानिक दृष्टि से मूल्यां- 
कन करें | 

८. मंत्र-विज्ञान के मौलिक आधार क्‍या हैं ? आधुनिक विज्ञान 


द्वारा प्रतिपादित शब्द की शक्ति के सन्दर्भ में इनकी चर्चा 
करे | 


५. जैन दर्शन और विज्ञान 
सत्य की मीमांसा 


(7) नियमवाद 

नियंता की अस्वीकृति ने तियम की ओर ध्यान आकर्षित किया। 
जैन-दर्शन नियता को नहीं मानता, नियम को मानता है। भगवान्‌ महावीर 
ने चार मुख्य नियमों का प्रतिपादन किया--द्रव्यादेश, क्षेत्रादेश, कालादेश 
और भावादेश । आदेश का अर्थ है--अपेक्षा । किसी भी घटना, विषय- 
वस्तु का ज्ञान करना हो तो कम से कम इन चार नियमों से उसकी समीक्षा 
करें और उसके बाद निर्णय ले । यह नियमवाद सत्य की खोज का सिद्धांत 
है । जन दर्शन ने प्रत्येक व्यक्ति को सत्य की खोज का अधिकार दिया है । 
केवल अमुक व्यक्ति ही सत्य का खोजी नहीं हो सकता; प्रत्येक मनुष्य हो 
सकता है । “अप्पणा सच्चमेसेज्जा---स्वयं सत्य की खोज करो । यह बहुत 
वैज्ञानिक बात है । 
नियमवाद : जैन-दर्शन को सौलिक प्रस्थापना 

सत्य की खोज का अर्थ है नियमों की खोज । नियमों की खोज ही 
सत्य की खोज है । वैज्ञानिक पहले नियम को खोजता है, फिर नियम की 
खोज के आधार पर कार्य करता है। धर्म के क्षेत्र में कहा गया--नियमों की 
खोज करो। जैन-दर्शंन ने नियमों को खोजा है और नियमों का काफी 
विस्तार किया है। द्रब्य, क्षेत्र काल और माव >-ये चार दुष्टियां जैन- 
दर्शन में ही उपलब्ध है, अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हैं । उत्त रकाल में जैनाचार्यों 
ने इनका विकास किया । चार आदेशों के स्थान पर पांच प्मवायों का 
विकास हुआ है--स्वमाव, काल, नियति, पुरुषाथे, भाग्य या कम । ये पांच 
समवाय चार दृष्ठियों का विकास है। इन पंच समवायों को समाहित किया 
जाये तो ये सारे चार दृष्टियों में समाहित हो जाते हैं। अगर विभक्त किया 
जाए तो गे पांच उत्तरवर्ती दृष्टियां और चार पू्वबर्ती दृष्टियां--आठ नियम 
प्रस्तुत होते है। (काल दोनों में है। इसलिए आठ दृष्टियां होंगीं।) इन 
दृष्टियों के द्वारा समीक्षा करके ही किसी सचाई का पता लगाया जा स्रकता 
है, किसी घटना की समीक्षा या व्याख्या की जा सकती है। इनके बिना 
एकांगी दृष्टिकोण से वस्‍/स्तविकता का पता नहीं चलता, मिथ्या धारणाएं 
पनप जाती हैं । 


२१२ जैन दर्शन और विज्ञान 


एकास्तवाद से बचने का सिद्धान्त 

सम्यग्दर्शन का सिद्धांत नियमों के बिना चल नहीं सकता । तस्वज्ञान 
के विषय में दृष्टिकोण का मम्यक होना आवश्यक हैं। प्रत्येक घटना और 
वस्तु के बारे में भी व्यक्ति का दृष्टिकोण सम्यक होना चाहिए, एकांगी नहीं 
द्ोना चाहिए। एकांगीवाद और मिथ्या एकांतवाद से बचने के लिए 
नियमवाद का सिद्धांत बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसकी घटनाओ के साथ व्याख्या 
करें, जीवन-संदर्भ के साथ व्याख्या करें तो नियमवाद का एक उदात्त पक्ष 
उजागर हो सकता है । 
(अभ) संदर्भ : जन्म और मृत्यु का 

जीवन का पहला संदर्भ है--जन्म और मरण। मनुष्य जन्मता है और 
मरता है, यह एक चक्र है। यह क्‍यों होता है ? इसका नियम कया है ? 
आदमी क्‍यों जन्म लेता है और क्यो मरता है ? जन्म लेना एक निथति है, 
अनिवायंता है । जब तक आत्मा कमंबद्ध है, तब तक व्यक्ति जिएगा भरेगा। 
इसका एक नियम है नियति और दूसरा नियम है काल । एक काल के बाद 
प्रत्येक वरतु को बदलना होता है, वह उसी रूप में रह नही सकती । काल- 
मर्यादा भी इसका एक नियम है । 
नियामक एक हो नहीं है 

तीसरा नियम है--कम । आयुप्य-कर्म के परमाणुओ को मोगना है । 
जितने समय तक आयुष्य-कर्म के परमाणु पूरे हुए, भोग लिए गए, मृत्यु हो 
जाएगी। 

चौथा नियम है--स्व॒भाव । वह भी अपना काम करता है। द्वव्य 
का स्वभाव है कि वह परिवर्तित होता रहता है । द्रव्य में ध्रौव्यांश अपरि- 
वर्तनांश है तो साथ-साथ में परिवतंनांश भी है, अध्रौव्यांश भी है । द्रव्य 
में परिणमन होता है, पर्याय बदलता है । एक पर्याय (अवस्था) है जन्म 
और दूसरा पर्याय है मरण । यह्‌ पर्याय का चक्र चलता है। इस प्रकार 
अतेक नियम मिलकर जन्म और मरण की व्यवस्था का सम्पादन कर रहे 
हैं । इस माषा में भी कहा जा सकता है--अनेक नियमों के प्रयोग से जन्म 
और मरण की व्यवस्था संपादित हो रही है । 
(ब) सन्दर्स रोग का 


जीवन का दूसरा संदर्भ है--रोग । जन्म के बाद एक बड़ी स्थित्ति 
आाती है रोग की । रोग क्यों होत्ता है ? अनेक लोग सोचते हैं--असातवेद- 
नीय कम का उदय है इसलिए यह रोग हो गया, किन्तु यदि इसकी समीक्षा 
करें तो यह बात समीचीस नहीं ठहरती । केवल असातवेदनीय कर्म ही रोग 
का कारण नहीं बनता । रोग के अनेक कारण हैं और अनेक नियम हैं । एक 


जैन दर्शन और विज्ञान : सप्य की मीमांसा २१३ 


नियम है--क्षेत्र । क्षेत्र संबधी रोग होतः है । एक व्यक्ति अमुक गाव में 
गया और बीमार हो गया । वहां से बाहर जाते ही वहू बिना दवा के ठीक 
हो जाएगा । एक नियम है--काल ।+ काल-जनित रोग पैदा होते हैं। सर्दी के 
मौसम में एक प्रकार के रोग पंदा होते हैं और गर्मी के मौसम में दूसरी 
प्रकार के रोग पैदा होते हैं । लू का प्रकोप गर्मी के मौसम में होगा, सर्दी के 
मौसम में नहीं होगा । शीतजनित बीमारिया सर्दी में ह्वोंगी, गर्मी में नही 
होगी | प्रात:काल एक रोग उपशांत होगा और रात्रि मे, मध्य रात्रि में वह 
रोग भयकर बम जाएगा । 

एक नियम है--अवस्था । अवस्था-जनित रोग होता है। अमुक 
अवस्था में एक प्रकार की बीमारी होगी, पहले वह नहीं होगी । एक नियम 
है--भाव । अमुक माव में बीमारी होगी । क्रोध का भाव तीजन्न हो गया तो 
अमुक बीमारी पैदा हो जाएगी। आजकल इस पर बहुत काम हुआ है 
विज्ञान के क्षेत्र मे। किस प्रकार का मनोभाव किस प्रकार की बीमारी 
मनोदं हिक (259०॥०-६०॥४४०) रोग को जन्म देता है--इस विपय में 
बहुत खोज हो रही है । भाव भी इसका एक कारण है, नियम है । 
कर्म एक नियम है 


आयुर्वेद मे एक प्रकार का रोग माना गया--कमंज रोग, जो कम 
से उत्पन्न होता है। कम एक नियम है। कुछ बीमारिया ऐसी हैं, जिन्हें 
कर्मज कहा जा सकता है। असातवेदनीय कर्म के उदय से होने वाला रोग 
कमंज कहा जा सकता है । किन्तु सब रोगों को कमंज माना जाए, यह 
समीचीन नही लगता १ रोग बझाने पर असातवेदनीय का उदय हो जाता है । 
अप्रिय कम का योग होता है, दुःख का संवेदन होता है, यह ठीक बात है 
किन्तु सब रोग असातवेदनीय के उदय से होते हैं--यह विभशेनीय है । ऐसा 
नही होना चाहिए । दुःख का निमित्त होना एक बात है और असातवेदनीय 
के उदय से पैदा होना बिलकुल दूसरी बात है । 
कर्स सर्वत्र नियामक नहों 

एक भादमी चल रहा था। ठोकर लगी और पैर मे दर्द हो गया । 
असातवेदनीय के उदय से यह बीमारी आई, ऐसा तो नही कहा जा सकता । 
किन्तु ठोकर लगी, दर्द हुआ और असातवेदनीय कर्म का उदय हो गया, 
यहू कहा जा सकता है। रोग का एक नियम हो सकता है--कर्म, किन्तु उसे 
स्वेत्र नियामक नही माना जा सकता। नियमों की समीक्षा किए बिना 
शायद पूरी बात समभ में नही आती | क्षेत्र सम्बन्धी रोग होते हैं, काल 
सबंधी रोग होते हैं । कीटाणुजनित रोग होते हैं, बहुत सारे रोग संक्रामक 
होते हैं। एक संक्रामक बीमारी फंली, हजारों-हजारों आदमी एक साथ 


२१४ जन दर्शन और विज्ञान 


बीमार हो गए। वह असातवेदतीय से उत्पन्न रोग नहीं है किन्तु उस 
सेग ने असातवेदनीय कर्म का उदय ला दिया। यदि समग्र दृष्टि से 
रोग के बारे में नियमों की समीक्षा की जाए तो एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत 
हो पाएगा । 
(स्त) संबर्स नींद का 

जीवन का एक सन्दर्भ है--नीद । व्यक्ति के जीवन को नींद बहुत 
प्रभावित करती है। जब नींद थ्लानी चाहिए, तब बहुत सारे व्यक्तियों को 
नीद नहीं आती भौर जब नींद नही भानी चाहिए, तब लोगो को नीद आ 
जाती है। ध्यान के समय में नीद नहीं ज्ञानी चाहिए, स्वाध्याय के समय मे 
नींद नही आानी चाहिए किन्तु नीद आ जाती है। सोते समय नींद आनी 
चाहिए किन्तु उस सभय बहुत लोगों को घटों तक नींद नही आती | वे 
बिस्तर पर इधर-उधर करवटे बदलते रहते है। नींद जीवन के साथ 
जुड़ा हुआ एक पहल हे। प्रश्न होता है-- नींद का क्या नियम है? 
चसे कौन प्रभावित करता है ? इसका पहला नियम है--काल । काल और 
नींद का बहुत गहरा सम्बन्ध है । दिन नीद का काल नही है । नीद का काल 
है:-रात्रि । दिन मे सोना और रात मे न सोना--दोनों स्वास्थ्य की दृष्टि से 
अनुकूल नही माने जाते । आयुर्वेद का सिद्धांत है--दिन मे नही सोना चाहिए 
या बहुत नही सोना चाहिए । केवल गर्मी के दिनो में दिन में सोया जा 
सकता है, और दिनो में दिन मे सोना उपयुक्त नही माना जा सकता । काल 
का नियम है नींद के साथ जुड़ा हुआ । सहज नीद रात में जितनी अच्छी 
आती है, दिन में उतनी अच्छी नहीं आती। यदि आती है तो अधिक 
आलस्य पंदा कर देती है । 


अपराध भो नींद में 


दूसरा नियम है कम का । नीद का कम के साथ भी सम्बन्ध है । जब 
दर्शनावरणीय कर्म के परमाणु व्यक्ति को प्रभावित कश्ते है, तब व्यक्ति नींद 
में चला जाता है । एक ब्यक्ति बहुत नींद लेता है। उसका निदान नहीं 
होता । बहुत प्रयत्न करता है, पर नींद भ्राए बिना नही रहती । इस स्थिति 
की समीक्षा करता अपेक्षित है । न भाहार का कारण, न कफ की प्रधानता 
ओर न वायु की प्रधानता । बिलकुल स्वस्थ है और फिर भी नीद बहुत आती 
है तो वहां दूसरा नियम खोजना होगा । वह नियम होगा--कर्म । निद्िचत 
ही उस व्यक्ति के द्शनावरणीय करम॑ की अधिकता है । उसका विपाक बहुत 
होता है, इसलिए वह नींद मे चला जाता है। कुछ लोग बहुत सघन निद्रा 
में चले जाते हैं। इतनी सघन निद्रा, जिसे स्व्यानधि निद्रा कहा जाता है। 
जिस नींद मे आदमी अकरणीय काम कर लेता है, असंभावित काम कर 


जैन दर्शन और चिज्ञास : सत्य की मीमांसा २१५ 


लेता है और उसे पता ही नही चलता । ऐसी होती है स्त्थानधि नींद । नींद , 
में उठकर चला जाता है, किलोमीटरों तक चला जाता है, किसी का दरवाजा 
खोल आता है, चोरी कर आता है, किसी को मार शञ्ञाता है, कही से कोई 
चीज उठाकर ले आता है और वापस आकर सो जाता है । उसे पता ही नहीं 
चलता कि उसने कुछ किया हे। ऐसी घटनाएं (जिसे मनोविज्ञान में 
80ग्राधगाप्रां॥7 कहा जाता है) आज भी कहीं-कही मिलती हैं । समाचार- 
पत्रों भें ऐसे विवरण प्रकाशित होते हैं । इतनी गाढ़ निद्रा के मूल कारण को 
शरीर में नहीं खोजा जा सकता । इसका कारण है--कर्म | 


निदान से परे का सच 


बहुत बार बीमारी की अवस्था के और इस प्रकार की नींद की 
अवस्था के शारीरिक कारण भी खोजे जाते हैं। किन्तु कुछ भी उपलब्ध नहीं 
होता । कुछ लोग कहते हैं--डॉव्टरों के द्वारा सारे निदान करा लिये, निदान 
में बिलकुल बीमारी नही भा रही है और मैं बहुत मयकर बीमारी भ्‌गत रहा 
हूं । इसका क्या कारण है ? उपकरण नही बता पा रहे हैं कि यह व्यक्ति 
बीमार है और बह व्यक्ति भयकर दुःख भोग रहा है। वहा केवल शरीर को 
ही नियम मानकर सत्य को, वास्तविकता को नहीं खोजा जा सकता । बहां 
शरीर से आगे खोजना होता है । उस बीमारी का कारण है--असातवेदनी य 
कमे । वह कम के कारण मुगत रहा है । बीमारी का कोई लक्षण प्रकट नही 
हो रहा है किन्तु असातवेदनीय का प्रबल उदय हो गया इसलिए वह कष्ट 
को मोग रहा है | यह सत्य की खोज का बहुत व्यापक दृष्टिकोण बनता है । 
ज॑न-दर्शन ने इस दृष्टिकोण को बहुत व्यापक बनाया है और इस व्यापक 
दृष्टकोण से सत्य की बहुत समीक्षा की है, मीमांसा की है । 


(व) संदर्म : अभीरो और गरीबो का 


जीवन से जुड़ा हुआ एक सदर्भ है--गरीबी और अमीरी | आदमी 
गरीब क्यों बनता है, झ्रादमी अमीर क्यों बनता है ? यह एक भाम धारणा है 
कि जिसने अच्छा कम किया था, वह अमीर बन गया और जिसने बुरा कर्म 
किया था वह गरीब बन गया । यह एक सचाई हो सकती है, एक नियम हो 
सकता है किन्तु इसे व्यापक नियम नहीं कहा जा सकता । अनेक नियम इसमें 
काम करते है। एक नियम है--क्षेत्र । क्षेत्र कम के उदय में निमित्त बन 
सकता है। एक क्षेत्र ऐसा है, जहां पैदा होने वाला आदमी बहुत गरीबी 
भोगता है और एक क्षेत्र ऐसा है, जहां पैदा होने वाछा सहज ही अमीर 
बन जाता है। हमारे सामने एक घटना है--अरब देशों में जब तक तेल 
उपलब्ध नही हुआ, अमीरी नही थी, बहुत गरीबी थी ओर प्राकृतिक साधन 
भी बहुत कम थे। न वहां विशेष खेती थी, न कोई और रोजयार के 


२११६ जैन दर्शन और विज्ञान 


अच्छे ताधन थे किन्तु जैसे ही तेल उपलब्ध हुआ, वे देश दुनिया के अमीर 
देशों में मुख्य बन गए । यह भ्रमीरी किस कर्म के उदय से हुई ? एक 
साथ ऐसा कंसे हुआ ? सबके एक साथ शुभ कर्मों का उदय हो गया, 
ऐसा नहीं माना जा सकता । यदि इस बात की गहराई में जाकर नियमों को 
खोजा जाए तो इसका नियम उपलब्ध होगा--क्षेत्र । 
भविष्यवाणी सिथ्या क्‍यों होतो है ? 

काल का भी एक नियम है । गरीबी और अमी री मे काल भी कारण 
बनता है | अमुक व्यक्तियों पर या अमुक-अमुक स्थानों पर सौर-विकिरण का 
अमुक प्रकार का प्रभाव होता है । काल का अर्थ है--सूर्य चन्द्रमा की गति 
यानी सौर-मंडल की गति और सौर-मंडछ के विकिरण। पूरा का पूरा 
ज्योतिषशास्त्र इस आधार पर विकसित हुआ है । ज्योतिषशास्त्र बहुत वेज्ञा- 
निक सिद्धांत है। प्रस्तुत प्रसंग मे उस ज्योतिष से सम्बन्ध नही है जिसके 
द्वारा फलित बताने में बहुत गड़बड़िया होती हैं। इसका कारण है--भविष्य- 
वाणी करने वाले को पूरे नियमों का पता ही नही होता । वे एक बात को 
लेकर भविष्यवाणी कर देते है। इसलिए वह मविष्यवाणी अनेक बार मिथ्या 
प्रमाणित होती है । जब ज्योतिष के पूरे नियमों का पता नहीं होता, तब 
अनेक मिथ्या धारणाए बन जाती है और उन धारणाओ के आधार पर ये 
मविष्यवाणी करने वाले लोगों को बहुत गुमराह कर देते है । किसी को बताते 
हैं-- तुम्हारे लड़का पैदा होगा और पांच दिन के बाद लड़की हो जाती है। 
किसी की बताते है--तुम्हारा कारखाना बहुत चलेगा भौर सात दिन बाद 
दिवाला निकल जाता है । ये सामने आई हुई घटनाएं है। ये भविष्यधाणियां 
व्यक्ति को गुमराह करती हैं । 
ज्योतिविज्ञान : एक नियसभ 


ज्योतिविज्ञान का अर्थ है--काल-चक्र के आधार पर होने वाली 
घटनाओं का विद्लेषण और वह बहुत सही निकलता है । कब किस प्रकार के 
ग्रहों की गति होती है और उस गति के क्‍या परिणाम आते है, यह बिलकुल 
वेज्ञानिक बात है। इसे गणित ज्योतिष कहा जाता है। कुछ व्यक्ति हस्तरेखा 
देखकर भार-पांच मोटी-मोटी बाते जान लेते है और उसके आधार पर फलित 
बता देते है। कुण्डली देखते हैं और भविष्यवाणी कर देते है । इस पाखण्ड- 
बाद ने ज्योतिविज्ञान को धूमिल बना दिया, सदेहास्पद बना दिया । वास्तव 
में ज्योतिविज्ञान एक बहुत बड़ा नियभ है ! कब सूर्य, चन्द्र आदि-आदि ग्रहों 
की गति और उनके विकिरण किस प्रकार के होते हैं ओर कव व्यक्ति उनसे 
प्रभावित होता है--यह सारा ज्योतिविझ्ञान से जाना जा सकता है। इन 
नियमों का विस्तार किया गया ज्योतिविज्ञान में । किस महीने में, किस ऋतु 


जैत दर्शेन और विज्ञान : सत्य की मीमांसा २१७ 


में और किस राष्षि में किस प्रकार का विकिरण होता हैं और वह व्यक्ति के ' 
शरीर को किस प्रकार प्रभावित करता है। यदि हार्ट को पुष्ट करना है तो 
किस राशि में उसको पुष्ट किया जा सकता है ? यदि मस्तिष्क को पुष्ट करना 
है तो किस राशि में उसको पुष्ट किया जा सकता है । जत्येक अवयव के साथ 
राशि और ऋतु का चक्र जुड़ा हुआ है । ज्ञान को विकसित करना है तो कब 
करना चाहिए। जन आगमों में अध्ययन के विशेष काल का निर्देश दिया 
गया है । प्रधन पूछा गया--स्वाध्याय प्रारम्म करें तो कब करें। उत्तर दिया 
गया--पुष्य नक्षत्र में या अमुक-अमुक नक्षत्र में अध्ययन शुरू करें। अमुक 
दिशा में बैठकर अध्ययन शुरू करें । यह दिशा का निर्देश, काल का निर्देश 
बहुत साथंक है । उस समय किया गया स्वाध्याय का प्रारम्भ बहुत फलदायी 
होता है भौर बहुत ग्राह्म बनता है । 

प्रभाव सौरमंडल के विकिरणों का 


यह काल का प्रमाव है । उसके नियम गरीबी और अमीरी के साथ 
मी जुड़े हुए है। अमुक प्रकार का सौर-मंडल का या ब्रह्माण्डीय विकिरण 
अमुक प्रकार के व्यक्ति को प्रमावित करता है तो गरीबी की स्थिति बन 
जाती' है । बहुत लोग कहते हैं--हमने बहुत प्रयत्न किया, व्यावसायिक बुद्धि 
और पुरुषार्थ का भी बहुत उपयोग किया, बहुत चेष्टाएं की, प्रयत्न किए, 
अनेक लोगों से सम्बन्ध स्थापित किए किन्तु अब तक सफलता नही मिली, 
गरीबी बनी की बनी रही । समाज मे ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं भौर इनका 
कारण हो सकता है--कोई काल विपरीत चल रहा है, सौर-मंडल के 
विकिरण विपरीत काम कर रहे हैं। जब कोई अवसर थाता है, वे व्यक्ति के 
कार्य की निष्पत्ति में बाधक बन जाते हैं। एक नियम है--पुरुषा्े । श्रम- 
हीनता, श्रमविमुखता गरीबी को बढ़ाती है और श्रम की भप्रचुरता गरीबी को 
कम करती है, गरीबी को मिटाती है । एक नियम है--कर्म । जिस व्यक्ति के 
असातवेदनीय कर्म का उदय भ्रति. तीन्न होता है, उसकी गरीबी को मिटाना 
मुदिकलक बन जाता है । इस प्रकार अनेक नियमों को जानकर ही इस प्रइन 
की समीक्षा की जा सकती है । 
(ई) संदर्भ भाव का 


जीवन का एक संदर्म है--भाव । एक दिन में मनुष्य को अनेक भावों 
का सामना करना होता है । क्रोध, अहंकार, लोभ आदि-आदि मनोमाव 
बदलते रहते हैं। एक आदमी ने कहा--मुझके दिन में गुस्सा कम आता है और 
रात को ज्यादा आता है। किसी को अमुक व्यक्ति पर गुस्सा ज्यादा आता है, 
किसी को अमुक स्थिति में गुस्सा ज्यादा जाता है, ऐसा क्यों होता है ? किसी 
व्यक्ति को अमुक स्थान मे जाने पर गुस्सा आ जाता है । इसका क्‍या कारण 


२१८ जैन दर्शन और विज्ञान 


है ? इस प्रदन के संदर्भ में नियमों के समवाय अनुशीलन आवष्यक है। 
स्थानांग सूत्र मे चार कारण बतलाए गए है । उनमें पहला कारण है--क्षेत्र । 
एक क्षेत्र के प्रकंपन ऐसे होते है, जहा जाते ही आदमी के भाव बिगड जाते है 
और एक क्षेत्र के प्रकंपन ऐसे होते हैं, जहां जाते ही आदमी के भाव अच्छे 
बन जाते हैं, गुस्से के माव शांत हो जाते है। नेपाल में भवन बनाते समय 
मिट्टी का परीक्षण किया जाता है । वहां यह एक शास्त्र--विद्या चल पड़ी है । 
नेपाल में इस प्रकार के ज्योतिविज्ञानी हैं, जो मिट्टी का परीक्षण करते है। 
परीक्षण के बाद बतलाते है--यहा की मिट्टी के प्रकम्पन किस प्रकार के है। 
वे आपके लिए लाभप्रद होंगे या हानिकारक ? क्षेत्र के ज्ाधार पर यह पूरा 
विज्ञान विकसित हुआ है । 


मूड क्यों बिगड़ता है ? 

मूड बिगड़ने का एक ही कारण नही है। उसका एक नियम है-- 
काल | प्रात:काल मूड कम विगड़ेगा और गर्मी का समय है तो मूड जल्दी 
बिगड़ जाएगा । व्यक्ति का अकग-अरूय समय पर अलूग-अलग मूड होता है । 
पर जिस सिद्धात का विकास हुआ है, उसे स्वर-विज्ञान मे, स्व॒रोद यज्षास्त्र में 
बहुत स्थान दिया गया है। किस समय्र किस प्रकार का भाव भीतर चलता 
है--इस आधार पर सारे कार्यो का निर्णय करता चाहिए। अनेक आदमी 
जानते हैं कि अमी लाभ का दुधडिया है. शुम का दुघडिया है, अमृत का 
दुधड़िया है| ये सारे व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं। एक समय होता है 
ग्यक्ति का भाव बहुत शात रहता है, प्रसन्न रहता है, मूड बहुत अच्छा रहता 
है | दूसरा समय आया, उसी व्यक्ति का उसी दिन मे माव विगड जाता है, 
मूड विगड जाता है। वह बिलकुल बदला हुआ-सा लगता है। यह बही 
व्यक्ति है, ऐसा विश्वास नहीं होता । एक ही व्यक्ति के भाव कितने बदल 
जाते हैं, उसके पर्याय कितने बदल जाते हैं, इसे नियमवाद के आधार पर ही 
समभा जा सकता है । 


तियमन का छिद्धांत हे--नियमवाद 


जीवन के सदर्भ में नियमबाद का यह संक्षिप्त अनुशीलन है । नियमो 
का जैन-साहित्य मे चहुत विकास हुआ है । उसमे बहुत सारे नियम ग्रथित हैं। 
अगर सारे नियमों का सकलन किया जाए तो पूरा एक नियमशास्त्र बन जाए, 
नियमों का एक महाग्रथ बन जाए, उसके आधार पर नियमों की समग्र 
व्याख्या की जा सकती है । जैन-दर्शन नियता को नही मानता, ईषबर को 
नही मानता । बह नियमन के सिद्धान्त को नियमवाद के सन्दर्भ में प्रस्तुत 
करता हैं। वह मानता है--हर व्यक्ति और पदार्थ के अपने अपने नियम हैं और 
वे नियम अपना काम करते है | ईश्वरवादी यह कहकर छुट्टी पा सकता है कि 


जैन दर्शत और विज्ञान : सत्य की मौमांसा २१९ 


भगवान्‌ की ऐसी मर्जी थी, ऐसी इच्छा थी, अतः ऐसा हो गया पर एक 
अनीइ्वरवादी यह कहकर छुट्टी नही पा सकता । उसके सामने बढ़ा जटिल 
मार्ग है । ईश्वरबाद का मार्ग बहुत सरल मार्ग है ।ईइवर का अस्वीकार 
बड़ा जटिल कार्य है। इससे व्यक्ति के सामने स्वयं निर्णय करने का प्रश्न 
आता है, नियमों की खोज का प्रइन आता है । इस प्रश्न के सदर्भ में ज॑न- 
दर्शन ने नियमों की जो खोज की है, वह खोज बहुत उपयोगी है, उसका ज्ञान 
होना अत्यन्त आवष्ययक है । 
आधुनिक विज्ञान में नियमवाद 

आधुनिक विज्ञान का सारा विकास नियमवाद के आधार पर हुआ 
है । भौतिक विज्ञान में न्यूटन से लेकर आइस्टीन तक उन मौलिक नियमों 
को खोजने का प्रयत्न किया गया है जिनके आधार पर जगत्‌ की प्रक्रियाओं 
की व्याख्या की जा सके । आधुनिक विज्ञान के 'परमाणुवाद'' द्वारा समस्त 
व्यावहारिक प्रक्रियाओ को समझाने का प्रयत्न काफी सफल हुआ है । जीव- 
विज्ञान के रहस्यों को भी भौतिक विज्ञान एवं रासायनिक विज्ञान के मौलिक 
नियमों के आधार पर उद्घाटित करने मे वैज्ञानिक काफी आगे बढ़े है। अस्तु, 
नियमवाद को आधुनिक विज्ञान का मूल स्तभ माना जा सकता है । 

(।) ईशबरवाद : कमेवाद 

अज्ञात रहस्यों को समभने के लिए दाशंनिकों ने अनेक सिद्धान्त 
स्थापित किएं। कम के विषय में भी अनेक सिद्धात स्थापित है । कुछ 
दाश्शनिक केवल करमेवादी हैं। कुछ कमंबाद को मानते है पर ईश्वरवाद के 
सहचारी के रूप मे उसे स्वीकार करते है। वे केवल कमंबाद को नही 
मानते । 
सृष्टि है परिबतंनात्मक 

जैन दर्शन कर्मवादी दर्शन है। ईश्वर का सिद्धान्त मान्य नहीं है । 
ईएबर के लिए तीन कार्यों की कल्पना की गई--(१) सुष्टि का कर्त्ता होना 
चाहिए, (२) नियता होना चाहिए, (३) अच्छे और बुरे कार्य का फल 
भुगताने वाला होता चाहिए । सृष्टि के कर्त्ता, सृष्टि के नियता और कर्मं- 
फल के भोग देने वाले. नियोजन करने बाल--ईश्वर की कल्पना के पीछे 
ये तीन मुख्य तत्व काम करते हैं । जैन दर्शन ने जगत्‌ को अनादि माना, 
इसलिए उसे ईदवर की कोई आबष्यकता ही प्रतीत नही हुई । 


सृध्टि का नियन्ता कोई नहों 
जैन दर्शन जगत्‌ को भी मानता है और सृष्टि को भी मानता है। 
व. इसो पुस्तक मे नये प्रकरण सें इसकी विल्‍्तुत जर्खा की जाएयो । 





२२० जैन दर्शन और विज्ञान 


जगत्‌ अनादि है, प्रत्येक पदार्थ अनादि है । प्रत्येक पदार्थ में परिणमन होता 
है, जीव और पुदूगल के सयोग से वैमाविक परिवतेन होती है । बह सृष्टि 
है । सृष्टि जीव और पुद्गल के द्वारा संपादित होती है । जीव और पुद्गल के 
अतिरिक्त किसी तीसरी सत्ता को मानने की कोई आवद्यकता नहीं । 

दूसरा प्रइन है नियमन का । जेन दर्शन के अनुसार सृष्टि का नियंत्ता 
कोई नही है । अगर कोई नियन्ता है, स्वेशक्तिमान है तो सुष्टि इस प्रकार 
की नही होती । इस त्रुटिपूर्ण व्यवस्था वाली सृष्टि के लिए अगर ईश्वर को 
नियन्ता मानें और साथ-साथ में सर्वशक्तिमान भी मानें तो दोनो मे अन्तरवि- 
रोध जैसा उपस्थित हो जाता है । यदि सृष्टि का कर्ता सर्वशक्तिमान है तो 
ब्यवस्था इतनी त्रुटिपृर्ण नहीं होगी । यदि वह सर्वेशक्तिमान नही है तो वह 
सारी सृष्टि का अकेला नियमन नही कर सकता । यह नियन्ता वाली 
ब्रात सगत प्रतीत नहीं होती । 


सृष्टि का नियमन नियम के द्वारा 


जैन दर्शन ने नियन्‍्ता की आवदष्ययकता अनुभव नहीं की। उसका 
सिद्धान्त है नियम । सृष्टि का नियमन नियम के द्वारा होता है, नियंता के 
द्वारा नही होता । हमारे जगत के कुछ सावंभोम नियम है, जो अक्ृत्रिम है, 
किसी के द्वारा बनाए हुए नहीं हैं। जीव-पुद्गल के स्ववभू नियम है और वे 
नियम अपना काम करते है । 

एक जीव को मोक्ष जाता है तो वह अपने नियम से जाएया। एक 
पुदूगल को, परमाणु को बदलना है तो कह अपने नियम से बदलेगा। एक 
परमाणु एक गुणा काला है और उसे अनन्त ग्रुना काला होना है तो वह अपने 
नियम से होगा । वर्ण, गन्ध, रस और स्पश का जितना परिवतंन है वह सारा 
अपने नियम से होगा । निर्धारित समय पर उसे निदिचत रूप से बदलना ही 
पडेगा । यह प्राकृतिक नियम है, सावेभोम नियम है और इस नियम से सारा 
नियमन हो रहा है । यह सारी ओटोमटिक व्यवस्था है, स्वयंकृत व्यवस्था 
है । बाहर से कृत या आरोपित व्यवस्था नही है, इसलिए नियता की आव- 
इयकता प्रतीत नही होती । 
कत्तंत्व: भोफ्त॒त्व 

तीसरा प्रइन है--कर्म का फल देने वाला कोई होना चाहिए । जैसे 
चोरी करने वाला चोर अपने आप उसका फल नही भुगतता । कोई न्यायाधीश 
होता है, दंडनायक होता है, जो उसे दंडित करता है, फल देता है, वैसे ही 
सारे जगत को अच्छे और बुरे कम का फल देने वाला भी कोई होना चाहिए । 
इस आधार पर कमंफल-दाता को आवश्यकता कुछ दाशंनिको ने महसूस की । 
कितु जैन दर्शन ने इस आवद्यकता का अनुभव नहीं किया । ज॑न दर्शन का 


जैन दशेन और विज्ञान : सत्य की मीमांसा २२१ 


मंतव्य है--कर्म करने और उसका फल भोगने की: शक्ति स्वयं जीब में" 
निहित है । उसे बाहर कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है। अपना स्वयं 
का करत त्व और अपना स्वयं का भोवतृत्व--दोनों उसमें समाहित हैं । इन 
तोन स्थितियों के आधार पर जन दर्शन को ईश्वर की आवध्यकता दाशेनिक 
दृष्टि से महसूस नहीं हुई । 
प्रयोजनवादी दृष्टि 

एक संदर्भ है अ्रयोजन का । प्रयोजनवादी दुष्टि से भी कुछ प्रश्न उभरते 
हैं--ईष्वर ने सृष्टि का निर्माण क्यों किया ? वह क्‍यों जगत के प्रपंच में आया 
और बह क्यों सबकी व्यवस्था और नियमन करता है । वह अच्छा करने वाले 
को अच्छे फल देता है और बुरा करने वाले को बुरा फल देता है । वह ऐसा 
क्‍यों करता है | उसक्रा प्रयोजन क्‍या है ” यह बडा जटिल प्रश्न है ईश्वर- 
वादी के सामने । प्रयोजनवादी तर्क जब सामने आता है तो उसका संतोष- 
जनक समाघान नहों मिलता । यदि करुणा प्रयोजन है तो प्रइन होगा--यह 
प्रयोजन कब पैदा हुआ ? यदि कहा जाए--जिस दिन ईइ्वर जन्मा, उसी 
दिन प्रयोजन पैदा हो गया तो इसका अर्थ होगा--ईश्वर और जगत्‌ का जन्म 
एक साथ हुआ । यदि ईश्वर पहले था और भप्रयोजन कभी बाद में हुआ तो 
प्रहन आएगा--प्रयोजन बाद में क्यो पैदा हुआ पहले क्यो नहीं हुआ ? 
उसका प्रयोजन आखिर क्‍या था ? उत्तर दिया गया--करुणा थी प्रयोजन । 
ईदवर के मन मे करुणा जायी और उसने सृष्टि का निर्माण कर दिया । 
एको४हं बहुस्पाम्‌ 

यह करुणावादी प्रयोजन वाली सुष्टि नहीं है । जहा इतनी करता 
और इतना आतंक है वहां करुणावादी दृष्टिकोण सफल नहीं होता ! करुणा 
की बात समझ मे नही आती । दूसरे भी जितने प्रयोजन हैं उनकी कोई संगत 
व्याख्या सामने नही आती । इत सारे दाशेनिक बिन्दुओ के आधार पर जैन 
दर्शन ने ईश्वरवाद के अस्तित्व की नकार दिया | कहा जाता है--ईश्वर को 
अकेला रहना अच्छा नहीं लगा इसलिए उसने सोचा--'एको४हूं बहु स्पास्‌' मैं 
बहुत हो जाऊं । इसलिए वह एक से बहुत हो गया । जिस प्रकार से ईश्वर 
की कल्पना है, उससे यह बात भी सगत नहीं लगती । 
ईश्वरवाब : धार्मिक दृष्टिकोण 

हमारे सामने तीन दृष्टिकोण हैं--घामिक दृष्टिकोण, नैतिक दृष्टिकोण 
और दाशंनिक दृष्टिकोण । इन तीनों बिन्दुओं पर ईदबरवाद की यह अब- 
घारणा सम्यक नहीं उतरती । 

जब प्रगति और परिवर्तन का अधिकार मनुष्य को नहीं है तो ईश्वर 
का अस्तित्व उसे संक्रट में डालने वाला है । मनुष्य न प्रगति कर सकता और 


ररर जैन दर्शन और विज्ञान 


न परिवर्तन कर सकता । ज॑ंसा है वैसा ही रहे | ये दोनों जब भनुष्य के हाथ 
में नही है तो घामिक दृष्टिकोण से ईइवर का अस्तित्व उसके लिए खतरनाक 
बन गया । इस धारणा ने रूढिवाद एवं निराशावाद को जन्म दिया और इसी 
निराशावादी दृष्टिकोण ने मतृष्य को अकिचित्‌कर बना दिया । 


ईश्वरवाद : नेतिक दृष्टिकोण 

नैतिक दृष्टि से विचार करें--यदि मनुष्य का संकल्प स्वतंत्र नही 
है तो वह अपने कृत के प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकता । वही व्यक्ति कृत 
के प्रति उत्तरदायी हो सकता है जिसका संकल्प स्वतंत्र है। व्यक्ति का 
संकल्प उसे अपने कृत के प्रति उत्तरदायी बनाता है। यदि कृत स्वतंत्र नही 
है, ईश्वर ने जेसा कराया वैसा उसने कर लिया तो अच्छे और बुरे का 
उत्तरदायी क्यों बनेगा ? ईइवबर ने अच्छा कराया तो अच्छा कर लिया 
और बुरा कराया तो बुरा कर लिया । उत्त रदायी कराने वाला है या करने 
वाला है ? 

एक यंत्र उत्तरदायी नहीं हो सकता । एक लौह-मानव (॥२०४७०४) 
थोड़ी दूर चलता है और फिर गोली दागता हे। प्रइन प्रस्तुत होता है--- 
उसका उत्तरदायी कौन है ? क्या वह लौहमानव है, यन्त्र-मानव है, रोबोट 
है ? बिल्कुल नही । उत्तरदायी है चलाने वाला | मनुष्य जिस प्रकार चलाता 
है, यत्र-मातव उसी प्रकार चलता है । यदि मनृष्य वैसा ही यंत्र-मानव या 
लोह-मानव है तो वह अपने कृत का उत्तरदायी नही हो सकता । नैतिक दृष्टि 
से यह एक बडी समस्या पैदा हो जाती है नैतिकता की बात एक प्रकार से 
समाप्त हो जाती है । 


कर्मंवाद के तोन सिद्धांत 


जैन दर्शन ने इस पर समग्रता से विचार किया। उसने पहला सूत्र 
दिया कमंवाद का । हर आत्मा की स्वतत्रता कर्मबाद का प हला आधार है। 
यदि व्यक्ति का सकल्प स्वतत्र नही है तो वह अपने कृत के प्रति उत्तरदायी 
नही हो सकता । संकल्प करने में वह स्वतन्त्र है इसलिए कृत के प्रति 
उनरदायी है । वह अच्छा करता है तो उसका फल अच्छा होता है और 
बुरा करता है तो बुरा होता है । अच्छे और बुरे का जिम्मेवार वह स्वयं है। 
यह्‌ 0५36053 स्वतंत्रता कमंवाद का पहला सिद्धांत है । 

. . मवाद का दूसरा सिद्धांत है--कृत का नैतिक जिम्मेवार व्यक्ति 
स्वयं है। बह अपने कृत के प्रति नैतिक दायित्व मे अलग नही हो सकता । 
कोई भी काम करता है तो उसे यह उत्तरद,यित्व लेना होगा कि इसके लिए 
मैं स्वयं जिम्मेवार हूं । थम 

कमं वाद का तीसरा सिद्धांत है--व्यक्ति को प्रगति और परिवतंन 


जैन दर्शन और विज्ञान : सत्य की मीमांसा २२३ 


का अधिकार है । छोटे-से-छोटे प्राणी को भी ये दोनों अधिकार उपलब्ध हैं। ' 
एक एकेन्द्रिय प्राणी अपना विकास करते-करते पंचेन्द्रिय तक पहुंच जाता है, 
मनुष्य तक पहुंच जाता है, मुनि बन जाता है । आध्यात्मिक उत्क्रांति के पथ 
पर चलते-चलते वह वीतराग बन जाता है, केबली बन जाता है, प्रुक्त 
आत्मा भी बन जाता है। यह आध्यात्मिक उत्क्रांति का अधिकार प्रत्येक 
आत्मा को उपलब्ध है । प्रत्येक आत्मा इस उत्क्रांति के आधार पर आत्मा से 
परमात्मा बन सकती है । 
अधिकार है परिवतंन एवं प्रगति का 

प्रघनन होता है--आज मनुष्य जेसा है, क्या वह वैसा ही रहे ? या 
अपने आपको बदल सके ? जैन दर्शन ने व्यक्ति को परिवतंन का अधिकार 
दिया है । उसने कहा--हर आदमी बदल सकता है परिवतंन कर सकता 
है । अगर परिवतंन हो तो व्यक्ति की सारी साधना, तपस्या व्यर्थ बन जाए। 
इस बात में विश्वास नहीं किया जा सकता कि जो जैसा है बसा ही रहेगा । 
जिसका स्वमाव जैसा है वैसा ही रहेगा । ऐसा वह माव सकता है, जिसने 
परिवतंन को अस्वीकार किया है । 

जैन दर्शन परिवतंन और प्रगति को स्वीकार करता है इसलिए उसमे 
तपस्था और साधना का मूल्य है। यदि उन्हे अस्णीकार किया जाए तो 
तपस्या और साधना का मूल्य समाप्त हो जाता है । क्रोध, अहंकार, लोभ, 
अभिमान, माया भय, कामवासना आदि-जादि जितने मोहकम के विकार है 
उत सबको बदला जा सकता है, उनमें परिवर्तत किया जा सकता है ॥ यह 
व्यक्ति की अपनी स्वतन्त्रता है। इसी आधार पर साधना की पद्धति का 
विकास हुआ । तपस्या, ध्यान, स्वाध्याप--इनका विकास परिवतंन के 
सिद्धांत के आधार पर हुआ है । यह परिवतंन का सिद्धांत नहीं होता तो 
साधना और तपस्या का कोई अर्थ नहीं होता। ध्यान, स्वाध्यायथ और 
तपस्या--तन सबका विकास परिवतंन के सिद्धांत के आधार १र हुआ है । 


परिबतंन का आधार 


परिवर्तेन का आधार है - संकल्प की स्वतंत्रता । इस स्वतंत्रता ने 
ऐसा मार्ग दिया है, जिसमे न रूढ़िवाद के पनपने की जरूरत है, न निराशा- 
वाद के पनपने की जरूरत है और न पलायन की जरूरत है । 

जन धर्म निरन्तर परिवतंन की प्रक्रिया है। स्वयं को बदला जा 
सकता है, प्रत्येक क्षण बदला जा सकता है। इसी आधार पर स्वतंत्रता का 
सिद्धांत साथंक बनता है । 
एकांगी धारणा 

जैन दर्शन ने कमंबाद के सिद्धांत को स्वीकार किया, किन्तु कर्मचाद 


रेड जैन दर्शन और विज्ञान 


ईइबरवाद का स्थान नहीं ले सकता! ईश्वरवादी कहते हैं--ईश्वर की 
इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिलता | यदि जैन 
दर्शन यह मान ले कि कम के बिना कुछ भी नहीं होता तो ईइवरवाद और 
कम के सिद्धांत में कोई अंतर नही रह पाता । कम स्वयं ईश्वर के स्थान पर 
बैठ जाता है । 

जो कुछ होता है बह सब कर्म से होता है। यह बिल्कुल एकांगी 
धारणा है । जन दर्शन के अनुसार यह सही नही है, उचित नहीं है | कर्मवाद 
से सब कुछ नहीं होता । कम का स्थान सीमित है। एक सीमित स्थान में 
कम से कुछ होता है, किन्तु सब कुछ नही होता | 
कर्स का कतंत्व नहों है 

कर्स हमारी कृति है किन्तु कतृत्व उसका नही है | कर्तुत्व है आत्मा 
का । कृति का प्रभ्त्व नही हो सकता । प्रभृुत्व कतृत्व का हो सकता है । 
यदि व्यक्ति द्वारा किया हुआ कर सब कुछ बन जाए तो कर्ता गौण बन 
जाए । कर्ता का तो कोई अर्थ ही नहीं रहे। कर्म मे कर्तृत्व नही है । 
कतृत्व व्यक्ति के भीतर उसके सकलल्‍प में है। यदि कृति और कर्ता का 
भेद स्पष्ट होता है तो कम को उतना ही मूल्य मिलेगा, जितना कि उसका 
मूल्य है । 
म्रिथ्या अवधारणाएं 


भगवान महावीर ने कर्म को बहुत लचीला माना है। कहा गया-- 
'सुचिन्ना कस्सा सुचिन्ता फला भवंति दुद्चिन्ता कम्सा दुचिन्तना फला भवति ।! 
अच्छे काम का अच्छा फल होता हे और बुरे कम का बुरा फल होता है-- 
यह एक सामान्य वात है । किन्तु इसके अपवाद बहुत हैं। कृत कर्मों को 
भोगे बिता छुटकारा नहीं होता, यह भी एक सामान्य सिद्धांत है। जब तक 
कर्म से सारे अपवादों को, विशेष नियमों को नही जाना जाता तब तक कर्म 
की बात पूरी समभ मे नही आती । कर्म को सब्र कुछ मान लेने पर एक 
तिराशावादी धारणा, माग्यवादी धारणा बन जाती है और आदमी अकमंण्य 
होकर बैठ जाता है । यह भिथ्या धारणा है। वह॒सोचता है--मैं क्या 
करू ? कर्म का फल ऐसा हो था, कमं का योग ऐसा ही था। भेरे कर्म में 
ऐसा ही लिखा है । 
कर्मवाद में पुरुषार्थ का मूल्य 


पुरुषा्थ और कमंबाद को कभी अलग नहीं किया जा सकता । 
ईद्वरवादी धारणा में यदि पुरुषार्थ नही होता है ती आइचर्य॑ की बात नहीं 
है किल्तु यदि क्रमंवादो धारणा मे पुरुषार्थ नही होता है तो इससे बड़ा कोई 


जैन दर्शन और विज्ञान : सत्य की मीमांसा २२५ 


आदचये नहीं । यह बहुत बड़ा माइचर्य है । पुरुषा्थ और कमेवाद का जोड़ा 
है। इन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता किन्तु कमंब्राद को सही न 
समझने के कारण पुरुषाथंवादी दर्शन भी अकमंण्य दर्शन जैसा बन जाता है । 
सहायोर पुदवायंवाद के सशक्त प्रवक्ता 


मगवान महावीर ने कर्म के विषय में अनेक सिद्धांत दिए । पुरुषा्े 
के द्वारा कम॑ को भी बदला जा सकता है । एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा कर्म 
किया, क्षयोपशम भी हुआ और पुण्य का बन्ध भी हो गया । कितु कुछ समय 
बाद उसने बहुत बुरे कर्म किए और उसका परिणाम हुआ--उसने जो अच्छा 
किया, वह बुरे में संक्रांत हो गया। एक व्यक्ति ने बहुत बुरा किया, कितु 
उसने बाद में बहुत अच्छे कार्य किए, यह सम्भव है कि उसका बुरा कर्म 
अच्छे में संक्रांत हो जाए | यह संक्रमण का सिद्धांत है । 

यह संक्रमण का सिद्धांत है । कर्म के विषय में यह एक अपवाद है 
ओर यह्‌ पुरुषार्थे से सम्भव बना है। जेन दर्शन ने निरन्तर पुरुषाथं पर बल 
दिया । मगवान महावीर ने कहा-पुरुष ! तू पराक्रम कर ! यह परम 
पुरुषार्थ की प्रेरणा माग्यवाद को चकनाचूर कर देने वाली प्रेरणा है । 
भारतीय चितन और दर्शन में पुरुषार्थंथाद पर जितना बल महावीर ने दिया, 
उतना किसी दूसरे ने दिया या नहीं, यह खोज का विषय है । 


नियामप्तक कौन ? 


कमंवाद और पुरुषार्थवाद--इन दोनों का अस्वीकार है ईश्वरवाद । 
जहां ईश्वरवाद है वहां न कमंवाद की आवश्यकता है और न पुरुषार्थ की 
आवश्यकता है । जब ईइ्वरवाद में ईश्वर के द्वारा सही व्यवस्था नहीं बंठी 
तो कमंवाद को भी बीच में लाना पड़ा । पूछा गया--अच्छा और बुरा फल 
आदमी कंसे भुगतता है ? उत्तर दिया गया -ईश्वर भुगताता है। पुनः 
प्रदत्त उमरा--ईदवर किसी को अच्छा या बुरा फल क्‍यों देता है ? 
उत्तर दिया गया-व्यक्ति जैसा कम॑ करता है, ईश्वर उसको बसा ही फल 
देता है । 
कमंबाद के बिना व्यवस्था संगत हो ही नहीं सकती । इसलिए 
ईदवरबाद में भी कर्मंवाद को मानना पड़ा । आखिर सब कुछ कमंवाद से ही 
होना है । अच्छे ओर बुरे का नियामक कम है तो उसके लिए किसी ईश्वर 
को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है । कमं वाद से जो हो जाता है उसके 
लिए किसी ईश्वर की और अपेक्षा करना प्रक्रिया-गपौरव है। तकेशास्त्र में 
कहा गया--- 
प्रक्रिायोरव यत्र, त॑ पक्ष न सहामहे । 
प्रक्रियालाघवं यत्र, त॑ पक्ष रोचयामहे ।। 


२२६ जैन दर्शन और विज्ञान 


जिसमें प्रक्रियः का गौरव होता है, उस पक्ष को सहन नहीं किया 
जा सकता । जिसमें प्रक्रिया का लाघव होता है, वही पक्ष रुचिकर हो सकता 
है । 

विज्ञान भी प्रक्रिया-गोरव को स्वीकार करता है। न्यूनतम सियमों 
से किसी प्रक्रिया की व्याख्या करना वैज्ञानिक सिद्धांत है । 


वास्तविक सचाई : व्यावहारिक सच्चाई 


'सब जीव समान है' यह निदचयनय की बात है, बास्तविक सचाई 
है, व्यावहारिक सचाई नहीं है । व्यवहारनय की दृष्टि से सब जीव समान 
नहीं है । उनमे भेद है और वह भेद कमंकृत है--कर्म के द्वारा वह भेद किया 
गया है । एक एकेन्द्रिय जीव है, एक पंचेन्द्रिय जीव है । एक समनस्क है, 
एक समनस्क है | एक बहुत विकासशील है, एक बहुत अवरुद्ध विकास वाला 
है । यह जो बिकास का तारतम्य है, भेद है वह सारा कर्म के द्वारा होता 
है। प्रत्येक आत्मा की स्वभावगत समानता और कर्मंकृत विविधता--निश्चय- 
नये और व्यव॒हारनय की दृष्टि से ये दोनो सचाइयां मान्य हैं। आचारांग सूत्र 
में कहा गया है--कोई आत्मा हीन नही है, कोई आत्मा अतिरिक्त नही है । 
इसका अर्थ है--वास्तविक दृष्टि में कोई आत्मा हीन नहीं, कोई अतिरिक्त 
नही । व्यवहार दृष्टि से हीन भी है ओर अतिरिक्त भी है | ये सारी सचाइयां 
कमंवाद के सन्दर्भ में ही स्पष्ट हो पाती है। इसलिए कमंबाद जैन दर्शन का 
एक ग्रमुख सिद्धात बन गया । उसका सहचारी सिद्धात है पृरुषार्थथाद । कमे- 
वाद और पुरुषाथंवाद के क्षाधार पर उसने ईश्वरबाद के सिद्धांत को 
अस्वीकृर कर दिया । 


आधुनिक विज्ञान 


आधुनिक विज्ञान में ईश्यर-कतुंत्ववाद के स्थान में प्रकृति के नियमों 
को प्रतिष्ठित किया गया है। प्रकृति के सारे रहस्यों के उद्घाटन का दावा 
विज्ञान नही करता । श्री आत्मा, कम (पुदूगल) आदि के विषय में विज्ञान 
का अनुसन्धान जारी है । 


(॥]) कार्य-कारणवाद 


एक कपड़ा है। प्रश्न हुआ--'कपड़ा किससे बनता है ?! 
उत्तर मिला-- 'रूई से बनता है ।' ह 
“रूई कहाँ से आई ?! 

“कपास के पौधे से ।! 

“कपास का पौधा किससे बना ?' 


बनस्पति के जीव और पुदूगल--दोनों का योग मिला, कपास का 


जैन दर्शन और विज्ञान : सत्य की मीमांसा २२७ 


पौधा बन गया ।! 

कपड़े का कारण है रूई, छऊई का कारण है कपास और कपास का 
कारण है जीव तथा पुद्गल का थोग । 

प्रश्न और आगे बढा--जीव किससे बना, परमाणु किससे बसा। 
प्रइघन रुक जाता है, थम जाता है। इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता । 
जीव के बारे में कोई कारण नहीं बताया जा सकता, परमाणु के बारे में 
कोई कारण नहीं बताया जा सकता। कारण की खोज यहां समाप्त हो 
जाती है । 

जीव कार्य नहों है और उसका कोई कारण नहीं है। परमाणु काये 
नहीं है और उसका भी कोई कारण नही हैं। तकशास्त्र का सिद्धांत है--हर 
वस्तु में कार्य कारण खोजो । वह एक स्थूल तथ्य है । व्यवहार के क्षेत्र में 
यह नियम लागू हो सकता है किन्तु सूक्ष्म जगत्‌ में कार्य-कारण के सिद्धांत 
का कोई अर्थ नहीं है | सूक्ष्म जगत्‌ में न कोई किसी का कारण होता है भौर 
न कोई किसी का कार्य । जीव और परभाणु का अपना अस्तित्व होता है, 
उनका कोई कारण नही होता । यदि परमाणु का कोई कारण माना जाए तो 
कारण की श्ाखला अनन्त बन जायेगी। वह कही थमेगी ही नहीं । तकंशास्त्र 
में इसे अनवस्था दोष कहा जाता है । जीव का कारण मानने पर भी काये- 
कारण की श्रृंखला का कहीं अन्त नहीं होगा । 
प्रश्न निरपेक्ष सत्य का 

सत्य के दो प्रकार हैं--सापेक्ष सत्य और निरपेक्ष सत्य । कुछ 
दाशंनिकों ने कहा--जन दशन में जितने सत्य हैं, वे सारे सापेक्ष हैं। कोई 
निरपेक्ष सत्य नहीं है । ईश्वरवादी ईश्वर को निरपेक्ष सत्य मानते है किन्तु 
जैन दर्शन में निरपेक्ष सत्य का कोई स्थान नही है । कपड़ा सत्य है किन्तु 
सापेक्ष सत्य है। अभी कपड़ा है और बह दस दिन में बदल जाएगा। सब 
कुछ सापेक्ष । ; 

बस्तुतः निरपेक्ष सत्य क्या है ? यह एक बहुत बड़ा प्रइन रहा है । 
यदि इस प्रइन पर तात्त्विक दृष्टि से विचार किया जाए तो जैन दर्शन के 
सामने यह कोई उलझन नहीं है। उसमें दोनो सत्य स्वीकार्य हैं। 
पञ्चास्तिकाय निरपेक्ष सत्य है। वह किसी की अपेक्षा से नहीं है, किसी 
कारण से नही है। वह कारण और अपेक्षा से मुक्त एक बहेतुक सत्य है । 
उसके पीछे कोई अपेक्षा नही है, कोई हेतु नहीं है। बह अपने स्वभाव से 
सत्य है । अस्तित्व स्वामाविक है, वहां कार्य-कारण का सिद्धांत समाप्त हो 
जाता है । 
अनावि परिणमन है निरपेक्ष सत्य 

जैन दर्शन का एक सिद्धांत है--पारिणामिक भाव । उसे दो भागों 


२१२८ जैन दर्शन और विज्ञान 


में विभक्त किया गया--अनादि पारिणामिक और सादि पारिणामिक | जो 
मूल तत्त्व हैं, अस्तित्व हैं, वे अनादि पारिणामिक हैं। उनके परिणमन का 
आदि बिन्दु किसी को ज्ञात नही है । अस्तित्व का निरन्तर परिणमन होता 
रहता है, अस्तित्व अस्तित्व में परिणत होता रहता है, उसका कोई आदि 
बिन्दु नही खोजा जा सकता । पंचास्तिकाय, काल, लोक्‌-अलोक ये सब बनादि 
पारिणामिक हैं | 
दूसरा है सादि पारिणामिक | मकान बना । पहले भकान नहीं था, 
सकान बन गया--यह सादि परिणमन है । कपड़ा नहीं था, कपडा बन गया, 
यह सादि परिणमन है। मनुष्य नहीं था, मनुष्य बन गया--यह सादि 
परिणमन है । 
निराधार भ्रम 


जितने सादि परिणमन हैं, उनमें कार्य-कारण को खोजा जा सकता 
है । जितने अनादि परिणमन है, उनमें कार्य-कारण को खोजने की कोई अपेक्षा 
नहीं होती। सादि परिणमन है सादि सत्य और अनादि परिणमन है निरपेक्ष 
सत्य । 

जैन दर्शन में निरपेक्ष सत्य की स्वीकृति नहीं है' यह भ्रम निराधार 
है, अहेतुक है । जैन दर्शन मे निरपेक्ष सत्य का स्पष्ट उद्घोष है। जितने 
मूल अस्तित्व हैं, अनादि परिणमन हैं, वे सब निरपेक्ष सत्य हैं | धर्मास्तिकाय, 
अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुदूगलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल 
“ये सब निरदेक्ष सत्य हैं। लोक और अलोक भी निरपेक्ष सत्य हैं। इनके 
अतिरिक्त जितने मी सादि परिणमन हैं, वे सब सापेक्ष सत्य है। सापेक्ष सत्य 
में ही काये-कारण को खोजा जा सकता है । 


कारण के तीन प्रकार 


त्केशास्त्र में तीन प्रकार के कारण माने गये हैं-“उपादान कारण, 
निभित्त कारण और निवतंक कारण, सहयोगी या सहकारी कारण | घड़ा 
बनाया जाता है, उसका उपादान कारण है मिट्टी । उसका निवर्तंक कारण है 
कुम्हार । उसके बनाने में जिन उपकरणों का प्रयोग होता है, वे हैं निमित्त 
कारण । जितने सादि परिणमन हैं उनमे इन तोनों कारणों को खोजा जा 
सकता है किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि तौनों कारण सवंत्र उपलब्ध हों | 
उपादान कारण का होना अत्यन्त अनिवायं है । सादि परिणमन और निमित्त 
भी अनिवायं है । किन्तु निवतंक सत्र हो, यह आवश्यक नही है। घड़े और 
मकान के निर्माण मे कर्ता की जरूरत होती है। आकाश में बादरू बनते हैं । 
उनका कोई कर्त्ता नहीं है। यह स्वाभाविक परिणमन है। जहां स्वाभाविक 
परिणभन होता है, वहां कर्त्ता की जरूरत नहीं होती, दो कारण मिलकर कार्य॑ 


जैन दर्शन बौर विज्ञान : सत्य की मी मांसा २२९ 


की निष्पत्ति कर देते हैं। जो कार्य स्वाभाविक नहीं. होते हैं, कृत होते हैं, 
उनमें तीनों कारण उपलब्ध होते है । 


सुष्टि के निर्माण का प्रश्न 


काये और कारण की शूंखला पर अनेकांत दुष्टि से विचार आवश्यक 
है । अनेक दाशेनिक सर्वत्र कार्य-कारण की अनिवायंता स्वीकार करते हैं। 
सृष्टि का प्रारम्भ ईश्वर से होता है। ईश्वर कर्त्ता है और सृष्टि उसका 
कार्य है । इससे उपादान का प्रशइन और अधिक उलभ जाता है। ईष्बरवाद 
और कार्य-कारणवाद का मी परस्पर एक संबंध रहा है। कार्य-कारणवाद 
के आधार पर ईश्वर को स्वीकार किया जाता है। एक तक प्रस्तुत होता 
है-- घडा एक कार्य है तो उसका कर्त्ता भी होना चाहिए । अगर सृष्टि कार्य 
है तो उसका कर्त्ता भी होना चाहिए। और उसका जो कर्त्ता है, बही 
ईइवर है। यह तक भी बहुत सुलका हुआ नही है। इस सन्द में 
अनेक प्रइन उभर जाते हैं। ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है। उसने 
संकल्प से किया या उपादान से ? अगर उपादान मौजूद थे भोर सृष्टि 
का निर्माण किया तो परमाणुओ के संघात से किया या ऐसे सकल्प से 
ही कर दिया ? ईश्वर ने सकल्प किया और सृष्टि बन गई । कामघट की 
कहानी विश्वुत है। चिन्तामणि व्यक्ति के पास है, संकल्प किया और 
सृष्टि तैयार हो गई, वस्तु तेयार हो गई। क्‍या सकलप से सृष्टि का 
निर्माण हुआया परमाणुत्रों के सघात से सृष्टि का निर्माण हुआ ? यह 
दाशनिक जगत्‌ का बहुचर्चित प्रदन है । 


उपादान पूल कारण है 


यदि परमाणु आदि की सामग्री से सृष्टि का निर्माण हुआ है तो 
इसका अर्थ होगा ईईइबर भी अनादि है और परमाणु आदि का जगत भी 
अनादि है । इस दृष्टि से सृष्टि का: निर्माण कोई विशेष बात नहीं है । जंसे 
एक कुम्हार घड़ा बनाता है, एक छिलपी मूर्ति का निर्माण करता है बसे ही 
किसी ने सृष्टि का निर्माण कर दिया । इसे विलक्षण घटना नही माना जा 
सकता । हु 

प्रदन है सामग्री का । सामग्री, उपादान मूल कारण है। उसे अनादि 
माने बिना कहीं व्यवस्था बे ठती नहीं है । जेन दर्शन का यह स्पष्ट अभ्युपगम 
है--प्रत्येक पदार्थ भनादि है । चेतन और अचेतन--दोनों अनादि हैं । 


कार्यकारण सर्वत्र सान्‍्य नहों 


जैन दर्शन की दूसरी महत्त्वपूर्ण स्वीकृति हैं-- जितने पदार्थ कल थे, 
उतने ही भाज हैं, उतने ही आगे रहेंगे । एक भी परमाणु न कम होगा भीर 


२३० जन दर्शन और जबिज्ञान 


न ज्यादा होगा । जितने थे, उतने हैं और उतने ही रहेंगे। यह तैकालिक 
व्यवस्था है । न किसी को बनाने की जरूरत और न किसी के नष्ट होने की 
अपेक्षा । न कोई बनता है और न कोई बिगड़ता है, केवल परिवर्तन होता है, 
परिणमन होता है, रूपातरण होता है । 

'सब अपने स्वरूप मे हैं! इसी आधार पर अनेकांत के इस सिर्दधांत--- 
नित्या-नित्यवाद का विकास हुआ | अस्तित्व की दृष्टि से प्रत्येक पदार्थ नित्य 
है और दर्शन की दृष्टि से प्रत्येक पदार्थ अनित्य है । जन दर्शन के अनुसार न 
किसी को नित्य कहा जा सकता है गौर न किसी को अनित्य कहा जा सकता 
है । अगर परमाणु नित्य है तो आत्मा भी नित्य है। यदि परमाणु अनित्य 
है तो भात्मा भी अनित्य है । अगर आत्मा मरता है तो परमाणु भी मरता है 
और परमाणु अमर है तो आत्मा भी अमर है । भात्मा और परमाणु--दोनों 
अमर हैं, दोनों मरणधर्मा है । इन दोनों में परिवर्तत होता भी है, परिवतंन 
नही भी होता | जंन दर्शन मे कार्य-कारण को सर्वत्र नियमित नहीं किया 
गया । प्रत्येक कार्य के पीछे कारण होना ही चाहिए, यह सिद्धात जेन दशेन 
में सम्मत नही है । जहां केवल सादि परिणमन होता है, वहां यह सिद्धांत 
लागू हो सकता है | अन्यत्र इसकी कोई अपेक्षा नही है । 
जगत : दार्शनिक जगत्व का अह प्रश्न 

दाशंनिक जगत्‌ का एक अहं प्रणन है-यह्‌ जगत्‌ क्‍या है ? जिस 
जगत्‌ में हम जी रहे हैं, वह क्या है ? इसका बहुत सीधा उत्तर है--अनादि 
और सादि परिणमन का योग, इसका नाम है जगत्‌ । कुछ अनादि परिणमन 
है, वे सूक्ष्म है, मूल तत्त्व हे । जो मूल तत्त्व है, सूक्ष्म है वे अदृदय रूप मे 
काम आ रहे है। जीव सूक्ष्म तत्त्व है, परमाणु सूक्ष्म तत्त्व है। धर्मास्तिकाय, 
अधर्मारितकाय, आकाशास्तिबाय और जीवास्तिकाय--ये भमूत्त है । पुद्गल 
मृत्त है । 

जगत्‌ को दो भागो में बाटा गया--दृश्य जगत्‌ और अदृदषय जगत्‌ । 
चार तत्त्वो का जगत्‌ अदृश्य जगत्‌ है, काल भी अदृश्य है। केवल पुद्गल का 
जगत्‌ दृश्य बनता है । किन्तु सभी पुद्यल हमारे लिए दृश्य नहीं बनते । दो 
प्रकार की परिणतियां होती है--एक सूक्ष्म परिणति और दूसरी स्थूल 
परिणति । जिन पुदूगलो की परिणति स्थूल बन जाती है, उन्हें आंख के द्वारा 
देखा जा सकता है। जिनकी परिणति सूक्ष्म रहती है, उन्हे आंख के द्वारा 
नही देखा जा सकता। जंसे-जैसे दक्ति का विकास द्ोता है, अदृश्य 
दृश्य बनते चले जाते हैं। चमंचक्षुओं से लिन वस्तुओं को नही देखा जा 
सकता, उन्हें वर्तमान मे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा सकता है, सूक्ष्म 
यान्त्रिक उपकरणों के द्वारा देखा जा प्वकता है। हमारी इन्द्रियो की पटुत्ता 
यन्‍्त्र के माध्यम से और मधिक बढ़ जाती है। एक अतिशयज्ञानी, अवधि- 


जैन दर्शन और विज्ञान : सत्य की मीमांसा २३१ 


शानी और मनःपर्येवज्ञानी सूक्ष्म पुदूगल को देख सकता है। अमूत्ते पदार्थ 
को सर्वज्ञ के सिवाय कोई नहीं देख सकता | अवधि, मनःप्रयंव, प्रातिभ, 
जातिस्मरण आदि ज्ञान से सम्पन्न व्यक्षित सूक्ष्म पुदगलों को देख सकते है। 
जो पुदगक चमंच्रक्षु के विषय नहीं बनते, वे अतीन्‍्द्रिय ज्ञान का विषय बन 
जाते हैं । 
दृश्य जगत्‌ कया है ? 

सारा दृश्य जगत दो भागों में बंट जाता है--चक्षु से देखा जाने 
वाला दुश्य जगत्‌ और अतिशय ज्ञान के द्वारा देखा जाने वाला दृष्य जगत्‌ | 
अदृष्टय दृश्य कंसे बनता है ? सूक्ष्म स्थूल परिणति कैसे होती है ? सूक्ष्म को 
स्थूल कौन करता है ? ये प्रइन भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। जैन दर्शन ने इन 
पर बहुत सूक्ष्मता से विचार किया है । इनमें ईश्वर-कर्तेत्व स्वीकार करने 
की कोई अपेक्षा नहीं है । सूक्ष्म से स्थूछ बनने की प्रक्रिया जीव और पुद्गल 
के संयोग से स्वाभाविक रूप से स्वतः चलती है, चल रही है । 

सारा दुश्य जगत्‌ जीव-शरीर का जगत्‌ है। एक कपड़ा वनस्पत्ति- 
कायिक जीव का शरीर है । एक पत्थर पृथ्वीकायिक जीव का शरीर है । 
पानी, जो प्यास बुझाता है, अप्कायिक जीव का शरीर है। आग अग्ति- 
कायिक जीव का शरीर है । हवा चल रही है, स्पर्श के द्वारा उसका बोध 
होता है, वह्‌ वायुकायिक जीवों का शरीर है। मनुष्य श्रसकायिक जीवों का 
शरीर है ! इस जगत्‌ का प्रत्येक दृश्य पदार्थ जीव का शरीर है | 

दृश्य जगत्‌ के दो विकल्प वनते है-- जीवित शरीर और जीवमुक्त 
दरीर | जितना दृष्य जगत्‌ है, जो दिखाई दे रहा है, वह जीवयुक्त या 
जीवमुक्त शरीर है। प्रत्येक व्यक्ति जीवित शरीर को देखता है अथवा मृत 
शरीर को । दृश्य जगत्‌ के ये दो ही विकल्प हैं ॥ उसका तीसरा कोई विकल्प 
नहीं है । जन दर्शन के दो प्रसिद्ध पारिभापषिक शब्द हैं-सचिप्त और 
अचित्त । जिसमे जीवन विद्यमान हो, वह सचित्त शरीर है। जिसका जीव 
चला गया, जो मृत हो गया, वह अचित्त शरीर वाला होता है । 

यह नियम अत्यन्त व्यापक है कि जो दृश्य जगत्‌ है, स्थूल जगत ्‌ है, 
वह सारा का सारा जीव का शरीर है । जीव के द्वारा उसका स्थुलीकरण 
हुआ है । 

(7५) अनेकान्तवाद 


हम पर्याय को जानते है, द्वव्य को नहीं जानते । हमारा सारा दृष्टि- 
कोण पर्यायवाची है । हम सनुष्य को जानते हैं, जात्मा को नहीं जानते । हम 
पशु को जानते हैं आत्मा को नहीं जानते । हम कीड़े-मकोड़े को जानते है, 
आत्मा को नहीं जानते । हम पेड़-पौधों को जानते हैं, भात्मा को नहीं 


२३२ जैन दर्शन और विज्ञान 


जानते । पेड़-पौधे, कीडे-मकोड़े, गाय-भेस और भादमी मूल वस्तु नहीं हैं, 
मूल द्रव्य नही हैं ये सब पर्याय हैं। मूल द्रव्य सदा पर्दे के पीछे रहता है । 
जो सामने जाता है. वह उसका एक कण या एक पर्याय होता है ! हम पर्याय 
को देखते हैं, द्रव्य को नहीं देखते । इसीलिए हमारा आग्रह पर्याय मे आबद्ध 
हो जाता है । 
सरल है पर्याय का दर्शन 

पर्याय का दर्शन बहुत सरकृत है। इसीलिए पर्यायवादी दर्शन बहुत 
वैज्ञानिक दर्शन लगता है । पर्यायवादी दर्शन जो सामने है, उसका निरूपण 
फरता है और जो सामने नहीं है, उसको अस्वीकार कर देता है । यह बहुत 
सीधा मार्ग है। जो सामने था, उसको व्याकृत कर दिया गया और जो 
सामने नही था उसको अव्याकृत कर दिया गया । यह पर्यायवादी दर्शन है । 
मनृष्य एक पर्याय है किन्तु क्या वह पर्याय ही है ? पर्यायवाद के आधार पर 
पहले और पीछे की बात नही सोची जा सकती, केवल वतंमान की बात 
सोची जा सकती है । मनुष्य पर्याय हे । उससे पहले क्या था और बाद में क्या 
होगा, पर्यायवाद के आधार पर इसका निर्धारण नही किया जा सकता । जो 
व्यक्ति अभी है, वह बाद में क्या होगा और वह पहले क्‍या था, यह पर्याय- 
वादी दृष्टिकोण मे नही सोचा जा सकता । 
दो दुष्टिकोण 

एक दर्शन का दृष्टिकोण है--जो दृश्य है, वह सचाई नही है। उस 
दर्शन का स्व॒र इस रूप प्रकट हुआ--ब्रह्म सत्य जगत्‌ मिथ्या । ब्रह्म सत्य है 
झोर यह जगत्‌ मिथ्या है। जो दिख रहा है, वह कसार है, मिथ्या है । 
दूसरे दर्शन का दृष्टिकोण है--प्रत्येक पर्याय वत॑मान है, क्षणिक है | समाप्त 
होने के बाद कुछ भी नहीं होता । यह सिद्धांत पर्याय के क्लाधार पर चलता 
है | जितने पर्याय है, वे सब मिथ्या है। एक दृष्टि से विचार करे तो पर्याय 
मिथ्या है, यह कहता भी असगत नही है । पर्याय को मिथ्या कहा जा सकता 
है। जो अभी है वह बाद मे नही भी हो सकता है। उसे मिथ्या, मूठ, 
माया या धोखा मान लें तो कोई अस्वाभाविक बात नही लगती । 

हमारे सामने दो दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण पर्याय को सत्य बतला 
रहा है और दूसरा दृष्टिकोण पर्याय को मिथ्या बतला रहा है । एक ओर 
जगत्‌ मिथ्या और ब्रह्म सत्य का घोप है तो दूसरी ओर जगत्‌ सत्य और 
अहम अव्याकृत का उद्घोष है। ब्रह्म का कोई पता नही है, आत्मा का कोई 
पता नहीं है, जो दृश्य नहीं है, बह सत्य नहीं है । जो दुद्य है, वह सत्य 
है। पर्याय दृश्य है, द्रव्य दृश्य नही है । हु 
शेय तर दो हैं 


द्रव्य और पर्याय--इन दो आधार पर सारे विचारों का विकास 


जन दर्शन भोर विज्ञान : सत्य को मीमांधा २३३ 


हुआ है, सारे दर्शनों का विकास हुआ है। जितने भी दर्शन हैं वे या तो 
द्रव्यवादी हैं या पर्यायवादी । द्रव्यवादी दर्शन द्रव्य की व्याख्या कर रहे हैं, 
नित्य और शाए्बत की व्याख्या कर रहे हैं । पर्यायबादी दर्शन अनित्यवादी 
दर्शन हैं। तीसरा कोई दर्शन नहीं है । द्रब्यवादी दर्शनों ने द्रब्य की व्याख्या 
की और प्रत्येक द्रव्य को कुटस्थ नित्य बताया। द्रव्य नित्य है। नित्य ही 
सत्य है, जो अनित्य है, वह सत्य नही है। एक सूत्र बन गया--क्षाइबत 
सत्य और अशाइवत मिथ्या । पर्यायबादी दर्शनों ने पर्याय की व्याख्या की । 
उनके लिए परिवतंन' सत्य है और जो नहीं बदलता है, बह असत्य होता 
है । 

जन आचायों ते इस समस्या पर विचार किया । उन्हें लगा--दोनों 
दुष्टियाँ ठीक नही हैं । दोनों में कमियां है। जेय पदार्थ दो हैं--द्रव्य और 
पर्याय । इनके सिवाय जानने का कोई विषय ही नहीं है । सारा ज्ञेय विषय 
इन दो भागों में ही विमक्त होता है । विषय दो हैं तो जानने की दृष्टियां 
भी दो ही होंगी । द्रश्य को जानने वालो दृष्टि द्रब्याथिक नय है और पर्याय 
को जानने वाली दृष्टि पर्यायाथिक नय है । 


अनेकांत ओर सम्यक्त वर्शंन 


प्रश्न होता है--सम्यक दर्शन क्या है ? द्वव्य को जानने बाली दृष्टि 
द्रन्‍्य में अटक जाती है तो बह मिथ्या दर्शन है और पर्याय को जानने वाली 
दृष्टि पर्याय मे अठक जाती है तो वह भी मिथ्या दर्शन है । द्रव्य को जानने 
वाली दृष्टि द्रव्य का प्रतिपादन करती है किन्तु पर्याय को अस्वीकार नही 
करती और पर्याय को जानने वाली दृष्टि पर्याय का प्रतिपादन करती हे 
किन्तु द्रव्य को अस्वीकार नहीं करती । दोनों दृष्टियां परस्पर सापेक्ष हो 
जाती है। इसका नाम है सम्यक्‌ दशेन । निरपेक्ष दुष्टि मिथ्या दश्शंन और 
सापेक्ष दुष्टि सम्यक्‌ दशेन । 

अनेकात और सम्यक्‌ दर्शन--दोनों समान अर्थ वाले बन जाते हैं । 
द्रव्याथिक और पर्यायाधिक--दोनों दृष्टियां अलग-अलग होती हैं तो 
एकांतवाद होता है | द्रव्याथिक और पर्यायाथिक--दोनों दृष्टियां सापेक्ष 
होती हैं, संयुक्त हो जाती हैं तो अनेकांतवाद प्रस्तुत हो जाता है। दोनों 
दृष्टियों का अलग होना मिथ्या दर्शन है और दोनों दृष्टियों का संयुक्त होता 
सम्यक्‌ दर्शन है । 
अनेकात के निष्कर्ष 


जैन दर्शन ने द्रव्य और पर्याय की व्याख्या अनेकांत के आधार पर 
की । इसलिए जैन दर्शन न द्रव्यवादी है और न पर्यायवादी है। वह द्रव्य 
को भी स्वीकार करता है और पर्याय को भी स्वीकार करता है। इसी 


२३४ जेन दर्शन और विज्ञान 


आधार पर जेत दर्शन के सन्दर्म में कहा गया--बह न नित्यवादी है और न 
अनित्यवादी है किन्तु नित्यानित्यवादी है। वह न सामान्यवादी है और 
न विशेषवादी है किन्तु सामान्यविशेषवादी है । न एकवादी है और त अनेक- 
वादी है, किन्तु एकानेकवादी है । वह न अस्तिबादी है और न नास्तिबादी 
है, किन्तु अस्तिनास्तिवादी है। ये सारे निष्कषं॑ अनेकांत के आधार पर 
फक्षित हुए हैं । 
शाश्वतवाद की समस्या 

मूल दृष्टिया दो है--द्रव्यनय ओर पर्यायनय । जितना नित्यता का 
अश है, जितना शाइवत है, उसका प्रतिपादन करने वाली दृष्टि द्रव्य दृष्टि 
है, द्रव्याथिक दृष्टि है । जितना परिवर्तन का अंश है; जितना अनित्य है, 
उसका प्रतिपादन करने वाली दृष्टि पर्यायाथिक दृष्टि या पर्यायाथिक नय 
है। दो ही तत्त्व प्रत्येक दर्शन के सामने हैं--नित्य और अनित्य, शाइवत 
ओर अशाइवत | जैन दशंन शाश्वतवादी नहीं है। शाधवतवादी को कुछ 
करने की जरूरत नहीं होती | साधना का विधान बनाने की जरूरत नहीं 
होती । आत्मा शाइवत है, नित्य है, जंसा है वैसा रहेगा तो साधना की 
कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति साधना किसलिए करे ? यदि आत्मा में 
प्रिवततेन नहीं होता है तो साधना व्यर्थ है। यदि परिवत्तन होता है तो 
शाइवतता का सिद्धात खंडित हो जाता है । दोनों ओर से विरोध प्रस्तुत हो 
जाता है। एकांगी दृष्टिकोण मे दोनों ओर से समस्या आज्ी है । 


तक जन आधार्यों का 


जैनाचार्यों ने एक तर्क प्रस्तुत किया-- 

नंकांतवाबे सुखदुः:खभोगो न पुष्य-पापे न च बंधमोक्षो । 

एकातवाद में सुख और दुःख का भोग नही हो सकता, बंध और 
मोक्ष नहीं हो सकता, पुष्य और पाप नहीं हो सकता । अगर आत्मा बदलता 
नही है तो यह नहीं माना जा सकता कि वह पहले दुःखी था और अब सुद्धी 
बन गया । पहले दुखी था मौर अब सुखी बस गया। इसका अथं है कि 
आत्मा पहले एक अवस्था मे था और अब दूसरी अवस्था में भा गया, 
परिवततत हो गया । अगर भात्मा परिवर्तित नही होता है तो यह नहीं कहा 
जा सकता कि पहले दु:खी था, बाद मे सुखी बन गया। पहले सुखी और 
बाद में दुःखी, यह स्थिति परिव्त नशील पदार्थ मे ही घटित हो सकती है । 
इसीलिए जन दर्शन ने आत्मा को न सर्वथा शाइवत माना और न स्वथा 
अशाइवत माना । आत्मा शाष्वत भी है ओर आत्मा अशाश्वत भी है। आत्मा 
शाश्वत है, इसलिए अनादिकाल से उसका अस्तित्व बना रहता है । भ्रात्मा 
अधाश्वत है, इसलिए उसका अस्तित्व नाना पर्यायों में परिवर्तित होता रहता 


जन दर्शन और विज्ञान : सत्य की मीमांसा ; २३२५ 


है । वह कभी सुखी बनता है ओर कभी दुःखी बनता है। यह कभी मनुष्य 
बनता है और कभी पशु बनता है । 

यदि आत्मा शाहवत ही है तो पृषण्य और पाप की व्यवस्था घटित 
नहीं हो सकती | यदि शाश्वत हो है तो मानना होगा कि सारे संसार की 
हत्या करके भी आत्मा उसमें लिप्त नहों हो सकता । वयोंकि वह शाहइवत है, 
जैसा है, वसा ही रहता है, उसमें एक राई का भी फक नहीं पड़ता । इस 
स्थिति में न पुण्य की बात हो सकती है जौर न पाप की । व्यक्ति कुछ भी 
करे, न पुण्य होगा और न पाप होगा । यदि आत्मा शाहबत है तो बध और 
मोक्ष की व्यवस्था मी घटित नहीं हो सकती । प्रश्न होगा--आत्मा शाप्वत 
है तो बंध किसका और मोक्ष किसका ? ये सारे परिवतंनशील पदार्थों में ही 
घटित हो सकते हैं । 


जन वशंन को भाषा 


जैन दर्शन के अनुसार जेंसी एक आत्मा है, वेसा ही एक परमाणु 
है । बहुत बार कहा जाता है--आत्मा अमर है, शरीर मरता है, यह जैत 
दर्शन की मापा नहीं है । आत्मा अमर है, यह ॒सर्वंथा सही नही है । एक 
परमाणु भी अमर है। कोई फर्क नहीं है। मगर परमाणु मरता है, शरीर 
मरता है तो आत्मा मी भरता है। प्रश्न होता है--शरीर क्या है ? छरीर 
मूल द्रव्य नहीं है। शरीर एक पर्याय है| मूल द्रव्य है परमाणु | शरीर 
नही रहा, हम कहते है-- अमुक व्यक्ति मर गया। वस्तुतः नष्ट कुछ भी 
नही हुआ । केवल रूपान्तरण हुआ । जो परमाणु शरीर में थे, वे शरीर के 
रूप में समाप्त हो गए और दूसरे रूप में बदछ गए । एक सार्वभोम सिद्धांत 
है--जितने द्रव्य इस संसार में हैं, उतने ही हैं, उतने ही थे और उतने ही 
रहेंगे । एक मी परमाणु न अधिक होगा और न न्यून होगा । कुछ भी 
परिवतंत नही होगा । परिवतंन का सिद्धांत अपरिवतेत के सिद्धांत से जुड़ा 
हुआ है । समस्या यह है--जो केवल द्रव्याथिक नय को मानकर चलते है, 
के कभी परिवतेन की व्याख्या नहीं कर सकते और जो केबल परिवर्तन को 
मानकर चलते हैं, वे मुल स्नोत की व्याख्या नहीं कर सकते । 


समप्चन्बय को भोलिक दृष्टियां 


बोद्ध दर्शन पर्यायबाची दर्शन है। जब खसके सामने आत्मा आदि के 
अ्रदन आए तो उन्हें अव्याकृत कहकर टाल दिया गया । क्योंकि एकांतवाद 
के द्वारा जनकी सम्यक व्याख्या हो नहीं सकती । जैन दर्शत ने इन दोनों 
दृष्टियों--द्रव्याथिक दृष्टि और पर्यायाथिक दृष्टि का समन्वय किया। जैन 
दर्शन ने कहा--मुल तत्त्व भी है मौर पर्याय भी है। इसलिए उसने द्रव्य की 
व्याख्या भी की और पर्याय की व्याख्या भी की। उसने शाइवत और 


२३६ जन दर्शन और विज्ञाब 


अशादवत--दोनों का समन्वय साधा । आज के विचारक और विद्वान कहते 
हैं--जैन दर्शन मौलिक दर्शन नहीं है। यह दूसरे दर्शनों का समुच्चय है । 
दूसरे दर्शनों के विचारों का एक पुलिन्दा है । यह धारणा क्यों बनी ? इसका 
आधार बना-- जैन आचार्यों की समन्वय-दृष्टि । जैन आचार्यों ने समन्वय 
किया नयों के आधार पर । यह उनका समन्‍्वयपरक दृष्टिकोण था। समन्वय 
का दृष्टिकोण जिन दृष्टियों से किया, वे उनकी अपनी मौलिक थी । किन्तु 
जब समन्वय साधा तो दूसरों को लगा--सारुय आत्मा को कूटस्थ नित्य 
मानता है नित्यवाद वेदांत का सिद्धात भी है। अनित्यवाद बौद्धों का 
सिद्धांत है । जनो ने नित्यवाद साख्य और वेदात से के लिया और अनित्य- 
बाद--पर्यायवाद बौद्धो से ले लिया | पर यह लेने का प्रदस नहीं था। यह 
प्रदतन था समन्वय का । 


परियतंन : अपरिवर्तन 


आचारय॑ सिद्धसेन ने लिखा--द्रव्याथिक नय बिलकुल सही है । यदि 
द्रव्याथिक नय बिलकुल सही है तो साख्य का कूटस्थ नित्य भी बिलकुल सही 
है | पर्यायाथिक नय बिलकुल सही है और यदि पर्यायाथिक नय सही है तो 
बौद्ध का क्षणभगुरवाद बिलकुल सही है | यदि एकांत नित्यवाद निरपेक्ष है 
भौर वह कहता है--केवल कूटस्थ नित्य ही सही है, परिवतंन सही नही है, 
तो वह सम्यक्‌ नही है । यदि एकात अनित्यवाद निरपेक्ष है और वह कहता 
है--केवल परिवर्तत ही सम्यक है, अपरिवर्तन सही नहीं है, तो वह भी 
सम्यक्‌ नहीं है । परिवर्तत और अपरिवतेन--दोनों का समन्वय करो, दोनों 
को एक साथ जोड़ दो तो दोनों सही हो जाएगे । 
बेराग्य का भाधार : परिव्तंनवाद 


वस्तु को देखने का यह दृष्टिकोण अनेकांत की अपनी मौलिकता है । 
हम द्रव्य को किस दृष्टि से देखे । एक मकान है । हम उसे किस दृष्टि से 
देखें । हम सोचें--मकान द्वव्य है या पर्याय । हमारा दृष्टिकोण यह होना 
चाहिए--मकान एक पर्याय है। हम जो कपड़ा पहने हुए है, वह एक पर्याय 
है । जो पर्याय होता है, वहू परिवर्तंनशील होता है। वैराग्य का विकास 
परिवर्तेनवाद के आधार पर द्वोता है। वैराग्य के विकास का बहुत बड़ा 
आधार बनता है पर्यायवाद | अभी एक कपड़ा साफ-सुथरा और बढ़िया लग 
रहा था किन्तु थोड़ी ही देर बाद वह मेला हो जाएगा । कुछ दिनों के बाद 
चह फल जाएगा और कुछ समय के बाद वह समाप्त हो जाएगा। वह 
क्षणभंगुर है । शरीर की भी यही अवस्था है। हर पदार्थ की यही अवस्था 
हैं । एक पदार्थ अ्रमी बहुत मच्छा है किन्तु कुछ ही समय के बाद वह बदल 
जाएगा, बिगड़ जाएगा। इस परिघतेनवाद के आधार पर दैराग्य का 


जैन दर्शन और विज्ञान : सत्य की मीमांसा २३१७ 


विकास हुआ । शाहवतवाद के आधार पर वंराग्य जैसी कोई चीज बनती 
ही नहीं है । जो शाश्वत है, जसा हैं, वेसा ही रहेगा, इसमें क्या राग होगा 
और क्या विराग होगा ? राग और विराग--दोनों परिवरतंनवाद के आ्राधार 
पर बनते हैं । 
पर्याय कहां से आता है 
पर्यायाथिक नय हमारे सामने स्पष्ट है। प्रइत उपस्थित किया गया 
--पर्याय कहां से आता है ? 
एक मनुष्य है । प्रश्त होता है--क्या वह मनुष्य ही है। वह मनुष्य 
से पहले भी कुछ है, उसके बाद भी कुछ है ? इस खोज में चलें तो हम द्रव्य 
तक पहुंचेंगे । जो कपड़ा अभी है, क्या वह पहले भी था, बाद में भी होगा ? 
इस खोज में चलें तो हम परमाणु तक पहुंचेंगे । यह मूल द्रव्य की खोज है, 
सूक्ष्मतम तत्त्व की खोज है ) पर्याय की खोज स्थूलतत्त्व की खोज है, सामने 
दिखने वाले पदार्थ की खोज है । हम केवल पर्याय या परिवर्तेन पर अटके न 
रहें, मूल द्रव्य की खोज मे आगे बढ़ते चले जाएं, इसके सिवाय कोई गंतव्य 
नहीं है। 
समाधान है अनेकान्त 
जेन समाज को विरासत में जो एक महान्‌ दर्शन मिला है, जगत्‌ को 
देखने का एक सम्यक्‌ और व्यापक दृष्टिकोण मिला है । यदि उसका सम्यक 
प्रयोग किया जाए तो शायद अनेकांतवाद पूरे संसार को एक नया दृष्टिकोण 
और एक नया दर्शन दे सकता है । अनेकांत का यह दृष्टिकोण अनेक मिथ्या 
अभिनिवेश्ञों, भाग्रहों को मिटाने और एक सामंजस्यपूर्ण समाज की संरचना 
करने में बहुत सहयोगी बन सकता है, उपयोगी हो सकता है । 
अभ्यास 
१. नियमवाद से आप क्या समभते हैं ? जन्म, मृत्यु और रोग के संदर्भ 
मे नियमवाद की व्याख्या करें । 
२. क्‍या अमीरी और गरीबी के लिए अपने कर्म ही जिम्मेबार हैं ? अपने 
उत्तर को सकारण स्पष्ट करें । 
३. ईप्रवरवाद और कर्मताद में क्या अन्तर है ? 
४. जगत्‌ (सृष्टि) की उत्पत्ति को कार्य-कारणवाद के द्वारा जेन दर्शन 
के आधार पर समकाइए । 
५. द्रव्याथिक नय और पर्यायाथिक नय के आधार पर बनेकांतबाद के 
हादं को स्पष्ट करें । 
६. जैन दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में किए गए सत्य-मीमांसा के प्रयत्नों 
की तुलना करें । 


६. जैन दर्शन और विज्ञान में अमूते 
अचेतन विश्व-मीमांसा 


जैन दर्शन का दृष्टिकोण 
द्रध्य-मी मांसा 
जैन दर्शन मे 'विश्व” के लिए “'लोक' शब्द प्रयुक्त हुआ है । 'छोक' का 
ब्युत्पत्तिजनक भें है--जो देखा जाता है, वह लोक है। यह “लोक' की 
केवल स्थूल परिभाषा है । 'लोक' की व्याख्यात्मक परिभाषा करते हुए कहा 
गया है : “जिसमें छ प्रकार के द्रव्य है, वह लोक है +” इन छः द्र॒व्यों के 
नाम इस प्रकार हैं : 


१. धर्मास्तिकाय ४ गति-सहायक द्रव्य 

२. अधर्मास्तिकाय प्थति-सहायक द्रव्य 

३. आकाशास्तिकाय आश्रय देने वाला द्रव्य 

४, काल - समय 

५. पुद्गलास्तिकाय व मूत्त जड पदार्थ (१४4९८) 
६ जीवास्तिकाय | चेतन्यशील भात्मा ($0पां) 


इन छ: द्रव्यों की सह-बवस्थिति लोक' है । इस प्रकार की द्रव्य- 
मीमांसा जन दर्णन की अपनी विशेषता है । इन छ: द्रग्यों मे से काल को 
छोड़कर शेप पाच द्रव्य अस्तिकाय कहे गये है । अस्तिकाय' का तात्पय॑ है कि 
ये द्रव्य सप्रदेशी--सावयवी है। 'काल' द्वब्य के प्रदेश नही होते; अत: उसे 
अस्तिकाय नही कहा गया है । इस कारण से कह्दी-कही लोक की चर्चा करते 
हुए लोक को 'पंचास्तिकायरूप' बताया गया है । सक्षेप में जिसको हम 'विद्व! 
(थुनिवसं) की संज्ञा देते है, वह 'लोक' है । 
आकाश : लोक ओर अलोक 


ऊपर बताये गये छः द्रग्यों में तीसरा द्रव्य आकाशास्तिकाय आकाश 
(स्पेस) का सूचक है। आकाशास्तिकाय को संक्षेप में आकाश भी कहा 
जा सकता है। इसकी परिभाषा करते हुए कहा गया है कि “बह द्रव्य, 
जो अन्य सभी द्रव्यों को अवगाह अथवा आश्रय देता है, उसको 'बाकाश' 
कहते हैं ।' 


जैन दर्शन और विज्ञान में अमृर्ते अचेतन विष्व-मीमांसा २३९ 


आकाद वास्तविक द्रव्य है। द्रव्य की दृष्टि से आकाश एक और 
अखण्ड द्रव्य है अर्थात्‌ उसकी रचना में सातत्य है । क्षेत्र की दृष्टि से आकाश 
अनन्त और असीम माना गया है। यह सर्वेग्यापी है और इनके प्रदेशों 
की संख्या अनन्त है। काल की दृष्टि से आकाश अनादि और अनत्त है 
अर्थात्‌ शाश्वत है । स्वरूप की दृष्टि से आकाश अमूतं है--वर्ण, गंध, रस, 
स्पर्श से रहित है अर्थात्‌ अमौतिक है--मौतिक अथवा जड़ (मेटर) 
द्रब्य से भिन्न है; चेतन्‍्य-रहित होने से अजीव है; गति रहित होने से अगति- 
शील है । 

समस्त बाकाश-द्रव्य अन्य द्रव्यों के द्वारा अवगाहित नही है; अतः 
एक होते पर भी, अन्य द्रव्यों के अस्तित्व के कारण वह दो भागों में विभाजित 
हो जाता है : 

१. लोकाकाश । 

२. अलोकाकाश । 

आकाश का वह भाग, जो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल, पुद्‌- 
गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय-- इन पांच द्रथ्यों द्वारा भवगाहित है, वह 
लोकाकाश है । शेष भाग, जहां आकाश के अतिरिक्त और कोई द्रब्य नहीं 
होता, वह अलोकाकाश है। लोकाकाश के प्रदेशों को संख्या असख्यात है, 
अलोकाकादा के प्रदेशों की संख्या अनन्त है । लोकाकाहझ्य एक, अखण्ड, सान्‍्त 
और समीम है । उसकी सीमा से परे अलोकाकाश एक और अखण्ड है तथा 
असीम--अभनन्त तक फंला हुआ है । ससीम लोक चारों ओर से भनन्‍त अलोक 
से घिरा हुआ है । 

अर्थात्‌ अलोक एक विशाल गोले के समान है, जिसकी त्रिज्या अनन्त 
है । इस कथन से यही अर्थ निकलता है कि धर्म, अधर्म आदि पांच द्र॒ब्यों 
को धारण करने वाला यह विश्व (लोकाकाश ) अनन्त आकाश-समुद्र में एक 
द्वीप के समान है। यहां पर यह बात ध्यान मे रखनी आवश्यक है कि 
आकाश--लोक और अछोक--एक और भअख्ण्ड द्रव्य है। अन्य द्रव्यो के 
अस्तित्व के कारण ही हम आकाहाय के दो विभाग करते है। अलोकाकाश का 
अस्तित्व तक के आधार पर निम्न प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है-- 
लोकाकाश कअ्षयवा सक्रिय विश्व के अस्तित्व के विषय में कोई संदेह नहीं 
करता, क्योंकि बह इनिद्रियों के द्वारा प्रत्यक्षयया जाना जाता है मौर सबसे 
द्वारा ग्राह्मय है । किन्तु यदि लोकाकाश का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है, 
तो अलोकाकाश का अस्तित्व स्वतः प्रमाणित हो जाता है, क्योंकि तकंशास्त्र 
के अनुसार जिसका बाचक पद व्युत्पत्तिमान भौर शुद्ध होता है, वह पदार्थ 
सत्‌ प्रतिपक्ष होता है । उदाहरणार्थ--जैसे अघट घट का प्रतिपक्ष है । 'घट' 
झब्द विधि-वाचक है; अघट नियेषवाचक है । इसी तरह अलोकाकाश लोका- 


२४० जैन दर्शन और विज्ञान 


काश का निषेष-वाचक है--विपक्ष है; अतः अलोकाकाश का अस्तित्व छोका- 
काश के साथ स्वीकृत हो जाता है । 
धन और ऋण ईथर 

छः द्रब्यों में से प्रथम दो द्रव्य धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय को 
हम क्रमशः धन ईथर (पाजिटिव ईथर) और ऋण ईथर (नेगेटिव ईथर ) 
कह सकते हैं। ये दोनों तत्त्व- -धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय जैन दर्शन 
द्वारा प्रतिपादित विदव-सिद्धांत में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धर्मास्तिकाय 
वह तत्त्व है, जो लोक में सभी पदार्थों की सभी प्रकार की गति मे असाधारण 
रूप से सहाय करता है । दूसरे शब्दों मे वह गति का असाधारण माध्यम 
(मीडियम) है। अधर्मास्तिकाय का लक्षण है--सब पदार्थों की स्थिति मे-- 
अगति में असाधारण रूप से सहाय्य करना ! केवल 'ईथर' इब्द “गति के 
माध्यम! के लिए प्रयुक्त होता है। गति और स्थिति को यदि हम अभिसमया- 
नुसार “घना और 'ऋण' मान ले, तो धर्मास्तिकाय को धन ईथर और अधर्मा- 
स्तिकाय को ऋण ईथर की संज्ञा दी जा सकती है । 

ये दोनों ईथर द्रव्य की दृष्टि से एक, अखण्ड दौर स्वतन्त्र वास्तविक 
द्रव्य है | क्षेत्र की दृष्टि से ये केवल लोकाकाश में व्याप्त हैं, अलोकाकाश मे 
दोतों का ही अस्तित्व नही माना गया है; अतः जितनी लोकाकाछ् के प्रदेशों 
की सख्या है, उतनी ही इनके प्रदेशों को संस्या है--अर्थात्‌ “असंख्यात' हैं। 
काल की दुष्टि से ये अनादि और अनन्त है अर्थात्‌ शाश्वत है। स्वरूप की 
दृष्टि से ये अभौतिक है, अमृतं है, भगतिथील हैं; चंतन्य-रहित है । 

आकाश प्रव्य का अस्तित्व अधिकाश दर्शव और विज्ञान निविवाद रूप 
से स्वीकार करते है; जबकि धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का अरितित्व 
केवल जैन दर्शन ही स्वीकार करता है । जैन आगमों में इनके लिए तक पर 
आधारित प्रमाण दिए गए हैं । कार्य-कारणवाद के अनुसार प्रत्येक कार्य के 
लिए दो प्रकार के कारण आवश्यक है--जउपादान और निमित्त। छपादान 
कारण वह है, जो स्वय कार्यरूप मे परिणत हो जाए। निभित्त कारण वह 
है, जो कार के निष्पन्न होने में सहायक हो | यदि किसी पदार्थ की गति होती 
है, तो उसमें उपादान कारण तो वह पदार्थ स्वय है। कितु निमित्त कारण 
क्या है ? इस प्रइन का समाधान करने के लिए हमें कोई ऐसे पदार्थ की 
आवश्यकता हो जाती है, जिसकी सहायता पदार्थ की गति मे अनिवायं हो। 
यदि हवा आदि को निमित्त कारण माना जाए, तो यह एक नया प्रहइन उत्पन्न 
हो जाता है कि उतकी (हवा आदि की) गति मे कौनसा निमित्त कारण है? 
यदि इसी प्रकार किसी अन्य द्रव्य को निमित्त माना जाए, तो ऐसे कारणों की 
परम्परा चलती ही जाती है भौर 'अनवस्था दोष' (7२८४८४॥६ 80 [गरगितताप्रगा ) 
की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए ऐसे पदार्थ की आवश्यकता हो जाती है, 


जैन दर्शन और विज्ञान में अमू्त अचेतन विश्व-मीमांसा २४१ 


जो स्वयं गतिमान्‌ न हो । । 

यदि पृथ्वी, जल आदि स्थिर द्वव्यों को निभित्त कारण के रूप में माना 
जाता है, तो भी यह युक्त नहीं होता है, क्योंकि ये पदार्थ समस्त लोकव्यापी 
नहीं हैं। यह आवश्यक है कि गति-माध्यम के रूप में जिस पदार्थ को माना 
जाता है, बह स्वंब्यापी हो । इस प्रकार किसी ऐसे द्रव्य की कल्पना करनी 
पड़ती है, जो--- 

१. स्वयं गतिशून्य हा; 

२ समस्त लोक में व्याप्त हो; 

३. दूसरे पदार्थों की गति में सहायक हो सके । 

ऐसा द्रब्य धर्मास्तिकाय ही है। यहां यदि धर्मास्तिकाय का स्वतन्त्र 
अस्तित्व स्वीकार न करके आकाझ द्रव्य को ही इन लक्षणों से युक्त माना 
जाए, तो भी एक बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है। क्योंकि यदि आकाश 
द्रव्य ही पदार्थों की गति में सहायक हो, तो आकाश असीम और अन्नत होने 
के कारण गतिमान्‌ पदार्थों की गति भी अनन्त आकाश में हाक्य हो जाती 
है--उनकी गति अवबाधित हो जाती है। परिणामस्वरूप अनन्त आत्माएं और 
अनन्त जड़ पदार्थ अनन्त आकाश में निरंकुशतया गति करने संग जाते हैं और 
उनका परस्पर संयोग होना और व्यवस्थित, सांत और निर्वासित विश्व के 
रूप में लोकाकाश का होना, असम्मव हो जाता है । किन्तु इस विश्व का रूप 
व्यवस्थित है, विश्व एक क्रमबद्ध संसार ((05705) के रूप में दिखाई देता 
है, न कि अव्यवस्थित ढेर (079०५) की तरह । ये तथ्य हमे इस निर्णय पर 
ले जाते है कि विश्व की व्यवस्था का आधार किसी स्वतन्त्र नियम पर है । 
परिणामस्वरूप हमें यह निर्णय करना पड़ता है कि पदार्थों की गति-अगति में 
सहायक आकाश नही, अपितु धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय नामक स्वतंत्र 
द्र्ब्य हैं । 

म जिस प्रकार गति-स्थिति के निमित्त के रूप में धर्म और अधमं द्रव्यों 
की उपधारणा (पोस्च्युलेशन) आंवश्यक है, उसी प्रकार लोक-अलोक के 
विभाजन में भी इनको माने ब्रिना तके-सम्मत समाधान नहीं मिलता। जैसे 
कुन्दकुन्दाचाय॑ ने लिखा है; 'लोक सीमित है और उससे आगे अलोक-आकाश 
असीम है । इसलिए पदार्थों की और प्राणियों की व्यवस्थित रूपरेखा को 
बनाए रखने के लिए आकाश के अतिरिक्त अन्य कोई तत्त्व होना चाहिए-- 
यदि गति और अगति का माध्यम आकाश ही है, तो फिर अलोक-आकाश का 
अस्तित्व ही नहीं रहेगा और लोक-व्यबस्था का भी लोप हो जाएगा।” लोक 
और अलोक का विभाजन एक शाएवत तथ्य है; अत: इसके विभाजक तत्त्व 
भी शाइवत होने चाहिए । कृत्रिम वस्तु से शाइवत आकाश का विभाजन नहीं 
हो सकता; अतः ऊपर बताये गए छ द्रब्यों में से ही विभाजक तत्व हो सकते 


र४र जैन द्शंत और विज्ञान 


हैं । यदि हम आकाश को ही विभाजक मानें, तो यह उपयुक्त नहीं होगा, 
क्योंकि ग्राकाश स्वयं विमंज्यमान है, अतः वह विमाजन का हेतु नहीं बन 
संकता । यदि काल को विभाजक तत्त्व माना जाए तो भी तकक॑-संगत नहीं 
होता, क्योंकि काल वस्तुतः (निश्चय दृष्टि से) तो जीव और अजीव की 
पर्याय सात्र है। यह केवल औपचारिक द्रब्य है । व्यावहारिक काल लोक के 
सीमित क्षेत्र मे ही विद्यमान है, जबकि नैइ्चथिक काल लोक और अलोक 
दोनों में है । जीव और पुदूगल गतिशील द्रव्य हैं; अतः ये विभाजक तत्त्व के 
योग्य नहीं हैं। इस प्रकार छः द्रव्यों में से केवल दो द्रव्य शेष रह जाते है, 
जो लोक-अलोक का विभाजन कर सके। अतः धर्मास्तिकाय और अधर्मा- 
त्तिकाय--ये दो द्रव्य ही आकाश का विभाजन करते हैं। जहां-जहा ये दो 
विद्यमान हैं, वहां-वहां जीव और पुद्गल गति करते हैं और स्थिर रहते हैं । 
जहां इनका अस्तित्व नहीं है, वहां किसी भी द्रव्य की गति और स्थिति 
सम्भव नहीं है। इस प्रकार लोकाकाश और अलोकाकाश का विभाजन हो 
जाता है । इसलिए कहा गया है--'धर्मं और अधम को लोक तथा अलोक 
का परिच्छेदक मानना युक्तियुक्त है । यदि ऐसा न हो, तो उनके विसाग का 
आधार ही क्या बने ?” 

इस प्रकार धर्मास्तिकाय व अधर्मास्तिकाय गति-स्थिति-निभित्तक और 
लोक-अलोक-विभाजक द्रव्यो के रूप में स्वीकार किए गए है। उक्त समग्र 
विदेचन को संक्षिप्त मे इस प्रकार कहा जा सकता है : धर्मास्तिकाय (धन 
ईथर ), अधर्मास्तिकाय (ऋण ईथर), आकाश, काल, प्रुदूगलास्तिकाय और 
जीवास्तिकाय--इन छ: द्र॒ब्यों से बना हुआ यह लोक परिभित है । इस लोक 
से परे आकाश-द्रव्य का अनन्त समुद्र है, जिसमें ईथरों के अभाव के कारण 
कोई भी जड़ पदार्थ या जीव गति करने में या 5हरने मे समर्थ नही है । 
फाल द्रव्य 

छः द्रव्यों में 'काल-द्रव्य' एक ऐसा तत्व रहा है, जिसके स्वरूप के 
विषय में सभी जेनाचार्य एकमत नहीं रहे हैं, जबकि आकाश, धर्म और 
अधमं-- इन तीन द्रव्यों के स्वरूप के विषय में विभिन्न जैनाचाय प्राय: एक- 
मत है । काल शब्द के विभिन्नि अर्थ होते हैं, किन्तु जन दर्शन की द्रव्य- 
मीमांखा में प्रयुक्त 'काल' शब्द का पर्यायवाची 'समय' है । वैसे 'समय' का 
पारिभाषिक अर्थ जेन दर्शन के अनुसार 'क।लछ का अविभाज्य अंश' है । किस्तु 
सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त समय' शब्द 'काल' का ही सूचक है । जहा द्रव्यों 
की गणना आई है, वहां काल को भी गिना गया है। जहां अस्तिकायों का 
वर्णन है, वहां काल को नहीं गिना गया । श्वेताम्बर और दिगभ्बर-परम्परा 
इस विषय में तो एकमत हैं ही कि “काल' अस्तिकाय नही है। “अस्तिकाय' 
शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है; “जीव, पुदू्गल धर्म, अधघर्म तथा 


जैन दर्कषन और विज्ञान में अमूर्त अचेतन विश्व-मीमासा २४३ 


आकाश---ये पांचों द्रब्य विद्यमान हैं। इसलिए इनको “अस्ति' (है) ऐसा कहा 
गया है और ये “काय' के समान बहु प्रदेशों को धारण करते हैं, इसलिए इनको 
'काय' कहते हैं। 'अस्ति” तथा 'काय' दोनों को मिलाने से 'अस्तिकाय' होता 
है।” अर्थात्‌ ये पांच द्रव्य केवल अस्तित्ववान ही नहीं हैं या केवल प्रदेश- 
समूह ही नहीं है; किन्तु दोनों ही हैं; अतः 'अस्तिकाय' संज्ञा से बताए गए 
हैं। इनके प्रदेशों की विद्यमानता के कारण ये तियंक्‌-प्रचय-स्कन्ध' के रूप में 
हैं और विस्तार इनका सहज गुण हों जाता है। घम्ं, अधर्म आकाश और 
जीव के स्कन्धों के परमाणु जितने काल्पनिक विभाग किए जाएं, तो आकाश 
के अनन्त और शेष तीनों के असंख्य होते हैं। ये विभाग 'प्रदेश' कहलाते है । 
इस प्रकार आकाश अवन्त प्रदेशात्मक और धर्म, अधर्म और एक जीव असंख्यात 
प्रदेशात्मक है । पुदूगल के परमाणु जब जुड़ते हैं, तब स्कन्धों का निर्माण 
होता है । दो परमाणुओ के मिलने से द्विप्रदेशी पुदूगल स्कन्ध बनता है यावत्‌ 
अनन्त परमाणुओं के जुड़ने से अनन्त-प्रदेशी स्कन्ध बनता है। इस प्रकार 
'काल' को छोड कर शेष पांचों ही द्वव्यों के 'प्रदेश/ होते हैं। केवल काल 
अप्रदेशी है । काल का केवल वर्तमान समय ही अस्तित्व में होता है । भूत 
समय तो व्यतीत हो चुका है--नष्ट हो चुका है और अनागत (भविष्य) समय 
अनुत्पन्न है । वतंमान समय “एक' होता है. इसलिए इसका तियंक्‌-प्रचय 
नहीं होता, अर्थात्‌ काल 'अस्तिकाय' नहीं है । 

काल की वास्तविकता के विषय मे जंनाचार्यों में परस्पर मतभेद रहा 
है । श्वेताम्ब र-परम्परा में आचार्यो ने काल के दो भेद कर दिए है: व्यावहा- 
रिक काल और नेश्चयिक काल । नैश्चयिक काहू अन्य द्रव्यों के परिवतेन का 
हेतु है। जीव, पुदूगल आदि द्॒ब्यों में प्रत्येक समय में जो परिणमन होता 
रहता है--पर्याय बदलती रहती है, वह नेश्चयिक काल के निमित्त से है । 
दूसरे छाब्दों में, नेश्वयिक काल को जीव और अजीव की पर्याय कहा गया 
है । 

जो जिस द्वव्य की पर्याय है, वह उस द्रव्य के अन्तगंत ही है; अतः 
जीव की पर्याय जीव है और अजीव की पर्याय अजीव । इस प्रकार ने इघथिक 
काल जीव भी है और अजीव भी है । काल का निरूपण जब नि३चथ नय की 
दृष्टि से होता है, तब वह नेइ्चयिक काकहू कहलाता है; अत: वास्तविक 
काल 'नैइचयिक काल' ही माना गया है । दूसरी ओर काल का जब व्यवहार 
नय की दृष्टि से निरूपण होता है, तब वह “व्यावहारिक काल” कहलाता 
है | व्यावहारिक काल को द्रव्य! कहा गया है । काल को व्यवह्ार-दुष्टि से 


१, तीनों विभिति में विस्तार होने से 'तियंक-प्रचय/ कहलाता है। कैबछ 
एक ही वेमितिक विस्तार 'ऊध्वं-प्रचय कहलाता है । 


रड४ड जैन दर्शन और घविज्ञान 


द्रव्य' मानने का कारण यही है कि काल के कुछ एक उपकार अथबा लक्षण 
व्यवहार में अत्यन्त उपयोगी हैं और जो “उपकारक' होता है, उसको द्रव्य 
कहा जा सकता है | जिन उपकारों के कारण काल 'द्रव्य' की कोटि में गिना 
जाता है, ये मुख्यतया पांच है: वरतंना, परिणाम, क्रिया, परत्व और 
अपरत्व | 

'बतंना' का अर्थ है--वर्त मान रहना--किसी भी पदार्थ के 'वतंमान 
रहने' का अर्थ यही है कि उसका अस्तित्व कुछ 'अवधि' तक होता है | यह 
“अवधि” शब्द काल का ही सूचक है । यद्यपि काल किसी भी द्र॒ब्य को 
अस्तित्व की अवस्थिति प्रदान नही करता, फिर भी जिस अवधि तक पदार्थ 
रहता है, वह काल के उन सब क्षणों की सूचक है, जिसमे पदार्थ का अस्तित्व 
बना रहता है , 'बत॑ना' की तरह 'परिणमन' को भी काल” के बिता नहीं 
समझाया जा सकता । जब किसी पदार्थ मे परिणमन होता है, तब स्वा- 
माविक रूप से उस परिव्तत की कालावधि का सूचन हमें होता है । 
“क्रिया! में गति आदि का समावेश होता है। 'गति' का अथ है - आकाश 
प्रदेशों में ऋमश: स्थान-परिवतेन करना । अतः किसी भी पदार्थ की गति 
में स्थान-परिवतंत का विचार उसमें लगने वाले काल के साथ किया जाता 
है । इसी प्रकार, अन्य क्रियाओं मे मी समय का व्यय होता है। परत्व 
और अपरत्व अर्थात्‌ पहले होना' और “बाद में होता' अथवा 'पुराना' 
और 'नया'; ये विचार भी काल के बिना नहीं समभाये जा सकते 
इस प्रकार व्यवह्यार में व्तेना आदि को समभने के लिए 'काल' को “द्रब्य' 
माना गया है । 

व्यावहारिक काल 'गणनात्मक' है । काल के सूक्ष्मतम अश समय से 
लेकर पुद्गल-परावतंन तक के अनेक मान व्यावहारिक काल के ही भेद है । 
इनमें घड़ी, मुहत्तं, अहोरात्, मास, वर्ष आदि (अथवा संकिण्ड, मिनिट, 
घण्टा आदि) के भेद भी समाविष्ट है। सूर्य-चन्द्र की गति के आधार से 
इतका माप किया जा सकता है । किन्तु जेन दर्शन के अनुसार विश्व के सब 
स्थानों में सूये-चन्द्र की गत्ति नहीं होती है। एक मर्यादित क्षेत्र को छोड़कर 
शेष स्थानों में जहा ये आकाशीय पिण्ड अवस्थित हैं, वहां दिन, रात्रि आदि 
काल-सान नहीं होते । इसलिए यह माना गया है कि व्यावहारिक काल केवल 
'समय-क्षेत्र तक सीमित है ! 

इत समग्र विवेचन का सारांश यही है कि काल स्वयं में कोई स्वतम्त्र 
'वस्तु-सापेक्ष वास्तविकरता' नहीं है, किन्तु “वस्तु-सापेक्ष वास्तविकताओं' का 
ही एक अंग--पर्याय है । 

कुछ एक अन्य आचारयों की मान्यता के अनुसार नैदचयिक काल 


जेन दर्शन और विज्ञान में अमृर्त अचेतन विध्ब-मोमांसा र४५ 


वास्तविक द्रव्य है, जबकि व्यावहारिक काल नैह्चयिक काल की पर्याय-रूप 
ह्ढै। 

दिगम्बर परम्परा में “काल” के विषय में जो प्रतिपादन किया गया 
है, वह उक्त मन्तव्य से सर्वेथा भिन्न प्रकार का है। दिगम्बर आचार्यों ने 
यद्यपि काल के दो भेद--नै इचयिक और व्यावहारिक काल स्वीकार किए हैं, 
फिर भी इनकी परिमाषाएं भिन्न प्रकार से की हैं। सुप्रसिद्ध दिगम्बर आचाय॑ 
श्री नेमिचरद्र सिद्धांत चक्रवर्ती (ई० १०वीं शताब्दी) काल के विषय में 
लिखते हैं : “जो द्र॒व्यों के परिवर्तंत-रूप, परिणाम-रूप देखा जाता है, वह 
तो व्यावहारिक काल है और वर्तंना लक्षण” का धारक जो काल है, वह 
नंश्चियिक काल है । जो लोकाकाहश के एक-एक प्रदेश मे रत्नों की राशि के 
समान परस्पर भिन्न होकर एक-एक स्थित हैं, वे कालाणु हैं और भसंख्यात 
द्रव्य हैं ।” नेइच्नथिक काल, जो कि कालाणुओं के रूप मे है, वास्तविक द्रव्य 
है और सख्या की भपेक्षा से--असंख्यात है, क्योंकि लोकाकाश के असंख्यात 
प्रदेश है और प्रत्येक प्रदेश पर एक-एक कालाणु स्थित है। ये कालाणु 
एक-दूसरे से स्वतन्त्र है; इसीलिए कारू द्रव्य अस्तिकाय नहीं बनता। 
कालाणु-रूप नेष्चयिक काल “वतंना' लक्षण के द्वारा जाना जाता है। 
प्रत्येक द्रव्य के समय-समय में होने वाले परिणमनों में उपादान कारण 
तो वे स्वय ही होते है। किन्तु उन परिणमनों में निमित्त रूप से सहायक 
कालाणु होते हैं और उनकी इस सहकारिता को 'वतंना' कहते हैं। कुछ एक 
आचार्यों के अनुसार द्रग्यों मे होने वाले पर्याय-रूप परिवतंनों में भी प्रति 
समय जो द्रव्य के भ्रौव्य की अनुभूति होती है, वह बतेंना है। इस वतेना 
लक्षण का घारक जो कालाणु द्रव्य है, वह नैश्चयिक काल हैँ । तात्पयें 
यही है कि कालाणु के निमित्त से द्रव्यों में परिवतंन (पर्याय) होता है 
और साथ-साथ उनके अस्तित्व की भी श्र॒ुत्रता बती रहती है। कालाणु स्वय 
भी उत्पत्ति, विनाश और ध्रोव्य-रूप त्रिपुटी से युक्त माना गया है । वर्तमान 
ध्षमय' की उत्पत्त होती है, अतीत समय का विनाश और इन दोनों के 
आधारभूत कालाणु ध्रुव रह जाते है। इस प्रकार जो द्वव्य की परिभाषा है, 
वह कालाणु के लिए लामू होती है और परिणामरूप कालाणु वास्तविक द्रन्‍्य 
माना गया है । 

द्रव्यों में नवीन और प्राचीन आदि पर्यायों का समय, घड़ी, मुहत्तं 
आदि रूप स्थिति को “व्यावहारिक काल' की संज्ञा दी गई है । भ्र्थात्‌ द्रव्य 
की पर्याय से सम्बन्ध रखने वाली जो समय, घटिका भादि रूप स्थिति है, वह 
स्थिति ही व्यवहार काल' संज्ञा की धारक होती है, किन्तु जो द्रव्य की पर्याय 
है, वह व्यवहार काल' नही है । यह व्यावहारिक काल परिणाम, क्रिया, 
परत्व, अपरत्व आदि लक्षणों से जाना जाता है; व्यावहारिक काल आदि 


२४६ जैन दर्शन और विज्ञन 


और अन्त सहित होता है, जबकि ने दचयिक काल (कालाणु) शाइबवत है-- 
आदि-अन्त रहित है । व्यावहारिक काल स्वयं द्रव्य नहीं है । 

इस प्रकार नैद्चयिक काल (जो स्वतन्त्र द्रव्य हैं) के निमित्त से अन्य 
दरत्यों में पर्यायरूप परिवतंन होता है और इन पर्यायों की स्थिति से ठ्याव- 
हारिक काल' जाना जाता है। 

अस्तु, ध्वेताम्ब र-परम्परा में नैदवयिक काल को केवल जीव और 
अजीब की पर्याय रूप माना गया है। दिगम्बर-परम्परा में नैहचयिक काल को 
बस्तु-सापेक्ष स्वतन्त्र वास्तविकता के रूप मे स्वीकार किया गया है । 


बेशानिक दृष्टिकोण : आपेक्षिकता के सिद्धान्त से पूर्व 


भआाइन्स्टीन के आपेक्षिकता के सिद्धान्त (व॒ञञ०ण४ एी ८३४५) 
से पूर्व वैज्ञानिक जगत्‌ में 'आकाह और काल' सम्बन्धी एक सर्वमान्य सिद्धांत 
था, जो कि सर आइजक न्यूटन (ई० १६४२-१७२७) द्वारा सर्वप्रथम दिया 
गया था | दार्शनिक गेसेण्डी के आकादा सम्बन्धी विचारों से प्रभावित होकर 
न्यूटन ने इस सिद्धान्त की स्थापना की थी। अपनी बिश्व-विख्यात पुस्तक 
भंब्रश्तिपिया' (शितराएए9) में आकाश' और 'काल' का विवेचन करते हुए 
न्यूटन ने लिखा है : “निरपेक्ष आकाश, अपने स्वभाव और बाह्य किसी वस्तु 
की अपेक्षा बिना, सदा एक-सा और स्थिर रहता है” और काल के सम्बन्ध मे, 
“निरपेक्ष, वास्तविक और गणितिक काल अपने आप और स्वभावत: किसी 
बाह्य वस्तु की अपेक्षा बिना सदा समान रूप से बहता है ।” न्यूटन की इन 
व्याख्याओं से स्पष्ट हो जाता है कि न्‍्यूटन ने आकाश और काल को स्वतत्र 
वस्तु-सापेक्ष वास्तविक तत्त्व माना है। इनका अस्तित्व न तो ज्ञाता पर 
निर्भर है और न अन्य भौतिक पदार्थों पर, जिनको वे आश्रय देते हैं अथवा 
सम्बन्धित करते है । 

“सभी वस्तुए आकाद्या मे स्थान की अपेक्षा से रही हुई हैं ।” न्यूटन 
के इस कथन का तात्पयं यही है कि आकाश एक अगतिशील (स्थिर) आधार 
के रूप में है तथा उसमें पृथ्वी और अन्य आकाश्यीय पिण्ड रहे हुए है। यह 
(आकाश ) असोम विस्तार वाला है। चाहे वह किसी द्रष्टा (अथवा ज्ञाता) 
के द्वारा देखा जाय (अथवा अनुभव किया जाय) या नही गौर चाहे वह कोई 
पदार्थे द्वारा अवगाहित हो अथवा नहीं, इनकी अपेक्षा बिना स्कतंत्र रूप से 
अस्तित्व में है और सदा से अस्तित्व में था । जो कुछ भी विश्व में हो रहा 
है, वह भाकाश में हो रहा है। प्रत्येक मौतिक पदार्थ आकाश में ही कहीं-न- 
कही रहा हुआ है और उसमे ही वह अपना स्थान परिवर्तन कर सकता है । 
न्यूटन के अनुसार आकाश की रचना में सातत्य है; अर्थात्‌ आकाश 'एक और 
अलण्ड' तत्त्व है । सर्वत्ष एकरूप है, अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न पदार्थों द्वारा खब- 


जैन दर्शन कोर बिज्ञान में जमूतत वेतन विशष्व-मीमांसा २४७ 


गाहित होने पर भी उनके गुणों में परिवर्तन नहीं आता है 

प्राचीत यूनानी गणितज्ञ युक्लि|ड के द्वारा भूमित्ति के जिन नियमों का 
आविष्कार किया गया था, वे नियम न्यूटत के आकाश में लाग्र होते हैं । 
न्यूटन की यह धारणा थी कि आकाश समतल (44) है | अतः सुव्लिडीय 
भूमिति के शियम इसमें कार्यक्षम होते हैं। आकाश में चलने वाली प्रकाश की 
किरणें सीधी रेखा में चलती हैं और एक दूसरे के समान्तर होने के कारण ये 
परस्पर में कभी नहीं मिल सकतीं । इस ग्रकार के प्रकाशिकी सम्बन्धी मिसव 
मी युक्लिडीय भूमिति के नियमों के आधार पर बनाये गए । इसके बअ्रतिरिक्त 
यांत्रिकी (१४८०४७॥३८७) के क्षेत्र में जहां पदार्थों की गति का प्रदन आया, तो 
न्यूटन ने गति को निरपेक्ष बनाने के लिए स्थिर ब्ाकाश को संदर्भ के ढांचे 
(26 ० उ<ल्ा०१०९) के रूप में काम में लिया | किसी भी पदार्थ की 
गति होती है, तब वह दूसरे पदार्थों की भपेक्षा में मानी जाती है । अब यदि 
कोई ऐसा पदार्थ न हो, जो कि स्वयं स्थिर हो, तो पदार्थों की गत्ति सदा 
सापेक्ष बन जाती है । उदाहरणाथं, पानी मे जहाज चल रहा है; तो स्थूल 
दृष्टि से कहा जा सकता है कि जहाज की गति पानी की अपेक्षा से होती है; 
किन्तु पृथ्वी की गति के कारण पानी भी स्थिर नहीं माना जा सकता | इस 
प्रकार जहाज भी चल रहा है और पानी भी । इससे आगे पृथ्वी की गति पी 
सूर्य की अपेक्षा से है; किन्तु सूये स्वय ही गतिमान्‌ है और अपने समस्त सौर 
मण्डल के साथ अन्तरिक्ष में घूम रहा है । इस प्रकार, स्थिर पदार्थ के अमाव 
मे किसको गति की अपेक्षा का केन्द्र बनाया जाए ? यह प्रश्न जब न्यूटन के 
सामने आया, तो सापेक्ष गति और निरपेक्ष गति के बीच भेद करने के लिए 
पहले तो उसने बताया कि यह सम्मव हो सकता है कि गतिशील नक्षत्र- 
भण्डल से बहुत दूर अन्तरिक्ष में कोई ऐसा पदार्थ विद्यमान हो सकता है, जो 
कि निरपेक्षतया स्थिर हो और उसके संद्भ में निरपेक्ष गति को समझाया 
जाय । किन्तु साथ ही उसने यह स्वीकार किया कि ऐसे कोई पदार्थ का ज्ञान 
हम निरीक्षण द्वारा तो करने मे कंसे समर्थ हो सकते हैं; अत: सबसे सरल हल 
यही है कि आकाश को दी स्थिर मानकर संदर्म का ढांचा' बनाया जाय । 

काल” के विषय में भी नन्‍्यूटन के सिद्धान्त को वैज्ञानिक जयत्‌ में 
मान्यता मिल गई । अन्यान्य दाशंनिक सिद्धान्तों की अपेक्षा में न्‍्यूटन के काल- 
सम्बन्धी निरूपण में यह विशेषता थी कि इसमें काल एक स्वतन्त्र तत्त्व माना 
गया था। निरपेक्ष काल के निरूपण से न्‍्यूटन ने आकाश और काल को एक 
दूसरे से स्वतन्त्र रखा है; अत: पदार्थों की गति से 'काल' के प्रवाह पर कोई 
प्रमाव नहीं पड़ता । काल का प्रवाह तो अपने आप में सदा बिना किसी परि- 
बतेंत़् के एक रूप से अनन्त भूत से अनन्त भविष्य तक चछूता रहता है, यह 
म्यूटन का अन्तव्य था । 


र्ध्८ट जेन दर्शन और विशान 


आपेक्षिकता के सिद्धान्त का अविष्कार 


न्यूटन के निरपेक्ष माकाश' के सिद्धान्त से भौतिक विज्ञान में उपस्थित 
होने वाली समस्याओं का हल तिकालने का प्रयत्न अठाहरबीं गौर उच्चीसवीं 
सदी के वैज्ञानिकों ढ्वारा किया गया | इन समस्याओं में भप्रकाश-तरंगों” के 
प्रसार की समस्या मुख्य थी । प्रकाश तरंग के रूप में प्रसारित होता है, यह 
एक सर्वमान्य सिद्धान्त था, किस्तु इसका प्रसार शून्य आकाश में किस माध्यम 
से होता है--यह प्रधन उपस्थित होने पर वेज्ञानिकों को किसी ऐसे माध्यम 
की कल्पना करनी पड़ी, जो कि प्रकाश-तरंगों के प्रसार मे सहायक हो | इस 
माध्यम को 'ईथर” कहा गया और माना गया कि ईथर एक ऐसा भौतिक 
तत्व है, जो कि समग्र आकाश में व्याप्त है और जो प्रकाष्ठ-तरंगों के प्रसार 
में उसी तरह सहायक होता है जिस तरह समुद्र की तरंगों के प्रसार में पानी 
होता है, अथवा ध्वनि के तरंगो के प्रसार में हवा होती है । 

इस प्रकार के ईधर-तत्त्व की कल्पना के बाद यह प्रश्न उपस्थित हुआ 
कि जब गतिशील पदार्थ गति करते है, तब ईथर, जो कि सर्वेत्र व्याप्त है, की 
क्या स्थिति होती है ? यदि बह भी पदार्थ की गति से प्रभावित होता है, तो 
उसमें से गुजरने वाली प्रकाश-तरंगो पर भी उसका प्रमाब होना चाहिए। 
इस बात की सत्यता को परखने के लिए अनेक प्रकार के प्रयोग किए गये, 
जिसमे माइकलसन ('शाक्ा०४0०0) ओर मोले (/४०॥८४) द्वारा किया 
गया प्रयोग (१८८१ ६०) उल्लेखनीय है । इस प्रयोग मे गतिमान्‌ प्रृथ्वी के 
ईथर मे गुजरने से, ईथर पर क्या प्रभाव होता है, इसका प्रकाश-किरणो के 
द्वारा परीक्षण किया गया। 

यदि आकाशीय पिण्ड ईथर के अनन्त समुद्र मे सचमुच द्वी तैर रहे हैं, 
तो उनकी गति का वेग जानना सहज है । जसे--एक वेगवाली नदी मे एक 
नौका को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने में जितना समय लगता 
है, उससे अधिक समय उस नौका को नदी के प्रवाह की दिलछा मे के जाकर 
वापस लाने मे लगेगा, भले ही दोनों बार समान दूरी तय की जाती हो । इस 
प्रकार यदि पृथ्वी ईथर में वस्तुत: घमती है, तो प्रकाश की एक किरण पृथ्वी 
की गति की दिल्ला में चलती हुई दपंण तक पहुंच कर वापस लौटने में अधिक 
समय लेगी, अपेक्षाकृत उसके कि किरण पृथ्वी-गति की दिल्या के साथ 
लम्बकोण करके चलेगी। यदि वस्तुतः ईथर-तत्त्व पृथ्वी की गति से प्रभावित 
होता है (अर्थात्‌ पृथ्वी की गति से ईथर का प्रवाह भी गति करने लगता है), 
तो प्रकाश की गति पर ईथर का प्रभाव होना जरूरी है और यह यन्‍्त्रों द्वारा 
नापा जा सकता है। ईथर का अस्तित्व प्रायोगिक आधार पर सिद्ध किया जा 
सकता है। माइकलसन और मोलें के प्रयोगों से प्रकाश की गति पर पड़ने 
वाला ईथर का प्रमाव किसी भी रूप मे सामने न आया । यह प्रयोग इसके 


जैन दर्शन और विज्ञान में अमूर्त अचेतन विश्व-मीमांसा २४९ 


बाद भी अनेक बार दुहराया गया । किन्तु परिणाम शून्य रहा । इसके परि- 
णाम-स्वरूप ईथर के अस्तित्व के विषशभ्न में दो त्रिकल्प रह गये : 

१. ईथर तत्त्व है और इस पर पृथ्वी की गति का कोई प्रमाव नहीं 
पड़ता अआर्थात्‌ पृथ्वी स्थिर है । 

२. ईथर नाम का कोई तत्त्व नहीं है । 

प्रथम विकल्‍प को स्वीकार करने का अर्थ होता है--पृथ्वी की गति 
को अस्वीकार करना, जो वैज्ञानिकों के लिए असम्मव-सी बात थी । फिर भी 
दूसरी ओर ईथर को नहों मानने से प्रकाश की तरंग-रूप में प्रसरण-क्रिया को 
नहीं समकाया जा सकता । 

इस प्रकार, जब कोई समाधान नही निकल रहा था, तब ई० १९०० 
में यूरोप में एक छब्बीस वर्षीय नवयुवक वैज्ञानिक ने इसका सर्वग्राही समा- 
धान दिया । वह था, अल्बर्ट आईन्स्टीन । आईन्स्टीन ने 'आपेक्षिकता का 
सिद्धांत! (१8609 ० ८७४५०) नामक एक निबन्ध लिखा, जिसमें 
लोरेन्ट्ज द्वारा दिए गए गणितिक समीकरणों के आधार पर नए तथ्यों की 
स्थापना की गई। सर्वप्रथम आईन्स्टीन ने ईथर' की कल्पना को तिरांजलि 
दी । “आकाश” को एक निरपेक्ष गत्तिशुन्य तत्व न मानकर आईह्स्टीन ने 
बताया कि “किसी भी प्रकार के प्रयोग से यह जानना अद्यावय 'है कि अमुक 
पदार्थ की गति निरपेक्षतया क्या है ?! इससे यह निष्कषं निकला कि विश्व में 
कोई भी पदार्थ निरपेक्षतया स्थिर नहीं रह सकता। पदार्थों की गति और 
स्थिति आपेक्षिक है। इसको विशिष्ट बपेक्षिकता का सिद्धांत (576टांडा 
एफ्०णए₹ ० 2९४४४॥५) कहते हैं । 

उक्त सिद्धांत के स्थापन में आईन्स्टीन ने इस परिकल्पना का आधार 
लिया कि प्रकाश की गति सदा अचल रहती है । इसको आईन्स्टोन ने व्यापक 
रूप दिया और बताया कि “एक रूप से गति करने वाले निकायों में प्रकृति 
के सभी नियम समान रूप से लागू होते हैं ।” इसके परिणामस्वरूप किसी 
पदार्थ की निरपेक्ष गति क्या है--यह प्रकाश की गति की सहायता से अथवा 
अन्य किसी भी तरीकों से जानना अशक्य हो जाता है । दूसरी ओर प्रकाश 
की गति को सदा एकरूप और अचल मानने से ईथर” का अस्तित्व स्वत, 
समाप्त हो जाता है; क्योंकि पदि ईथर बस्तित्व में होता, तो उसकी गति का 
प्रभाव अवश्य प्रकाद की गति पर पड़ना चाहिए था । 

दूसरा तथ्य जो सामने आया, वह यह था कि प्रकाश की गति का 
वेग उत्कृष्टतम वेग है । विश्व में इससे अधिक वेग किसी भी पदार्थ का होना 
संमव नहीं है | प्रकाश का वेग जे सा कि पहले बताया गया था, एक निश्चित 
और परिभित 'अचर' है । इसका तात्पयं यह हुआ कि किसी भी पदार्थ की 
स्थिति के निरीक्षेण में लगने वाला काल चाहे कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो, 


२५० जैन दर्शन और विज्ञान 


एक सोमा से कम नहों हो सकता । 
आपेक्षिकता के सिद्धान्त के बाद : आकाश ओर काल 


आईन्स्टीन के 'आपेक्षिकता के सिद्धांत' ने मौतिक विज्ञान में अनेक 
बृहत्‌ परिवतंन ला दिए। इनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण परिवर्तत 'आकाश' 
और काल' की धारणा सम्बन्धी थे । सुप्रसिद्ध जमंन वैज्ञानिक मिन्काउस्की 
(शगञ०फडंटा) ने अपिेक्षिकता के सिद्धात' का गाणितिक प्रतिपादन जिस 
रूप में किया, उससे यह तथ्य निकला कि विश्व आकाश-काल की एक 
सम्मिलित चतुर्वेमितिक सततता (एि0्प्रा-्याधलाशंणान] गाग्रिप्राए 
० ४92०८ थ॥0 (८) के रूप में है। अधिकांश रूप मे गणित के साथ 
सम्बन्धित होने से तथ्य के यद्यपि व्यावहारिक माषा में समराना अत्यन्त 
कठिन है, फिर भी उदाहरणों के द्वारा इसका स्पष्टीकरण किया जा सकता 
है । 

यह एक सामान्य तथ्य है कि कोई भी पदार्थ जब आकाश में स्थान 
रखता है, तो आकाह की तीनो ही विभितियों मे अपनी लम्बाई, चौड़ाई और 
ऊंचाई (अथवा गहराई) के कारण फंल जाता है | अब यदि पदार्थ स्थानान्तर 
करता है (अथवा गति करता है), तो दूसरे स्थान मे जाने के लिए उसे कुछ 
समय लगता है । इस प्रकार पदार्थ की गति के निरूपण मे हमे दोनो बातों 
का शान आवश्यक होता है--स्थान का और समय का । अत: समय (अथवा 
काल ) चतुर्थ विमिति के रूप मे हो जता है । अब आपेक्षिकता के सिद्धात के 
अनुसार आकाश की तीन विमभितिया ओर काल की एक विमिति मिलकर एक 
चतुर्वेमितिक अखण्डता का निर्माण करती है और हमारे वास्तविक जगत्‌ में 
होने वाली सभी घटनाएं इस चतुर्वेमितिक सततता की विविध अवस्थाओं के 
रूप में सामने आती है । 

आकाश और काल एक दूसरे के साथ किस प्रकार जुड़े हुए है, इसको 
सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक हाइजुनबर्ग ने बहुत सरल शब्दों मे समझाया है : "जब हम 
भूत शाब्द का प्रयोग करते है, तब उसका तात्पयं यही होता है कि उसमे घटित 
सभी घटनाओं का ज्ञान करने के लिए हम समथ्थ है, वे घटनाएं घट चुकी 
है। इसी प्रकार से जब हम 'भविष्य' का प्रयोग करते है, तो अर्थ होता है 
कि वे सभी घटनाएं, जो अब तक घटित नही हुई है, 'भविष्य' की हैं, जिनको 
हम प्रभावित करने मे समर्थ है'““इन परिभाषाओं का हमारे दैनन्दिन के 
शब्द-व्यवहार से सीधा सम्बन्ध है। गत: इस अर्थ मे यदि हम इन शब्दों 
( भूत और “मविष्य') का उपयोग करते है, तो बहुत सारे प्रयोगो के परि- 
जामस्वरूप यह बताया जा सकता है कि भविष्य” और 'भूत' की घटनाएं 
द्रष्टा की गतिमान्‌ अवस्था जथवा अन्य गुण-धर्मो से बिलकुल ही निरपेक्ष 


जैन दर्शन और विज्ञान में अमृर्त अचेतन विषव-मीमांसा २५१ 


हैं ।*' “यह बात न्यूटन की यान्विकी (/४८८७४७४८७) में तथा आईन्स्टीन 
के अआपेक्षिकता के सिद्धांत' मे मी सत्य मानो जाती है। किन्तु दोनों में यह 
फर्क रह जाता है: पुरानी मान्यता में हम यह मान लेते हैं कि 'भविष्य' 
और “भूत' के बीच में एक अतिसूक्ष्म (अनन्ततया सूक्ष्म) कालान्तर है, 
जिसको हम वतंमान क्षण कहते हैं। परन्तु आपेक्षिकता के छिद्धांत में यह 
बात नहीं है | यहां पर भविष्य और भूत के बीच जो कालानन्‍्तर है, बह परि- 
मित है और उसका द्ैध्ये द्रष्टा के स्थान पर आधार रखता है ।” इस कथन 
को इस उदाहरण द्वारा और स्पष्ट किया जा सकता है | जैसे--अ स्थान पर 
द्रष्टा है और ब स्थान पर घटना घटती है । द्रष्टा जिस क्षण सें घटना को 
देखता है, बस्तुत: वह घटना उस क्षण मे नहीं होती है, क्योंकि ब और अ 
के बीच जो दूरी है, उस दूरी को पार करने के लिए प्रकाश को परिमित 
समय लगेगा । इस प्रकार जिसको हम “वरतंमान' कहते है, वह केवल अतिसूक्ष्म 
एक क्षण ही नहीं है, किन्तु वह सारा काल बतंमान में मिना जाता है, जो 
घटना के होने और द्र॒ष्टा के देखने के बीच गुजरता है भौर इस काल का 
दैध्यं स्पष्टतया द्रष्टा और घटना-स्थल के बीच की दूरी पर आधारित है । 
यहां पर यह ध्यान रखना आवश्यक है किअ ओर ब के बीच की दूरी 
कितनी भी छोटी क्यों न हो, प्रकाश का वेग (जो कि उत्कृष्टतम वेग है) 
परिमित होने से उस दूरी को तय करने में सुनिश्चित किन्तु परिमित समय 
ही लगेगा। 


एक व्यावहारिक उदाहरण से उक्त मन्तव्य का महत्व समझा जा 
सकता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में ब को पृथ्वी से ५० प्रकाश-वर्ष' दूर 
का तारा मान लिया जाए और अ को पृथ्वी पर स्थित, दूर-बीदणयन्त्र द्वारा 
निरीक्षण करता हुआ द्र॒ष्टा माना जाए। मान लो कि ब पर कोई विस्फोट 
होता हुआ द्रष्टा को दिखाई दिया | साधारण भाषा मे हम कहेंगे कि मनुष्य 
को देखने की घटना और तारा पर विस्फोट की घटना एक ही क्षण में होती 
है । अर्थात्‌ ये दोनों घठनाएं 'युगपत्‌” (अंग्रणणी.४7/6०७5) है । किन्तु वस्तुतः 
क्या ये घटनाएं युगपत्‌ हैं ? नहीं । क्योंकि तारा पृथ्वी से ५० प्रकाश-वर्ष 
दूर है अर्थात्‌ प्रकाश को तारा और पृथ्वी की बीच की दूरी तय करने में ५० 
वर्ष लगते हैं । तात्पयं यह हुआ कि जो विस्फोट 'अब' देखा गया, वह बस्तुत. 
५० वर्ष पहले हो चुका था । इस प्रकार “युगपत्‌ शब्द निरपेक्ष नही रह पाया 











१. प्रकाश की गत्ति एक सैकिण्ड मे लगभग १,८६,००० माईल है; इस 
गति से चलने वाली प्रकाश-किरण जितना अन्तर एक वर्ष में काटती है, 
उसको १ प्रकाश-बर्ष कहते हैं। प्रकाश-बर्ष--५.८८ »८ १०४ माईल 
लगभग होते हैं। 


२५२ जैन दर्शन और विज्ञान 


है, कितु दो घटनाओं के बीच की दूरी पर आधारित हो जाता है। दूसरे 
बब्दों में आकाश ओर काल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और विश्व में होने 
वाली घटनाओं पर दोनो का सम्मिलित प्रभाव होता है । 

आईन्स्टीन के विशिष्ट आपेक्षिकता के सिद्धांत से जो अनेक नए तथ्य 
वैज्ञानिकों के सामने आए, उनमें से दो-तीन महत्त्वपूर्ण सिद्धातों का उल्लेख 
संक्षेप में यहां पर किया जा रहा है | यद्यपि ये आकाश और काल सम्बन्धी 
प्रस्तुत चर्चा से सीधा सम्बन्ध नहीं रखते हैं, फिर भी इनका महत्त्व भौतिक 
विज्ञान में अत्यधिक है । 

फिट्जजेराल्ड और लोरेन्टज द्वारा दिये गये सिद्धांतों के अनुसार गति 
का वस्तु की लम्बाई पर प्रभाव पड़ता है। आाईनसस्‍्टीन के भापेक्षिकता के 
सिद्धांत मे यह बताया गया कि गतिमान निकाय ($9शंथ्य) में गति की दिशा 
में रही हुई आकाशीय विभिति में संकोच होता है. साथ ही साथ समय की 
विमिति में भी संकोच होता है। दूसरे शब्दों मे इस तथ्य को इस प्रकार 
कहा जा सकता है : गतिमान्‌ निकाय में रही हुई नापने वाली छड़ की लम्बाई 
में हानि होती है और निकाय में स्थित घड़ी धीमे चलती है | इन परिवर्तनों 
का आधार गतिमान्‌ निकाय का वेग है । वेग के अनुपात में ये परिवर्तन होते 
हैं। ज्यों-ज्यों वेग बढ़ता है, त्यों-त्यों घडी की चाल अधिक शिथिल होती 
जाती है । यहा तक कि यदि वेग प्रकाश के वेग के समान हो जाए (यह 
केवल कल्पना की जा रही है), तो घडी ठप्प हो जाएगी । इसी प्रकार नापने 
बाली छुड़ की लम्बाई भो घटती-घटती, अन्तिम दह्शा मे 'शुन्य' हो जाएगी 
अर्थात्‌ छड़ की लम्बाई रहेगी ही नही | इसलिए प्रकाद्य के वेग को पाना 
अशक्य है, यह मन्तव्य सिद्ध हो जाता है । 

आईन्स्टीन ने बताया कि प्रत्येक वस्तु का जडत्व उसकी सहति पर 
आधारित है । इस जड़त्व के कारण आकाश मे एक 'गुरुत्व-क्षेत्र' (07389५78- 
४०॥७] #7680 ) की उत्पत्ति होती है । यह क्षेत्र पदार्थ की गति के क्षेत्र को 
निर्धारित करता है | इस प्रकार के क्षेत्र की भूमिति का निर्धारण पदार्थ की 
'संहति' और 'बेग' से होता है, जिसको आईन्स्टीन ने 'गाणितिक समीकरण' 
द्वारा व्यक्त किया है | प्रत्येक पदार्थ अपने आस-पास के आ्लाकाश में जिस 
गुरुत्व-क्षेत्र की उत्पत्ति करता है, वह 'बक्र' है। यथार्थ शब्दावली में-- 
'पदार्थ की संहृति आकाश-काल की चतुर्वेमितिक सततता में वक्ता छाती है ।' 
पदार्थ की गति उस दिशा मे होती है, जिस दिशा मे क्राकाश वक्र बनता है । 
इसको स्पष्ट करने के लिए यह उदाहरण दिया जा सकता है--जैसे एक 
नतोदर कमरे के बीच हम एक तकिया रख दे और फिर वहां बंठकर चार 
गोलियो को कमरे की जमीन पर चार दिज्ञाओ मे फेंके । यह स्वाभाविक है 
कि उस कमरे की नतोदरता के कारण चारों गोलियां उस तकिए से आकर 


जैन दर्शन और विज्ञान में अधूर्त अचेतत विदव-व्यापी ,.._ २५३ 


टकराएंगी । अब, यदि किसी व्यक्ति को कमरे की नतोदरता का पत्ता न हो, 
तो वह मानेगा कि तकिए में कोई आक्षंण-बल है । किन्तु यह अम होगा । 
बस्तुत: तो गोलियों का तकिए से टकराने का कारण कमरे की नतोदरता है । 
ऐसे ही सेव को नीचे गिरते देख न्‍्यूटन ने पृथ्वी के जाकर्षण-बल को उसका 
कारण माना था। किन्तु आईन्स्टीन ने बताया कि आकाश की वक्रता' ही 
इसका सही कारण है। क्‍योंकि, सेव 'आकाद्य' में जो वक्ता उत्पन्न करता 
है, उससे मानो आकाश नतोदर बन जाता है और सेव उस दिशा में गिरता 
है, जिस दिशा में आकाश की नतोदरता अत्यधिक होती है । 

आपेक्षिकता के सिद्धांत” में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात यह 
है कि जहां न्यूटन के वैज्ञानिक सिद्धांतों में आकाश, काल और भौतिक पदार्थ, 
सभी एक दूसरे से स्वतंत्र थे, वहां आईन्स्टीन के सिद्धांत मे ये तीनों एक-दू सरे 
से सम्बन्धित हो गए हैं। विश्व 'आकाश-काल की संयुक्त चतुवैमितिक 
सततता' बन गया है और उसके ग्रुण-धर्मं उसमें समाहित भौतिक पदार्थों पर 
आधारित हो गए है । भौतिक-पदार्थों की गति एवं स्थिति का सीधा प्रभाव 
आकाश-कान की सततता पर पड़ता है । 


आपेक्षिकता के सिद्धान्त फा दाशंनिक पक्ष 


आपेक्षिकता के सिद्धान्त मे 'आकाश और काल! के सम्बन्ध में जो 
विचार दिये गए हैं, उसके दार्शनिक पक्ष के विषय मे वैज्ञानिकों के अभिमत्तो 
का अब हम अवलोकन करें। आकाश, काल और आकाद्ा-काल की 
चतुर्वेमितिक सततता की वास्तविकता कहां तक वस्तु-सापेक्ष है और कहां तक 
ज्ञाता-सापेक्ष, इसके विषय में सभी वेज्ञानिक एकमत नहीं है ! 

डा० अल्बर्ट आइन्स्टीन के अभिमतानुसार “जिस प्रकार रंग, आकार 
अथवा परिमाण हमारी चेतना से उत्पन्न विचार हैं, उसी प्रकार आकाश और 
काल भी हमारी आन्तरिक कल्पना के ही रूप है । जिन वस्तुओं को हम 
आकाश में देखते है, उनके 'ऋ्रम' के अतिरिक्त आकाश की कोई वस्तु-सापेक्ष 
वास्तविकता नही है । इसी प्रकार जिन घटनाओं के द्वारा हम काल को 
मापते हैं, उन घटनाओों के “क्रम” के अतिरिक्त काल का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व 
नहीं है ।” 'आकाश' और 'काल' का स्वतन्त्र वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व न होने 
पर भी, “आकाश-काल की संयुक्त चतुर्वेमितिक सततता” वस्तु-सापेक्ष वास्त- 
विकता का प्रतीक है, ऐसा माना गया है । जब इस सततता का “आकाश! 
और 'काल' के रूप में पृथबकरण किया जाता है, तब ये भेद ज्ञात्ता-सापेक्ष 
होते हैं, किन्तु जब वे चतुर्वेमितिक सततता के रूप में जुड़ते हैं, तब उसके 
द्वारा हमें वस्तु-सापेक्ष विश्व का ज्ञान होता है । इस तथ्य का स्पष्ट निरूपण 
सर जेम्स जीन्स के शब्दों में मिलता है। “हम समग्र प्रकृति को इस ढांचे 


र्५्४ जैन दर्शन और विज्ञान 


(चतुर्वेभितिक सततत्ता) में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए यह बस्तु-सापेक्ष 
वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती है। किन्तु 'आकाश” और “काल' में 
इसका विभागीकरण वस्तु-शसापेक्ष नहीं है--वह तो केवल ज्ञाता-सापेक्ष ही है। 
07 'आपेक्षिकता के सिद्धांत का मूल तत्त्व यहीं हैं कि सततता के आकाछ 
और, काल के विभागीकरण के विषय में प्रकृति कुछ नहीं जानती ॥” इन 
वैज्ञानिकों के अभिमत में 'आकाश' एक संदर्भ का ढांचा' है। जिस प्रकार 
विषुवद्‌ वृत्त (4०४००), प्रीनिच याम्योत्तर (0ाध्शाजाांसा गाल्म॑ता9ग) , 
उत्तरीधघ्रुव (९०४ 9008) आदि काल्पनिक हैं; उसी प्रकार 'आकाश' 
और 'काल' भी काल्पनिक हैं । 

कुछ एक वैज्ञानिक इस निरूपण को स्वीकार नहीं करते । यद्यपि 
आकाश और काल की सयुक्त चतुर्वेमितिक सततता' के भौतिक पहलू के 
विषय मे वे भिन्न मत नही रखते, फिर भी इन तत्त्वों का--आकाश और 
काल का केवल ज्ञाता-सापक्ष अस्तित्व ही है, यह अभिप्राय उनको मान्य नही 
है | हँस राइशनवाख ने अपनी पुस्तक (आकाश और काल का दर्शन) में 
'आपेक्षिकता के सिद्धान्त के मौतिक पक्ष की चर्चा के साथ-साथ दाश॑निक 
पक्ष की चर्चा भी की है । इसमे राइशनबास ने आकाश और काल का वस्तु- 
सापेक्ष अस्तित्व गणित और तककं-शास्त्र के “धार से सिद्ध किया है। उनके 
अभिमतानुसार गाणितिक आकाश के विविध भेद हो सकते है। इनमे से 
किसी एक को प्रेक्षण और प्रयोग के आधार पर वास्तविक आकादा माना जा 
सकता है । इस वास्तविक आकाश का वस्तु-सापेक्ष' अस्तित्व है | वे लिखते 
है--- अभि समयवादियों (००7ए2गञ०१8॥9(5) के अनुसार वास्तविक आकाश 
की भूमिति के विषय में वस्तु-सापेक्ष निरूपण करना अशक्य है और इस विषय 
में तो हम ज्ञाता-सापेक्षात्मक और मनमाना निरूपण कर सकते है । “वास्तविक 
आकाश की भूमिति का विचार ही निरर्थक है ।/--यह गलत धारणा है। 
यद्यपि भूमिति सम्बन्धी निरूपषण कुछ एक मनमानी व्याख्याओं पर आधारित 
है, फिर भी यह निरूपण स्वय में मनमाना नहीं बन जाता। एक बार 
व्याख्याओं का निश्चय हम करलें; बाद मे वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता ही 
भूमिति के वास्तविक रूप को प्रकट करती है ।” इसकी स्पष्टता के लिए 
उन्होंने एक सरल उदाहरण दिया है। जैसे--उष्णतामान के मापने में 
सेंटीग्रेड, फारनहाइट आदि विविध प्रकार के मानदण्ड काम मे आते हैं। 
हम अपने अभिसमय के अनुसार कोई एक मानदण्ड को अंकित कर उष्णता- 
माषक से वस्तु की उष्णता मापते है । जो अक उष्णता को सूचित करता है, 
वह यद्यपि मानदण्ड के बदलने पर बदल सकता है, फिर भी उसकी “यथार्थ- 
ता' में परिवर्तन नहीं होता । एक वस्तु का उष्णतामान चाहे १५० सें० कहें 
अथवा ५६” फा० कहे, इसका आधार यद्यपि हमारे मानदण्ड की पसंदगी पर 


जैन दर्शन और विज्ञान में अमूतं कचेतन विष्च-व्यापी २५५ 


है, फिर भी वस्तु का उष्णतामान स्वयं में हमारी पसंदगी पर नहीं है; वह 
तो बस्तु-सापेक्ष ही है । 

काल के सम्बन्ध में प्रचलित गलत घाराणाओं का भी राइणशनबाख ने 
खण्डन किया है : “काल को चतुर्थ विभिति के रूप में मानने से, बहुत लोगों 
की यह मान्यता वनी है कि कॉल भी आकाश की ही एक 'विमिति' है | किन्तु 
यह गलत है। चतुविभिति में आकाश और काल को जोड़ने का अर्थ मात्र यही 
है कि किसी भी घटना (2एछ॥) का निर्देश हम चार निर्देशांकों द्वारा कर 
सकते हैं--अकाश के तीन निर्दशांक और काल का चौधा निर्देशांक ।“'“जिस 
प्रकार तीन मूल रंगों--लाल, हरा और नीले--के द्वारा हम किसी भी चस्तु 
के रंग का निर्णय कर सकते हैं कि अमुक वस्तु में इन तीन की कितनी-कितनी 
मात्राएं है; किन्तु ऐसा करने से वस्तु का रंग बदल नहीं जाता" (उस प्रकार) 
काल का चतुर्थ विमिति के रूप मे निरूपण करने से काल के विषय में हमारे 
बिंचार मे कीई परिवर्तन नहीं आता है |” उनका यह स्पष्ट अभिमत है कि 
चतुर्वमितिक गाणितिक रूप को मानते हुए भी यह मानना आवश्यक नहीं है 
कि आकाश और काल के बीच कोई अन्तर ही नहीं है। भापेक्षिकता के 
सिद्धान्त से काल के जिन गुण-घर्मों का ज्ञान हमे होता है, चतुर्थ विभिति के 
रूप में काल के प्रतिपादन के साथ उसका कोई सम्बन्ध नही है | मिन्‍्काउस्की 
के गाणितिक प्रतिपादन का यह अर्थ करना कि आकाश और काल का केवल 
सम्मिलित रूप ही वास्तविक है, राइशनबाख के अटुसार गलत है । 

आकाश की विमितियों के विषय में वेज्ञातकों और गणितज्ञों ने यह 
कल्पना भी की है कि इसकी विमितियों की संख्या चाहे जितनी हो सकती है 
किन्तु राइशनबाख ने माना है कि वस्तु-सापेक्ष दुष्टि से तो जाकाश की 
केवल तीन विभितिया है। बहु-वेमितिक आकाश गाणितिक हो सकता है, परन्तु 
वास्तविक आकाश केवल अिवेमितिक है। वास्तविक आकाश की तीन 
विमितियां है! यह निरूपण उतना ही वस्तु-सापेक्षात्मक है जितना कि यह 
निरूपण कि भौतिक पदार्थ की तीन अवस्थाएं--ठोस, तरल और वायु-- 
होती है; यह वस्तु-सापेक्ष विश्व के मूलभूत तथ्य का एक वर्णन है ।” 

राईशनबाख ने आपेक्षिकता के सिद्धांत को मान्य रखते हुए यह 
निर्पण किया है कि आकाश और 'काल' का वस्तु-सापेक्ष स्वतन्त्र अस्तित्व 
है । अपनी पुस्तक 'आकाश और काल का दर्शन' के अन्त में आकाश और 
काल की वास्तविकता' शीर्षक के अन्तर्गत समग्र वेज्ञानिक व गाणितिंक विवेचन 
के निष्क्े में वे लिखते है : “अतः हम निम्न कथन को आकाश और काल 
सम्बन्धी सबसे अधिक सामान्य विधान के रूप में लिख सकते है : 'सवंत्र और 
सदा आकाश-काल की निर्दश-निकाय का अस्तित्व है ।” यह निष्कर्ष आकाश 
भर काल के बीच की भेदरेखा को अच्छी तरह प्रमाणित करता है ।” बस्तु 


२५६ जैन दर्शन और विज्ञान 


सापेक्षता और ज्ञाता-सापेक्षता के बीच क्या अन्तर है तथा इसका आकाश 
और काल के साथ किस रूप में सम्बन्ध होता है, इसके विस्तृत विवेचन के 
बाद अन्तिम निष्कर्ष के रूप में उन्होंने लिखा है: “इस समग्र चिन्तन का 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह है कि आकाश के गरुण-घर्म वस्तु-सापेक्ष 
हैं। जिन ज्ञान-मंर्मांसिक विवलेषणों (०९७४९॥008८4  »ए०)५६८५) 
द्वारा हमने बहुत सारी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न किया, उनका 
यह अकाटय अभिमत है कि आकाश और काल' वास्तविक हैं ।''' दाशंनिकों 
ने अब तक आकाश और काल के केवल आद्शवादी प्रतिपादन को ही ज्ञान- 
मैमांसिक विश्लेषण मे शक्‍य माना है । किन्तु यह इसलिए हुआ है कि उन्होंने 
आकाश की गाणितिक और वास्तविक समस्याओं के द्विपक्षीय स्वरूप की 
उपेक्षा की है । गाणितिक आकाश काल्पनिक रचना है; अतः आदर्श है। 
भौतिक विज्ञान का कार्य है--इन गाणितिक रचनाओं मे से किसी एक को 
वास्तविकता के साथ जोड़ने का | इस कार्य की निष्पत्ति में मौतिक विज्ञान 
वास्तविकता के विषय में निरूपणात्मक कथनों का उच्चारण करता है और 
हमारा लक्ष्य है, इन कथनों के वस्तु-सापेक्ष मूल तत्त्व को, वर्णन की अनिदिच- 
तता के कारण घूसे हुए ज्ञाता-सापेक्ष बाह्य तत्त्व से विमुक्त करने का ।”/ 
राइशनबाख के इस समग्र विवेचन का सा"ाश यही है कि वे आपेक्षिकता के 
सिद्धान्त' को स्वीकार करते है, फिर भी “आकाश” और “काल की वस्तु- 
सापेक्ष वास्तविकता के निरूपणण को इस सिद्धात का फलित प्रतिपादित. 
करते हैं ! 

आकाह्य और काल की वारतविकता के पक्ष में जिन वैज्ञानिकों का 
अभिमत है, उनमें प्रो० हेनी मार्गनौ का नाम भी उल्लेखनीय है। प्रो० 
मार्गेनौ के अनुसार : कोई मी पदार्थ सापेक्ष होने से, अवास्तविक नहीं बन 
जाता । निरपेक्ष आकाश की मान्यता को यद्यपि आपेक्षिकता का सिद्धांत 
स्वीकार नही करता, फिर भी उससे आकाश' की वास्तविकता का अस्वीकार 
नही होता है | आकाश मी एक कन्स्ट्रक्ट्स' माना गया है, जो प्रमाणित है 
और इसलिए वास्तविक भी है | मार्गतो मानते है कि आकाश' के भौमितिक 
गुण-धर्मो क। वास्तविक जग्रत्‌ के पदार्थ कहां तक अनुकरण करते है, इसमें 
सदिग्धता तो हो सकती है, परन्तु "आकाश' की वास्तविकता तो असन्दिग्ध 
है । उदाहरणाथ कोई भी वास्तविक पदार्थ” पूर्ण रूप में सरल रेखात्मक हो, 
ऐसा अनुभव में न भी आता हो, फिर भी वास्तविक सरल रेखा आकाहा के 
दो बिन्दुओं के बीच अस्तित्व रखती है और बाकाश वास्तविक बिन्दुओं का 
बना हुआ है । 

आपेक्षिकता के सिद्धान्त” के दाशंनिक पक्ष की इस चर्चा के निष्कर्ष 
में यहू कहा जा सकता है कि आकाश और काल के स्वरूप के विषय में 


ऐत दशेत और विज्ञान में अमूर्त अचेतन विश्व-ब्यापी २५७ 


अपेक्षिकता के सिद्धान्त” के आधार पर अब तक सववंमान्य निरूपण नही हो 
का है । आकाश और काल वस्तु-सापेक्ष हैं अथवा ज्ञाता-सापेक्ष, यह दुविधा 
त्रब तक भी वैज्ञानिकों के सामने खड़ी है । 
उपसंहार 

“आकाश और 'काल' का स्वरूप भी रहस्यमय बना हुआ है। कुछ 
एक 'रिक्त आकाश' का प्रतिपादन करते हैं, तो अन्य अवगाहित आकाश' 
ग़; कई 'निरपेक्ष आकाश” का निरूपण करते हैं, तो कई “सापेक्ष 
वराकाश' का; आकाश को “वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता” के रूप में स्वीकार 
क+रने वाले भी हैं और "ज्ञाता-सापेक्ष वास्तविकता” के रूप में करने वाले 
श्री हैं।दुसरी ओर 'काल' के विषय में भी इस प्रकार की विभिन्न विचार- 
ग्राराएं है । 

न्यूटल का अभमिमत था--निरपेक्ष आकाश ओर काल पृथक्‌-पृथक्‌ 
इस्तित्व रखते हैं। इस अभिमत के सहारे व॑ज्ञानिकों ने भौत्तिक ईथर की 
#ल्पना की और आपेक्षिकता के सिद्धात' ने भौत्तिक ईथर को तिनाजलि 
[कर सापेक्ष आकाश-काल की स्थापना की । आपेक्षिकता के सिद्धान्त' से 
ज्ञातिक जगत्‌ मे नई क्रान्ति आई। 'आकाश' और 'काल' की सयुक्त 
ब्रतुर्व॑मितिक सततता, प्रकाश की सीमित गति के कारण आकाश और काल 
गि परस्परबद्धता, गति का आकाश और “काल' पर प्रभाव आदि विषय 
विशिष्ठ आपे।क्षक्रता के सिद्धान्त' के परिणाम है । भौतिक-पदार्थ की संहति 
ग्रे होने वाली आकाश की वक्ता, आकाश के युक्लिडियेतर मौमितिक गृण- 
ँ्रमें, गुरुत्व और जड़त्व की समानता आदि विषय “सामान्य आपेक्षिकता के 
स्द्धान्त' के परिणाम है। फिर भी आकाश” और “काल का स्वरूप चिन्तन 
का विषय बना हुआ है । 

स्यूहन ओर जैन दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन 


न्यूटन द्वारा किया गया आकाश का निरूपण जैन दर्शन के आकाशा- 
स्तकाय के साथ अत्यधिक सदृशता रखता है। दोनों विचारधाराओं में 
प्रकाश को एक स्वतंत्र वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया 
गया है तथा उसको अगतिशील, एक, अखण्ड और शून्यता की क्षमता वाला 
ध्वीकार किया गया है; फिर भी इनमें एक महत्त्वपूर्ण अन्तर रह जाता है । 
प्यूटनीय भौतिक विज्ञान ने आकाश के साथ भौतिक ईथर का अविच्छिष्न 
प्रम्बन्ध जोड़ कर गति की समस्या सुलझाने का प्रयत्न किया, जब कि जैन 
इशंन अभौतिक ईथर (धम्मं-द्रब्य, अधर्म-द्रव्य) के सिद्धान्त से गति-स्थिति 
की समस्‍या का हल प्रस्तुत करता है। यही कारण था कि न्यूटन के सिद्धांतों 
ने नही सुलभने वाली एक ऐसी समस्या उत्पन्त कर दी, जिसके फलूस्वरूप 


२५८ जैन दर्शन और विज्ञान 


आपेक्षिकता के सिद्धान्त ने न्‍्यूटत के मौतिक ईथर को तिलॉजलि दे दी। 
जहां तक न्यूटन के आकाश की वास्तविकता-सम्बन्धी निरूपण का प्रश्न है, 
उसकी तकंसम्मतता अब भी अविच्छिन्न ही है। पश्चिम के सुप्रासिद्ध दाशेनिक 
बट्रेण्ड रसल ने इसको स्वीकार करते हुए लिखा है : “न्यूटन का निरपेक्ष 
आकाश का सिद्धान्त उस दुविधा को दूर करता है, जो 'शून्यः और 'वास्त- 
विकता' के सम्बन्ध से उपस्थित होती है । तकंशास्त्र के आधार पर इस 
सिद्धान्त का खण्डन नहो किया जा सकता | इस सिद्धान्त की अस्वीकृति का 
मुख्य कारण यही है कि “निरपेक्ष आकाश' को जानना कतई सम्भव नही है, 
इसीलिए प्रायोगिक विज्ञान में उसकी धारणा कोई अनिवाय परिब्ल्पना नहीं 
बन सकती । इससे मी अधिक व्यावहारिक कारण यह है कि भौतिक विज्ञान 
की गाड़ी इसके बिना मी चल सकती है ।” इस उद्धरण से स्पष्ट हो जाता 
है कि न्यूटन का 'निरपेक्ष आकाश” अथवा जैन दशत का आकाशास्तिकाय 
का सिद्धान्त तक॑ की दृष्टि से अकाटय है । “निरपेक्ष आकादा' के अस्तित्व 
पर 'आपेक्षिकता के मिद्धान्त' की चर्चा यथास्थान आगे की जायेगी । 

न्‍्यूटन ने काल की जो परिभाषा दी है, उससे यह लगता है कि 
उन्होने काल को वास्तविक तत्त्व या द्रव्य के रूप मे न मान कर वास्तविक 
तथ्य के रूप में प्रतिपादित किया है । जन दर्शन (इ्वेताम्बर-परम्परा) भी 
काल को वास्तविक तत्त्व के रूप मे स्वीकार नही करता | न्यूटन ने निरपेक्ष 
गाणितिक काल का सिद्धान्त प्रस्तुत किया है; जैन दर्शन के निरपेक्ष काल- 
मान-- समय आदि उसी प्रकार के सिद्धान्त के द्योतक हैं। इस प्रकार काल 
के विषय मे भी दोनों सिद्धान्तों में ०डुत साम्य है, फिर भी न्यूटन के सिद्धांत 
ने प्रकाश-गति की मीमितता को अस्वीकार करने के कारण आकाश और 
काल के पारस्परिक सम्बन्ध को स्वीकार ही नही किया है. जबकि जैन दर्शन 
में प्रकाश-गति की सीमितता से होने वाले आकाश और काल के पारस्परिक 
सम्बन्ध का विरोध नहीं है। 

इस प्रकार प्रागू-आइन्स्टीनीय विज्ञान के क्षेत्र की आकाश-काल- 
सम्बन्धी घारणाएं जेन दर्शन की विचारधारा के साथ दाशंनिक (तत्व- 
ममांसिक) अपेक्षा से अधिक सद्श्य रखती है । 
आपेक्षिकता का सिद्धान्त और ज॑न दर्शन 

आइब्स्टीन द्वारा दिए गए आपेक्षिकता के सिद्धात्त के पदरचात विज्ञान 
के क्षेत्र मं जो नई क्रान्ति आई, उसका आकाश-काल की धारणाओं पर भी 
गहरा प्रभाव पडा । इस सिद्धान्त के आविष्क/र, इसके भौतिक विज्ञान के 
विविध पहलुओं पर पड़े हुए प्रमाव तथा इसके दाशंनिक पक्ष की चर्चा भी 
हम कर चुके है। जैन दर्शन के माध्यम से इसकी तुलनात्मक समीक्षा यहां की 
जा रही है । 


जैन दशेन और विज्ञान में अमृत -अचेतन विश्व-व्यापी २५१ 


आकाश और काल के विषय में आपेक्षिकता के सिद्धान्त के दो पहल 
हो जाते हैं । 

१. आकाश और काल की सापेक्षता । 

२. आकाश और काल की वास्तविकता । 

आइब्स्टीन द्वारा प्रदत्त मूल आपेक्षिकला के सिद्धान्त में कहा गया है : 
“किसी भी प्रकार के प्रयोग के द्वारा किसी भी गतिमान ब्िकाय की निरपेक्ष 
गति का पता ?ही लगाया जा सकता |” इस सिद्धांत के आधार पर सामा- 
न्‍्यतया यह तात्पयं निकाला जाता है कि निस्पेक्ष आकाश का कोई अस्तित्व 
ही नही है । यदि यही तात्पर्य सही हो, तो जैन दर्शन का जआाकाशार्तिका य 
का सिद्धान्त आपेक्षिक्ता के सिद्धान्त के साथ मेल नही खाता । किन्तु उक्त 
तात्पर्य निविवादतया मान्य नहीं है । सवंप्रथम तो यह जानना आवश्यक है 
कि आपेक्षिकता के सिद्धांत में कथित अशक्यता ज्ञाता-सापेक्ष श्रसमर्थता के 
कारण है अथवा वस्तु-सापेक्ष असम्भबता के कारण है। यदि ज्ञाता-सापेक्ष 
असमथ्थंता के परिणाम रूप ही हम क्सी भी मतिमान निकाय की निरपेक्ष गति 
को जानने मे असमर्थ रहते हैं, तो निरपेक्ष गति के वास्तविक अस्तित्व का 
अन्त नही आ जाता । जन दर्शन के आधार पर यही कहा जा सकता है कि 
उक्त अशक्यता ज्ञाता-सापेक्ष असमर्थता के कारण ही है, न कि वस्तु-सापेक्ष 
असम्मवता के कारण । राइशनबाख ने इस प्रकार के विपयंय को स्पष्ट 
उदाहरण के द्वारा समझाया है : “'अवदइय ऐसे बहुत सारे प्रसंग होते हैं, जहां 
भौतिक विज्ञान परिमाणों को निकालने मे समर्थ नही होता । इसका अर्थ क्या 
यह होता है कि जिस राशि का हम परिमाण निकालना चाहते हैं, उसका 
अस्तित्व ही नहीं है ? उदाहरणाथं, हवा के एक घन सेण्टीमीटर में रहे हुए 
अणगुच्छे (मोलिक्यूल) की सखझ्या का सही-सही नि३च्य करना अशक्य है । 
निडिचितता की अत्यधिक मात्रा के साथ हम कह सकते है कि एक-एक 
अणुगृच्छ को गिनने में हम असफल ही रहेंगे, तो फिर क्या हम यह परिणाम 
निकाल ले कि इस संख्या का अस्तित्व हीः नही है ? प्रत्युत हमे यही कहना 
होगा कि ऐसा पूर्णाक होना ही चाहिए, जो इस राशि का बिलकुल सहीं 
द्योतक हो । आपेक्षिकता के सिद्धात की भूल इसी तथ्य में निहित है कि उसमें 
जानने की अशक्यता को वास्तविक असम्भवता के साथ उलका दिया गया 
है ।” इस उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि निरपेक्ष आकाश का कोई 
अस्तित्व ही नही है, ऐसा फलित आपेक्षिकता के सिद्धांत के आधार पर 
निकालना अयथार्थ होगा । 

विश्व के प्रथम श्रेणी के वैज्ञानिक हाइजनबर्ग ने इसी उलभझन का 
स्पष्टीकरण करते हुए लिखा हैः:---“ईथ र नामक परिकल्पित द्रव्य, जो १६ 
वीं शताब्दी में मंक्सवेल के सिद्धान्तों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता था, भब 


२६० जैन दर्शन और विज्ञान 


अपेक्षिकता के सिद्धान्त द्वारा नामशेष कर दिया गया है । इसी बात को 
कभी-कभी इस प्रकार भी कहा जाता है कि निरपेक्ष आकाश का सिद्धान्त' 
खण्डित हो चुका है । किन्तु ऐसे कथन को बहुत सावधानी के साथ स्वीकार 
करना चाहिए ।” यद्यपि हाइजनबर्ग ने यह तो स्वीकार नही किया है कि 
आकाश नासक कोई स्वतन्त्र अवतिशीर वास्तविकता का अस्तित्व है, फिर भी 
उन्होने यह तो माना ही है कि भौतिक ईथर के नामशेष हो जाने से आकाश!” 
नामशेष नहीं हो गया है । अन्यन्न उन्होंने एक तक॑ बापेक्षिकता के सिद्धांत के 
आलोचकों के नाम पर उपस्थित किया है, जिसको यद्यपि वे स्वीकार नही 
करते हैं, फिर भी यह तो मानते है कि इस तक को प्रायोगिक आधार पर 
गलत सिद्ध नही किया जा सकता; क्योंकि इसमे ऐसी कोई घारणा नही की 
गई, जो विशिष्ट आपेक्षिकता के सिद्धाग्त से भिन्न हो । इसको प्रस्तुत करते 
हुए वे लिखते हैं.: “आपेक्षिकता के सिद्धान्त के आलोचको का कहना है-- 
“निरपेक्ष आकाश और निरपेक्ष काल का नास्तित्व विशिष्ट आपेक्षिकता के 
सिद्धा-त द्वारा किसी भी प्रकार से सिद्ध नही होता है । (उस सिद्धांत मे तो) 
यही बताया गया है कि किसी भी सामान्‍य प्रयोग में वास्तविक आकाश और 
वास्तविक काल प्रत्यक्षतः माग नही लेते, किन्तु यदि प्राकृतिक नियमों के इस 
पहलू को ध्यान से ले लिया जाये तथा गतिमान निर्देश-निकायों के लिए सही 
प्रतीत्ममान काल (मानो) का व्यवहार किया जाये, तो निरपेक्ष आफाश की 
धारणा के विरोध मे कोई तक नही रह जाता । ऐसा भी सम्मवतः माना जा 
सकता है कि हमारी आकाशगगा का गुरुत्व-केन्द्र (सेंटर ऑफ ग्रेबिटी) 
निरपेक्ष आकाश मे (कम से कम लगभग) स्थिर है ।” इससे आगे आपेक्षिकता 
के सिद्धांत के आलोचक यह भीक ह सकते है--'हम आशा कर सकते हैं कि 
भविष्य के नाप-तोल निरपेक्ष आकाहा की स्पष्ट परिभाषा देने में हमे समर्थ 
बना देंगे । “ और इस प्रकार हम आपेक्षिकता के सिद्धान्त का खण्डन कर 
सकेंगे ।' इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि आपेक्षिकता के रिद्धान्त के 
आधार पर निरपेक्ष आकाश के अस्तित्व को स्वीकार न करना गलत सिद्ध 
हो सकता है । 
प्रो० मार्गेनो भी इस बात को स्वीकार तो करते ही है कि निरपेक्ष 
आकाश एक सम्भवित कन्स्ट्रक्ट्स है : “निरपेक्ष आकाश को स्वीकार करने 
वाला अपनी विचारधारा को इस सरल तथ्य पर आधारित करता है कि 
त्रिवेमितिक आकाश की कल्पना वह तभी कर सकता है, जबकि बह आकाश 
पदार्थशुन्य हो । इस प्रकार का आकाश एक सम्मवित कन्स्ट्रक्ट्स है और वह 
प्राथमिक प्रदन के ढाचे मे ही निरपेक्ष है ।”” इससे आगे उन्होंने यही बताया 
है कि इस प्रकार का आकाश उपयोगी न होने से वैज्ञासिक इसको स्वीकार 
नही करते, फिर भी इतना तो स्पष्ट रूप से स्वीकार्य हो ही जाता है कि 


जैन दर्शन ओर“ विज्ञान में अमूर्त अचेतत बिए्व-मीमांसा २६१ 


निरपेक्ष माकाश का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है । 

निरपेक्ष आकाश को जिस प्रकार से जैन दर्शन ने स्वीकार किया है, 
उसका खण्डन तो आपेक्षिकता के सिद्धांत द्वारा किया ही नहीं जा सकता। 
हां, यह अवद्य मानना पडता है कि भौतिक विज्ञान के प्रायोगिक क्षेत्र मे इस 
प्रकार के निष्क्रिय तत्व की कोई आवध्यकता प्रतीत न होने से उसके अस्तित्व 
को मानना भी आवश्यक न समझा जाये । 

आपेक्षिकता के सिद्धांत का दूसरा पहल है-- आकाश और काल की 
वास्तविकता । हम देख चुके है कि वैज्ञानिक इस विषय में एकमत नहीं हैं । 
बभाइनसटीन आदि जहां आकाश और काल को चेतन (ज्ञाता) द्वारा कल्पित 
तत्त्व ही मानते है, वहा राइशनबाख आदि उसकी वास्तविकता को स्वीकार 
करते हैं। इस समस्या का हल प्राप्त करने के लिए हमें पहले कुछ धारणाजं 
का स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। वैज्ञानिक शब्दावलि में आकाश, काल, 
आकाश-काल की चतुर्वेमितिक सततता गुरुत्व-क्षेत्र या आव्यूहीय क्षेत्र 
(मेट्रिलल फील्ड) तथा ईथर; इन शब्दों के द्वारा किन-किन तथ्यों का 
निरूपण हुआ है भौर जैन दर्शन के पारिमापिक दाब्दों (आकाशास्तिकाय, 
काल, धम, अधमं, द्रव्य) से ये कहां तक सम्बन्धित होते हैं ? ये दो महत्त्वपूर्ण 
प्रधघन है । 'आकाश' दाब्द का प्रयोग आइन्स्टीन आदि केवल पदार्थ-क्रम' के 
अर्थ मे करते है, जबकि राइशनबाख आदि पदार्थ-क्रम के अतिरिक्त श्राकाश 
को एक रवतन्त्र वास्तविकता के रूप मे देखते हैं । जैन दर्शन मे भी आकाशा- 
स्तिकाय को आश्रय देने वाला वास्तविक द्रव्य कहा है । यह घारणा आइन्स्टीन 
की आकाश की धारणा से नितात भिन्न है। यदि आइन्स्टीन की आकाश की 
घारणा को स्वीकार किया जाता है. तो उससे पदार्थों के आश्रय की समस्या 
नहीं सुलभाती । अतः जहां हम तकंशास्त्रीय भूमिका को लेते है, वहा 
आइन्स्टीन की 'आकाश' सम्बन्धी धारणा से काम नहीं चल सकता । 

इसके अतिरिक्त भी आइंस्टीन की दी हुई परिभाषा पर्याप्त नही है । 
जुमा कि स्पष्ट हो चुका है, सामान्य आपेक्षिकता के सिद्धांत में आकाश और 
गुरुत्व-क्षेत्र था आव्यूह्वीय क्षेत्र को एक बना दिया गया है, जहा आकाश केवल 
पदार्थों का क्रम न रह कर वक्रता को धारणा करने बला कोई तत्त्व या क्षेत्र 
का रूप ले लेता है । अब यह क्षेत्र क्या स्वन्तत्र वास्तविकता है ?--इस 
प्रथन का उत्तर यदि निषेध में नही है तो यह क्षेत्र भी सम्भवतः वास्तविक 
'आकाश' से अधिक भिन्न नही रह जाता। सामान्यतया यही माना जाता है 
कि वक्ता या क्षेत्र की उत्पत्ति पदार्थों की सहति से उत्पन्न होती है । जहां 
पर भी सहति वाला पदार्थ होता है, वह भपने आस-पास इस क्षेत्र को वैसे 
ही उत्पन्न कर देता है, जेसे चुम्बक के आस-प।स चुम्बकीय क्षेत्र हो जाता है 
अथवा विद्युत्‌ प्रवाह के आस-पास विद्युत्‌-चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है । 


२६२ जैन दर्शन और विशान 


तब यही कहा जा सकता है कि क्षेत्र कोई स्वतन्त्र वास्तविकता नहीं है । 
कितु बस्तुतः ऐसा नही है। पदार्थों के अभाव में भी सूक्ष्म मात्रा में बक्रता 
या क्षेत्र का अस्तित्व बना रहता है। एडिग्टन ने इस तथ्य का स्पष्टीकरण 
इस प्रकार किया है : “उस प्रदेश में जहां किसी भी प्रकार के ज्ञात भौतिक 
पदार्थ या विद्युत्‌-चुम्बकीय क्षेत्र का श्रभाव है, वहां पर भी एक निश्चित अल्प 
सात्रा मे प्राकृतिक वक्ता होती है, जिसे सुख्यात रूप से विश्व-सम्बन्धी 
अचल कहा जाता है। इस वक्ता का उत्तरदायी उस प्रदेश को रोकने वाला 
कोई तत्त्व है. जिसे चाहे हम आकाश कहें क्षेत्र कहें या ईथर' कहे | इस 
उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह निश्चित है कि भौतिक पदार्थ के 
अभाव में मी कोई ऐसा तत्त्व रह जाता है, जिसे हमें स्वतन्त्र वास्तविकता का 
ही रूप मान लेना पड़ेगा । जेन दर्शन का 'भाकाशाम्तिकाय' तो सम्भवतः 
इसमे भी भिन्न रह जायेगा। हा, जिस रूप में धर्मास्काय, अधर्मास्तिकाय 
की कल्पना की गई है, उससे यह सम्भव प्रतीत होता कि वे इस प्राकृतिक 
बक्रता के लिए उत्तरदायी हो । उक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट हो जातः है 
कि आकाशास्तिकाथ नामक तत्त्व की जो धारणा जैन दर्शन में है, उसकी पूर्ति 
वैज्ञानिकों की आकाश, क्षेत्र या ईथर-सम्बन्धी धारणा नही कर सकती । 

अब “चतुर्वेभितिक आकाश-काल की सततता' की धारणा को ले । 
इसके विषय में आइन्स्टीन के विचारों को समभना कठिन है । जैसे कि पहले 
बताया जा चुका है, वे इसे वस्तु-मापेक्ष वास्तविकता के रूप में मानते हैं । 
विश्व क्‍या है ? इस प्रइन का उत्तर वे यही देते है कि विश्व चतुर्वेमितिक 
आकाश-काल की सततता है । विश्व पदार्थों से नही, घटनाओं से बना हुआ 
है और ये घटनाएं इस चतुर्वेमतिक आकाश-काल की सततता की ही विविध 
अवस्थाए हैं। इस प्रकार का विवेचन अत्यन्त ही उलभनपूर्ण लगता है। 
एक ओर तो यह माना जाता है कि पदार्थ अपनी संहति के कारण चतु- 
बेमितिक सततता में वक्रता उत्पन्न कर देता है--“जिस प्रकार सागर में 
तेरती मछली अपने श्रास-पास के पानी को आंदोलित कर देती है, उसी तरह 
एक तारा, पुच्छलतारा या ज्योतर्माला उस आकाश-काल की सततता मे 
जिसमें होकर वे गति करते है, परिवर्तन ला देते है। ” दसरी ओर उन 
पदार्थों को ही उस सततता की अबस्था का रूप माना जाता है । इस प्रकार 


१. एडिंग्टन ने 'ईथर' सम्बन्धी एक नया सिद्धान्त उपस्थित किया है। 
उनके अभिमत मे आपेक्षिकता के सिद्धात ने भौतिक ईथर का अस्तित्व 
मिटा दिया है, किन्तु तब भी अमौतिक ईथर का अस्तित्व तो सम्भव 
हो सकता है | एडिग्टन ने आकाश और ईथर में अविच्छिन्त सम्बन्ध की 
कल्पना की है और माना है कि आकाश, ईथर और क्षेत्र तीनों ही एक 
हैं । देखें, न्यू पाथवेज इन साईनस, पृ० ३८-४१ । 





जैन दर्शन और विज्ञान में अमृर्त अचेतन विध्व-मोमासा २६३ 


चतुर्वेमितिक सततता का तत्त्व-ममांसिक दुष्टि से अस्पष्ट प्रतिपादन हुआ है । 
यह स्पष्ट भ्रभिमत है कि आकाश-काल की चतुर्वेमितिक सततता से यह 
तात्पर्य निकालना कि काल आकाश की ही विमिति है, गलत होगा। जैन 
दर्शन का प्रतिपादन इस विषय में स्पष्ट है । पुदगलास्तिकाय, आकाद्यास्ति- 
काय और काल को भिन्न मानकर चलने पर आपेक्षिकता के सिद्धान्त के साथ 
कोई विरोध प्रतीत नहीं होता । पुदूगलास्तिकाय के संहति, गति आदि गुणों 
का आक्राशास्तिकाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । जैन दर्शन के आधार पर. 
यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पौद्गलिक प्रभावों से उत्पन्न होने 
वाले गुरुत्व-क्षेत्र आदि भी पौद्गलिक होने चाहिए। अतः उसमे होने वाले 
परिवतंन पुदूगल से ही सम्बन्धित है; इसका आकाश के साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं है ॥ 

बट्रेण्ड रसल द्वारा प्रतिपादित आकाश-सम्बन्धी सिद्धान्त वैज्ञानिकों 
की उलभनत को और स्पष्ट कर देता है । एक तात्त्विक विवेचन के निष्कर्ष 
रूप में उन्होंने लिखा है---इस तरह दो प्रकार के आकाश हो जाते हैं--एक 
तो ज्ञाता-सापेक्ष आकाश और दूसरा वस्तु-सापेक्ष आकाश | एक हमारे 
अनुमव द्वारा ज्ञात और दूसरा केवल अनुमानित या भ्रकल्पित । किन्तु इस 
अपेक्षा से आकाश और विषय-ग्रहण के अन्य पहलुओं--जैसे रंग, शब्द आदि 
में कोई फर्क नहीं है । सब के सब अपने ज्ञाता-स!पेक्ष रूप में कार्यकारणवाद 
के द्वारा प्रकल्पित होते है । वर्ण, छब्द और गन्ध के हमारे ज्ञान गे आकाश के 
हमारे ज्ञान को किसी भी कारण से भिन्‍त नहीं माना जा सकता ।” रसल 
द्वारा प्रतिपादित इन दो प्रकार के आकाशों का अनुभव ग्राह्म (पर्सेप्चुअल ) 
आकाश और धारणात्मक (कन्सेप्चुअल) आकाश कहा जाता है। जैन दर्शन 
द्वारा प्रतिपादित आकाशारितकाय को रसल के शब्दों मे 'घारणात्मक आकाश! 
कहा जाता है । जैन दर्शन द्वारा प्रतिपादित आकाशास्तिकाय को रसल के 
शब्दों मे 'धारणात्मक आकाश कहा जा सकता है, जबकि वैज्ञानिकों का 
सम्बन्ध केवल अनुभव-ग्राह्म आकाश के साथ रहता है, किन्तु घारणात्मक 
आकाश का अस्तित्व स्वीकार किये बिना आश्रय-आश्रित सम्बन्ध की पहेली 
सुलभ नही सकती । 

इस प्रकार उक्त विवेचन के निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि 
जैन दर्शन द्वारा प्रतिपादित आकाशास्तिकाय का सिद्धांत न केवल आपेक्षिकता 
के सिद्धान्त द्वारा अखण्डित है, अपितु तकं-सम्मत भी है । 

भपेक्षिकता के सिंद्धान्त का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम है--आकाश- 
काल की विभमितियों मे संकुचन । लोरेन्ट्ज हारा दिये गये समीकरणों से पता 
चल जाता है कि किसी भी पदार्थ की गति के साथ आकाश-काल की 
जिमितियां संकुचित होती हैं । गत्तिमाव पदाथे की लम्बाई गति की दिशा में 


२६४ जैत दर्शन और विज्ञान 


, संकुचित हो जाती है--इसी को बाकाशीय विमिति में संकुचन माना गया 
है । अब यदि इस संकुचन को बास्तविक आकाश का ही संकुचन मान लिया 
जाये, तो यह गलत होगा । क्योंकि यह संकुचन भौतिक पदार्थ की ही एक 
अवस्था-परिवर्ततन के फलस्वरूप है,न कि अभौतिक आकाश, जिसमे वह 
पदार्थ आलित है, के सकुचन के कारण । 
काल-विमिति का संकुचन कुछ दुरूहता उत्पन्न कर देता है, इसको 
समभने के लिए एक सरल उदाहरण लिया जाये | एक तारा पृथ्वी से ४० 
प्रकाश वर्ष दूर है । अब यदि एक राकेट २४०००० किलोमीटर प्रति सैकिण्ड 
की गति से वहा जाता #, ती उसे बहा पहुंचने मे कितना समय लगेगा ? 
आपेक्षिकता के सिद्धान्त के अनुसार इसके दो उत्तर है : 
प्ृथ्वी-स्थित्त मनुष्य की अपेक्षा से तो तारे पर पहुंचने में-- 
३०००००-- ४० 
 र्ध०००० है - ५० वर्ष 
लगेंगे । (क्योंकि प्रकाश की गति ३००००० कि० मी० भ्रति सैकिण्ड है ।) 
किन्तु जो मनुष्य उस राकेट में बैठे हुए है, उनके लिए फिट्जगेराल्ड के 
संकुचन नियमोी के अनुसार काल-विमिति मे सकुचन हो जायेगा । यह सकुचन 
१०:६ के अनुपात में होगा अर्थात्‌ राबेट में बैठे हुए मनुष्य के लिए तारे तक 
पहुचने में ५०-+ ६ 
9७ “३० वर्ष लगेगे। 
उक्त उदाहरण से काल की विभिति के संकुचन को समझा जा सकता 
है, किन्तु इसके दाशंनिक पक्ष मे उलभन पैदा हो जाती है । मनुष्य की 
प्राकृतिक प्रक्रियाए (जिसमे उसकी आयु भी हे) क्‍या इस सकुचन से 
प्रभावत होती है | अर्थात्त गत के प्रभाव से काल का जो सकुचन हुआ है, 
उसके जनुसार ही क्या मनुष्य की प्राकृतिक प्रक्रियाए कार्य करती *हेगी ? 
इस प्रइन के उत्तर मे सम्मव॒त. वैज्ञानिक एकमत नहीं है प्रो० मार्गेनी इस 
विपय में यही अभिमत प्रव॒ट करते है कि ये सभी सकुचन किसी भी अर्थ में 
वांस्तविक ही है । जबकि एडिग्टन के शामने जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ 
कि क्या आकाश-काल के सकुत्न वास्तविक है ?” तब इसके उत्तर में उन्होने 
कहा धा--' हम बहुधा 'सत्य' और “वास्तविक सत्य' के बीच भेद करते है। 
उसी + आधार पर गतिमान निकाय का संकुचन भी सत्य” कहा जा सकता 
है, पर वास्तविक सत्य' नहीं कहा जा सकता ।” 
'आपेक्षिकता के सिद्धांत' मे आकाश और काहू की परस्पर,पेक्षता का 
जो निरूपण किया गया है, वह निविवाद है । इसका आधार प्रकाश्-गति की 
सीमितता है । यह एक तथ्य है कि हमारी इन्द्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त 


१. देखें, दी नेचर ऑफ फिजिकल रियलिटी, पृ० १४९ | 





जैन दर्शन भौर विज्ञान में अमूर्त अचेतन विश्व-मीर्मांसा २६५ 


होता है, वह इस गति से तेज चलने वाले किसी भी साधन की सहायता से नहीं 
हो सकता; अतः घटना ओर द्रष्टा की (अकाशीय) दूरी के ऊपर युगपत्ता 
की परिमाषा आधारित हो जाती है। अतः “किसी भी घटना के पूर्ण 
विवेचन में आकाश और काल दोनों जुड़े हुए रहते है, यह सिद्धांत निविवाद 
रूप से मान्य हो जाता है, किन्तु प्रकाश-गति की सीमितता का क्षेत्र कहां तक 
है ? यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है । 

आपेक्षिकता के सिद्धान्त की सत्यता की कसौटी सम्भवत: तब हो 
सकेगी, जब स्थूल विश्व (मेक्रोकोस्मोम) के नियमों की समीचीनता सूक्ष्म 
विश्व (माइक्रोकोस्मोस) में भी यथावत्‌ सिद्ध हो जायेगी। अब तक सूक्ष्म 
विद्व विषयक विज्ञान की ज्ञानराशि अत्यधिक अल्प है, ऐसी स्थिति में 
वैज्ञानिक नियमों की सत्यता के विषय मे अन्तिम रूप से कुछ भी कहना संभव 
नही माना जा सकता । 


उपसंहार 


समग्र विवेचन के निष्कषष में यही कहा जा सकता है कि प्रथम तो 
आपेक्षिकता का सिद्धान्त आकाश और काल-सम्बन्धी जिन धारणाओ दो उप- 
स्थित करता है, उनकी सत्यता असदिग्ध नही है और दूसरा इसव. दाशेनिक 
प्रतिपादन सर्वंसम्मत नही है । कुछ वंज्ञानिकों के द्वारा किया थया प्रतिपादन 
सम्भवतः ईइवरवादी दार्शनिक विचारधारा से प्रभावित है तथा स्पष्ट और 
तकेसंगत भी नहीं है । आकाश-काल और विश्व की गति-स्थिति-सम्बन्धी 
समस्याओं को हल करने वाले जैन दर्शन के सिद्धान्त वस्तुत: ही गाज के 
वैज्ञानिकों के सामने एक सम्यक्‌ दार्णनिक प्रणाली उपस्थित करते है। यह 
सही अथं में अस्तित्व का दर्शन है । जैन दर्शन में निरूपित सिद्धान्त का स्रोत 
तके नहीं अपितु अन्त-अनुभूति या विशिष्ट आत्म-ज्ञान है, जिसमें तत्त्व से 
प्रत्यक्ष सम्पक बनता है | तर्क तो इन सिद्धान्तो की एक कसौटी मात्र बन 
सकती है। वास्तविकता” के पीछे रहे 'क्यो' को हम सम्भवतः न तो तक॑ के 
सहारे जान सकते हैं और व भौतिक साधन-प्रसाधन तथा ऐन्द्रिय ज्ञान की 
सहायता से जान सकते हैं! प्रो० मार्गेनौ ने वास्तविकता के स्वरूप नामक 
पुस्तक के अन्तिम पृष्ठों मे लिखा है-- यह निश्चित है कि वास्तविकता का 
कोई मी कारण (भौतिक अर्थ में) हो नही सकता । 7“ ४४८ ऐसे बिन्दु पर जाते 
ही वैज्ञानिक छट्ठी ले लेता है और अस्तित्व का दाशनिक सूत्रधार बन जाता 


ह्लै ॥ जी 
अभ्यःस 
१. जैन दर्शन की द्रव्यन्मीमांसा में बणित गठि-माध्यम एवं रिथति- 


२६६ 


ज्प्प 


जैन दर्शन और विज्ञान 


माध्यम के स्वरूप को विस्तार से बनाते हुए उनकी वैज्ञानिक दुष्टि 
से समीक्षा करें। 


. जैन दर्शन के आकाश द्रव्य को समभाइए । उसकी ताकिक आधारों 


पर भीमांसा करें । 


. जैन दर्शन में काल को क्‍या माना गया है ? इस विषय में क्‍या 


मतभेद है ? एतद्विषयक वेज्ञानिक अवधारणा के साथ जैन दर्शन 
की तुलूना करे । 


. आइंस्टीन से पूर्व विज्ञान के क्षेत्र में आकाश और काल की क्या 


अवधारणाए थी ? 


, आपेक्षिकता के सिद्धान्त द्वारा आकाश और काल के स्वरूप को किस 


रूप में प्रस्तुत किया गया है? * 


- आपेक्षिकता के सिद्धान्त के दाशनिक प्रतिपादन की विस्तृत चर्चा 


करे। 


- जन दर्शन एवं आपेक्षिकता के सिद्धान्त की आकाश सम्बन्धी अब- 


धारणाओं की तुलना करे। 


७. विश्व का परिमाण और आयु 


जेन दशेग का दृष्टिकोण 
विश्व का आकार कया है ? 


हे 


अनन्त-असीम आकाषछा के बहुमध्यमाग मे .स्थित सान्त-ससीम 'लोक 
का निश्चित आकार माना गया है। जो धर्मास्तकाय और अधर्मारितकाय 
का आकार है. वही लोक का आकार बन जाता है। दूसरे छाब्दों में जिस 
आकार से घर्म और अधमे द्रव्य लोकाकाश में स्थित हैं, उसी आकार से 
“लोक” स्थित है । 

सुप्रतिष्ठक आकार का अर्थ है--त्रिज्ञ रावसमस्पुटाकार । एक शिकोरा 
(झराव) उल्टा, उस पर एक शिकोरा सीधा, किर उस पर एक उल्टा रखने 
से जो आकार बनता है, उसे त्रिशरावसम्पुटाकार कहते है| इस प्रकार से 
बने आकार में नीचे चौडाई अधिक और मध्य मे कम होती है । पुतः ऊपर 
चौड़ाई अधिक होती है और अन्त में पुनः कम हो जाती है । अन्यत्र समग्र 
लोक का आकार पुरुप-सस्थान भी बतलाया गया है। दोनों हाथ काट तट 
पर रख कर ज॑से कोई पुरुष वैशाख संस्थान की तरह (पैर चौड़े रखकर ) 
खड़ा हो, व॑ंसा ही सर्वंथा यह लोक है । इस प्रकार विविध उपमाओ के द्वारा 
लोक का आकार स्पष्ट किया गया है। लोक के आयतन' का विवेचन 
गणितिक होने से लोक का आाकार कहां किस प्रकार है, इसकी स्पष्ट कल्पना 
गणितिक विवेचन के द्वारा हो सकती है । 
विश्व कितना बड़ा है ? 


लोकाकाश हानन्‍त और ससीम है; अत: उसका निश्चित आयतन 
माना गया है ।! इसके गणितीय विवेचन के अतिरिक्त इसको भी उपमा के 
द्वारा समझाया गया है । “यह लोक कितना बडा है ?” गौतम के इस प्रन 
के उत्तर में भगवान्‌ महावीर ने कहःा--'गोतम ! यह लोक बहुत बडा है । 
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊध्वे और अधो दिशाओं में असंख्यात्त 
योजन का लम्बा-चोौड़ा कहा गया है ।” 


गणितोय विवेचन 


लोक के आकार और श्ायतन के विषय में जैन साहित्य में विस्तृत 
गणितिक विवेचन मिलता है, किन्तु दिगम्बर परम्परा और इवेतास्थर-परंपरा 


है 


२६८ न जैन दर्शन और विज्ञान 


में यह विवेचन भिन्न-भिन्न रूप में मिलता है । 
दिगम्बर-परम्परा 

दिगम्बर-परम्परा के अनुसार लोक का गाणितिक-विवेचन निम्नोक्त 
है 


“लोक के तीन परिरमाणों में से (ऊंचाई, लंबाई, चौडाई) प्रथम 
परिमाण अर्थात्‌ ऊंचाई १४ रज्जु' है | दूसरा परिमाण (भर्थात्‌ चौड़ाई) 
सर्वत्र ७ रज्जु ऐ | तीसरा परिमाण (अर्थात्‌ लम्बाई) सारे लोक में समान 
नहीं 7 | लोक, के विभिन्‍न स्थानों पर लोक की हूम्बाई मिन्न-भिन्न है। 
उसको समझते के लिए लोक के (ऊचाई के प्रमाण से) दो विभागों की 
कहगना करनी चाहिए | अर्थात्‌ लोक के दो भाग करने चाहिए, जिसमे से 
प्रत्येक भाग की ऊचाई ७ रज्जु हो | इन दो भागों मे से, प्रथम मधस्तन भाग 
(अधोलोक) नीचे (अधार पर) » रज्जु लम्बा है और ऊपर क्रमश: घटता- 
घटता १ रज्जु। इस प्रकार अधोलोक का आकार समलूम्बचतुर्भुजाघार सम- 
पाठवे के सदुश होता है, जिसकी ऊंचाई ७ रज्जु, चौडाई सर्वत्र ७ रज्जु और 
लम्बाई नीचे आधार पर ७ रज्जु और ऊपर १ रज्जु है । 

अघोलोक का घवफल १९६ घन रज्जु है । 

ऊध्वेंलोक की ऊचाई ७ रज्जु है, चौडाई सर्वत्र ७ रज्जु है और 
लम्बाई नीचे १ रज्जु, बीच मे ५ रज्जु और ऊपर १ रज्जु है। इस' प्रकार 
ऊध्वलोक दो समान समलम्ब चतुर्मुजाघार समपाइव का बना हुआ है | 

ऊध्वेलोक का घनफल १४७ घन रज्जु है। अधोलोक और ऊध्वेलोक 
के घतफलो को मिलाने पर समग्र लोक का घनफल निकलता है; 

समग्रलोक का घनफल-- १९६ -- १४७ 

“5 २४३ घन रज्जु 
श्वेताम्बर-परम्परा 

इबेताम्ब र-परस्परा के आगम-साहित्य में यद्याप लोक आयाम, 
विए्; म्म भादि के विषय से विस्तृत माणितिक विवेचन उपलब्ध नही है, फिर 
भी उत्तरवर्ती-ग्रन्थों मे जो विवेचन किया गया है, उसके आधार पर यहां 
लोक का गणितीय विवेचन किया जा रहा है। इन ग्रन्थों के अनुसार लोक 
की ऊंचाई १४ रज्जु है । दूसरा परिमाण (चौडाई) और तीसरा परिमाण 
(लूम्बाई) विभिन्‍न ऊचाइयों पर भिन्न-भिन्न है और समान ऊंचाई पर समान 


है । 
लोक-प्रकाशकार विनयविजय गणी ने लिखा है: “इस घतीकृत 
लोक के तीन सौ तैतालीस घन-रज्जु तत्त्वज्ञों द्वारा माने गए है ।” 


5 रज्जु जैन-खगोल-शास्त्र का नाप है, जिसके विषय में विस्तारपूर्वक 
विवेचन आगे क्या गया है । 


बिएव का परिमाण और आयु २६९ 


दो परम्पराओं का सतभेद और उसकी समोक्षा 


उपरोक्त विवेचन से यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि श्वेताम्बर 
परम्परा और दिगम्बर-परम्परा, लोक के कुल आयतन के विषय में एकमत 
हैं ही कि लोक का आयतन रे४३ घन रज्जु है। दोनों परम्परातं में मुख्य 
मतभेद रह जाता है--लोक के आकार के विपय में । लोक की ऊंचाई १४ 
रज्जु है, यह भी दोनों परम्पराओं को मान्य है । लोक की दो विभितियां 
(लम्बाई और चौड़ाई) लोक के अधस्तन अन्त पर सात रज्जु हैं, यह भी 
दोनों परम्पराएं मानती है। अधस्तन अन्त से ७ रज्जु ऊपर लोक की एक 
बिमिति १ रज्जु, अधस्तव अन्त के १०३ रज्जु ऊपर लोक की एक विमति 
५ रज्जु और ऊर्ध्वान्त मे (अधस्तन अन्त से १४ रज्जु ऊपर) लोक की एक 
विमिति १ रज्जु है; यह मी दोनों परम्पराओं को मान्य है । जहाँ दिगम्ब र- 
परम्परा लोक के उत्त र-दक्षिण बाहुलय को सर्वत्र ७ रज्जु और लोक के समग्र 
आकार को आयत-चतुरख्राकृति' वाला मानती है, वहां श्वेताम्बर-परम्परा 
सत्रेत्र समान बाहुलय को स्वीकार नहीं करती है । 

लोक के उत्तर-दक्षिण बाहुल्‍य की सर्वत्र सात रज्जु की स्थापना 
आाचाये वीरसेन की ही मौलिक देन है। इसी मान्यता को अधिक पुष्ट प्रमाण 
मिले है और अधिकांश विद्वानों ने इसको स्वीकार क्रिया है। इससे यह कहा 
जा सकता है कि धवलाकार वीरसेनाचार्य से पूर्व दिग्रम्बर-परम्परा मे लोक 
के श्लाकार के विषय मे गणित की दृष्टि से कोई सुम्पष्ट मान्यता नही थी । 
उस समय सम्भवतः दवेताम्बर आचार्यों में मृदंगाकार लोक की कल्पना 
प्रचलित थी, उसका उल्लेख घवला में किया गया है । किन्तु उस मान्यता 
में गणितीय दृष्टि से यह त्रुटि थी कि लोक का समग्र घनफल रेडरे घन रज्जु 
से बहुत कम था। वीरसेनाचार्य ने गणितीय आधारों पर मृदंगाकार लोक 
का घनफल निकाल कर दिखा दिया कि यह मान्यता ३४३ घन रज्जु की 
मान्यता के साथ सगत नही हो सकती है। तदुपरान्त उन्होने दो प्राचीन 
गाथाओं के आधार पर यह बताया कि लोक का घनफल अधोलोक में १९६ 
घनरज्जु और ऊध्वेलोक में १४७ घनरज्जु होना चाहिए । उन्होंने गपनी 
प्रतिभा द्वारा खोज निकाला कि ऐसा फलित तभी हो सकता है, 
जबकि लोक की एक विमिति को सत्र सात रज्जु मान लिया जाये । इस 
परिकल्पना के आधार पर उन्होंने लोक की जो आकृति बनाई, उसमें लोक 
का समग्र घनफलरू २४३ घनरज्जु, अधोलोक का १९६ घनरज्जु और ऊध्वे- 
लोक का १४७ घनरज्जु हुआ | इस आकृति में मूल मान्यताएं जैसे कि समग्र 
ऊंचाई १४ रज्जु, अधोलोकास्त में बाहुल्य सात रज्जु, लोक-मध्य में १ रज्जु, 
ऊध्व॑लोक के मध्य में ५ रज्जु ओर ऊध्वंलोक के भ्रत्त में १ रज्जु मी सुरक्षित्त 
रह गईं । इस प्रकार वीरसेन द्वारा प्रतिपादित लोकाकृति दिगम्बर-परम्परा 


२७० जैन दर्शन और विज्ञान 


में सबंभानय हो गई । 

इबेताम्बर परम्परा में लोक के विषय मे मूल मान्यताओं में उपरोक्त 
मान्यताओं के अतिरिक्त इन मान्यताओं का भी समावेदा होता है : 

१. लोक का आयाम-विष्कम्म (लम्बाई-चौडाई ) समान ऊंचाई पर 
समान होना चाहिए । 

२. लोक की लम्बाई-चौडाई मे उत्सेध की अपेक्षा क्रमिक वृद्धि-हानि 
होनी चाहिए । 

इन मान्यताओों को यदि स्वीकार किया जाये, तो 'उत्तर-दक्षिण सबंत्र 
सात रज्जु बाहुल्य' की कल्पना संगत नहीं होती है। इसलिए दृवेताम्बर- 
परम्परा के आचार्यों ने 'उत्तर-दक्षिण सत्र सात रज्जु' वाली मान्यता वो 
स्वीकार नहीं क्रिया है । दूसरी ओर ३४३ घन रज्जु वाली मान्यता को 
वे स्वीकार करते है । 

लोक का कुल आयतन ३४३ घन रज्जु है, जिसमे अधोलोक का घन- 
फल १९६ घन रज्जु और ऊध्वंलोक का घनफल १४७ घनरज्जु है । 

धवलाकार आचार्य वीरसेन ने लोक के सम्पूर्ण घनफल को ३४३ घन 
रज्जु तथा अधोलोक के घनफल को १६६ घन रज्जु और ऊध्वंलोक के 
घनफल को १४७ घन रज्जु सिद्ध करने के लिए लोक के उत्तर-दक्षिण 
सर्वत्र सात रज्जु मोटाई की कल्पना की है, क्योकि उनके मतानुसार लोक 
को अन्य प्रक्रार से मानने पर उक्त घनफल सम्भव नही है । 


आधुनिक गणित-पद्धतियों के प्रकाश सें 


यदि आधुनिक गणितीय पद्चतियो के प्रकाश में उक्त समस्यावा 
अध्ययन किया जाये, तो ऐसा समाधान निकल सकता है, जो उल्लिखित मूल 
मान्यताओं के साथ सगत हो और उसमे गणितीय विधियों की पूर्णता भी 
सुरक्षित रहे । इस प्रकार का प्रयत्न करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि 
लोक का ३४३ धन रज्जु यायतन इ्वेताम्बर-परम्परा के द्वारा प्रतिपादित 
मूल मान्यताओं पर निकाला जा सकता है। 

इस प्रकार के प्रयत्न के फलस्वरूप हम लोकाकृति के जिस निर्णय 
पर पहुचते है, उसकी ये विशेषताएं उल्लेखनीय हैं : 

इस नवीन आकृति में स्वेत्र सात रज्जु बाहुत्य माने बिना भी समग्र 
लोक का घनफल रे४रे घन रज्जु, ऊध्वलोक का १४७ घन रज्जु और 
अधोलोक का १९६ घन ९ज्जु सम्भव हो जाता है । 


१. आधुनिक 'समाकलन-गणित' मे ठोस आक्ृतियों के आयतन निकालने 
की विधि के आधार पर लोकाकृति का आयतन निकालने पर ३४३ 
घन रज्जु का आयतन हो सकता है । 


विद का परिमाण और आयु २७१ 


इस नवोन आकार में चारो ओर से लोक का आकार समान दिखाई 
देता है। पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण विस्तार सात रज्जु, एक रज्जु, पांच 
रज्जु और एक रज्जु है। धवीन आकृति पूर्णर्प से सममित (8फ्ागरॉ- 
70०4।) है । 
रज्जु का अकीकरण 


रज्जु जैन दर्शन का पारिभापिक शब्द है । जैन दर्शन में जहां लोक के 
सम्बन्ध से दूरी का विवेचन हुआ है, वहां अधिकांशतया “रज्जु' शब्द का 
उपयोग हुआ है| “रज्जु' को हम जैन ज्योति-मौंतिकी (१६0.979४8ं०४) का 
क्षेत्रमान कह सकते है | व्यावहारिक भाषा मे एक रज्जु का मान असंख्यात 
योजन बताया गया है | कुछ विद्वानो ने रज्जु को अंको के द्वारा व्यक्त करने 
का--अंकीक रण करने का प्रयत्न किया है। “रज्जु' का मान निम्नोक्त 
परिभाषा में दिया गया है : 
“२,०५७, १५२ योजन प्रतिक्षण की गति से निरन्तर चलने बाला 
देव छः महीने मे जितनी दूरी तय करता है, उसे एक रज्जु कहा जाता है ।” 
१९६ 
१० 
इस आधार पर १ रज्जुन-१० माईल होता है । 
गणितीय विवेचन का उपसहार इन दो तथ्यों में आ जाता है-- 
(१) विश्व त्रिशरावसम्पुटाकार से स्थित है । 
१९६ 
१० 
(२) विश्व का घनफल १० घन माईल से मी अधिक है। 


विश्थ : काल की दृष्टि से 
विश्व की अनादि-अनन्तता 


जैन दर्शन के अनुसार विश्व शाइवत है । यह तथ्य जन श्लागर्मों मे 
अनेक स्थलों में अनेक प्रकार से समकभाया गय। है । लोक और अलोक--''ये 
दोनों पहले से हैं और पीछे रहेगे; अनादि काल से है और अनन्त काल तक 
रहेंगे । दोनों शाइवत माव हैं, अनानुपूर्वो है। इनमें पौर्वापय (पहले-पीछे का ) 
ऋम नही है ।” 

समग्र विश्व पांच अस्तिकायों का सपह है। ये पांचों अस्तिकाय 
ध्रव, नियत, शाइवत, अक्षय, अव्यय, अवस्थित और नित्य हैं। इसलिए 
समग्र विश्व स्वत: ध्रव, नियत, शाइबत, अक्षय, अवस्थित और नित्य है । 
दूसरे शब्दों मे, यह विष्व भूतकाल में विद्यमान था, वतंमान काल मे 
विद्यमान है और भविष्य में विद्यमान रहेगा । वह न तो कभी बनाया गये 


२७२ जैन दर्शन थौर विज्ञान 


और न कभी विनाश को प्राप्त होगा । काल की दृष्टि से यह आदि-रहित 
थौर अन्त-रहित है । 

जैन दर्शन अनेकान्तवादी दर्शन है। किसी भी विचार के विषय में 
बह एकान्तता को स्वीकार नही करता । इसलिए “विश्व” को जहां एक ओर 
इाशवत मान लिया गया, वहां दूसरी ओर परिवतेनशील भी । पूर्व विवेचित 
परिणामी-नित्यत्ववाद! इस तथ्य का प्रतिपादन करता है कि प्रत्येक पदार्थ 
“उत्पत्ति और नाश” रूप परिवतंन के होते हुए मी अपना श्रस्तित्व रख लेता 
है । दूसरे शब्दों मे विदव के समस्त पदार्थ--जीव और अजीव--उत्पत्ति, 
नाश और प्र वता की त्रिपुटी से युक्त हो जाते हैं। इस प्रकार विश्व शाशवत 
भी है, अशाइवत भी । 

विद्व छः द्रव्यों का समृह मात्र है, अत: विश्व की झ्ाध्वतता-अशा- 
इबतता' को समझने के लिए छ: द्रव्यों की शाइवतता-अशाश्वतता का 
विदलेषण क्रावश्यक होगा । छहों ही द्रव्य कब, कंसे भौर किससे अस्तित्व में 
आए ? इन प्रधनो का समाधान अनादि' अस्तित्व के स्वीकार करने से ही 
हो सकता है । झर्थात्‌ जो द्रव्यो के अस्तित्व को 'सादि' स्वीकार करते हैं, 
उनके लिए ये समस्याएं बनी रहती है। किन्तु जो द्वव्यों के अस्तित्व को 
'अनादि' मानते है, उनके लिए ये प्रश्न उठते ही नही । द्रग्यों के अस्तित्व को 
'सादि' मानते पर असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति स्वीकार करनी पड़ती है । यह 
कार्यका रणवाद के साथ संगत नहीं हो सकता । क्योकि उपादान कारण यदि 
असत्‌ होता है, तो कार्य सत्‌ नहीं हो सकता | इसलिए उपादान की मर्यादा 
को स्वीकार करने वाले असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं मान सकते, निय्गमकता 
की दृष्टि से ऐसा होना भी नही चाहिए। अन्यथा समझ से परे की अव्यवस्था 
उत्पन्न हो जाती है । अत: छः द्रव्यों का अस्तित्व अनादि सिद्ध हो जाता है। 
परिणामी -नित्यत्ववाद इन द्र॒व्यों के अस्तित्व को अनन्त सिद्ध कर देता है । 
इस प्रकार षड्‌ द्रव्य अस्तित्व की दुष्टि से अनादि-अनन्त' सिद्ध हो जाने पर 
विश्व की शाश्वतता प्रमाणित हो जाती है । 

षड़्‌ द्रव्यों मे होने वाले परिणमन” विश्व को अशाह्वत' भी बना 
देते है | धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाहारितकाय और काल; इन चार 
द्रब्यों में स्वाभाविक परिणमन होता रहता है । इस परिणमन के कारण 
ही शाश्वत काल तक ये पदार्थ अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं । 

दृश्य विश्व को समस्त लीलाएं पुदूगलास्तिकाय (पुदूगल) और 
जीवास्तिकाय (आत्मा) के परिणमनो के कारण होती रहती हैं । 
फाल-चफक्रीय विश्व-सिद्धांत 

विश्व की शाइवतता-भ्रद्याशवतता का अब तक का विवेचन समग्र 
विश्व की दृष्टि से किया गया । विश्व के मध्य भाग में स्थित 'तियेगू लोक' 


विएव का परिणाम और आयु २७३ 


के विशेष स्थानों के लिए “अवसपिणी-उत्सपिणी काल-चक्र' के सिद्धान्त को 
जैन दर्शन स्वीकार करता है | समग्र लोक की ऊचाई १४ रज्जु है, अ्धोलोक 
की ७ रज्जु से कुछ अधिक है और ऊध्वे लोक की ७ रज्जु से कुछ कम । इन 
दोनों के बीच में तियंगू-लोक है । तियंगू-लोक के मध्य में 'समय-क्षेत्र है । 
समय-क्षेत्र में ही सूर्य-चन्द्रकृत व्यावहारिक काल होता है। समय-प्रवाह के 
साथ प्रकृति की कुछ प्रक्रियाओं में परिव्तंव भी होता रहता है। इन 
परिवतंनों को समझाने के लिए अवसर्विणी-उत्सपिणी काज-चक्तर' का 
सिद्धान्त है । 

अवसर्पिणी और उत्सपिणी का अर्थ है-- ह्ास और विकास का एक 
सुदीघ काल-चक्र । एक काल-चक्र २० कोटाकोटि भद्धा-सागरोपम काल में 
पूरा होता है । इतना काल व्यतीत होने मे असंख्य वर्ष बीत जाते है । प्रत्मेक 
काल-चक्र मे उर्त्सापणी और अवसपिणी के चक्राघ होते है। उत्सपिणी काल- 
चकाधं॑ मे समय क्षेत्र की प्रकृतिजन्य सभी प्रक्रियाए क्रमछा: निर्माण और 
विकास की ओर बढती है और अन्त में प्रगति की चरम सीमा को प्राप्त 
होती है । इसके बाद अवसपिणी काल-च क्राध॑ के प्रारम्म होने पर वे प्रक्रियाएं 
पुन घ्वंस और हास की ओर चलती है और अन्त में वे विनाश की चरम 
मर्यादा तक पहुचती है । दूसरे छब्दो मे उत्सपिणी के कार-चक्रार्ध॑ मे प्रकृति 
की चाबी भरी जाती हे और चरम अवस्था के बाद पुनः उसका खाली होना 
प्रारम्भ होता है। अवसपिणी काल-चक्राधं के अत तक प्रकृति की चाबी की 
रिक्तता उत्कृष्ट स्थिति को प्रात्त करती है । अवसपिणी और उत्सपिणी की 
परिभाषा करते हुए कहा गया है, जिस काल-चक्राघं मे सभी शुभ भाव 
ऋमश: क्षीण होते है और अशुभ भाव क्रमशः दृद्धितत होते है, बह 
'अवसरिणी” है । जिस काल-चक्रा्ध मे सभी शुम भाव क्रमश: वृद्धि को प्राप्त 
करते है और अशुभ भाव क्रमश: क्षीण होते है, वह उत्सपिणी है।” 
अवसरपिणी काल मे पुद्गलों मे (परमाणु तथा परमाणु-समूहो मे) स्पर्श, रस 
गन्ध, वर्ण आदि की अपेक्षा से अनन्त ग्रुण की हान होती है। उत्सपिणी 
काल मे इससे विपरीत होता है। उत्सरपिणी के बाद अवसरपिणी और 


१. दिगम्बर परम्परा में एक काल-चक्र के वर्षो की संदडया का नाम 'कल्प' 
भी मिलता है। अध॑-महाकल्प के ४१३,४५२,६३०,३०२,२०३,१७७, 
७४९,५१२,१९२ ५८ १०४ बषं होते ६ ॥ अर्थात्‌ महाकल्प के ८.२६ %< 
१० दष॑ हांते हैं। किन्तु यह सख्या असंख्य वर्षों की भ्रपेक्षा मे 
अत्यन्त छोटी है । वस्तुतः तो दिगम्बर परम्परा के अनुसार उत्कृष्ट 
संख्यात वर्ष का मान 'अचलात्म' है। अचलात्म के ८४" ,८ १०४ वर्ष 
होते हैं। जो कि, ४.५० १०४ लगभग होते हैं । 


२७४ जैन दर्शन और विज्ञान 


अवसर्पिणी के बाद झत्सपिणी, इस प्रकार काल-चक्र चलता रहता है । 
अनादि भूत में अनन्त काल-चक्र व्यतीत हो गये और अनन्त भविष्य में अनन्त 
काल-चक्र व्यतीत होंगे । 

प्रत्येक काल चक्राधं के छ: खण्ड होते है, जिनको आरा' कहते है । 

अवसपिणी और उत्सपिणी में उत्तरोत्तर हानि और वृद्धि का विस्तृत 
वर्णन जन आगमो में मिलता है। यहा पर केबल तीन प्रक्रियाओं के विषय 
में हानि-कृद्धि की चर्चा की जाती है । 

अवसपिणी काल में समय बीतने के साथ-साथ मनुष्यों का आयुष्य, 
ऊचाई और प्रष्ठ-करंडक (पृष्ठ-अस्थि) की संख्या में हानि होती रहती 
है । निम्न कोष्ठक के द्वारा उत हानियों का प्रमाण स्पष्ट हो जाएगा । 


प्रत्येक आरे के प्रारम्भ में आयुष्प आदि का सान : 
मन-०-ममममन्‍बनमगननकआममम-प मम ०-3 खचब  ख ख आखचच सो न लत वतन व लक व नकल तोॉ]ी-सस ससस.सस न ततत न मम«++नकमन-++- 





आरा-क्रमांक आयुष्य | ऊंचाई पृष्ठ-अस्थि-संख्या 
१ ३ पल्योपम" ६००० धनुष्य २५६ 
२ २ 4) हु० ए्ढछ 7 १ र्८ 
रे है: 5० २००० ! ६८ 
ड १ क्रोड पूर्व ७०० ४८ 
५ १३० वर्ष ७ हाथ २४ 
दर २० वर्ष ११ हाथ १२ 


_अीफलनकबब्कननन ५ के नया स्‍अभिनिनयिनील२ओ--कीीििय_- 4 बणकनन+म-न-ी ते घलनननकककनननान- 3 लिन भकगगरण हाफीिटक्‍एििण हा 3402 <ूक++ उस 








उत्सपिणी काल में आयु, ऊंचाई पृष्ठ-अस्थि-सख्या आदि में क्रमश: 
वृद्धि होती है । 
वर्तमान युग 

वतंमान मे जो आरा चल रहा है, वह अवसर्पिणी काल का पाचवां 
आरा है। इस आरे का प्रारम्म श्रमण महावीर के निर्वाण के ३ वर्ष ८२ 
मास पश्चात्‌ हुआ था। भगवान्‌ महावीर का निर्वाण ई० पू० ५२७ मे हुआ 
था, अतः ई० पू० ५२४ में पांचवें आरे का आरम्म होता है । यह आरा 
२१००० वर्ष का है । 

छदट्ठे आरे के प्रारम्भ मे होने वाली स्थिति का वर्णन विस्तृत रूप से 
जैन साहित्य में मिलता है। ' उस समय दुःख से लोगों में हाहाकार होगा । 
अत्यन्त कठोर स्पर्श वाला, मलित, धूलि-युक्त पवन चलेगा । वह दु'सह व 
भय उत्पन्न करने वाना होगा । वर्तुलाकार वायु चलेगी, जिससे घूलि आदि 


१. पल्योपम के असख्यात वर्ष होते है । 


विश्व का परिणाम और आयु २७५ 


एकतित होगी। पुनः-पुनः धूलि उड़ने से दक्षो दिश्याएं रज.सहित हो 
जाएंगी | धूलि से मलिन अंधकार सम्‌ह के हो जाने से प्रकाश का आविर्माव 
बहुत कठिनता से होगा । समय की रूक्षता से चन्द्रमा अधिक दीत होगा और 
सूर्य भी अधिक तपेगा । उस क्षेत्र में बार-बार बहुत अरस-विरस मेघ, क्षार 
मेघ, विद्युन्मेष, अमनोज्ञ मेघ, प्रचण्ड वायु वाले मेघ बरसेंगे ।'“““'उस समय 
भूमि अग्निभूत, मुर्मुरभूत भस्मभूत हो जाएगी । पृथ्वी पर चलने वाले जीवों 
को बहुत कष्ट होगा । उस क्षेत्र के मनुष्य विकृत वर्ण, गन्ध” रस, स्पर्श वाले 
होंगे तथा वे ऊट की तरह वक्त चाल चलने वाले, शरीर के विषम संधि-बन्ध 
को धारण करने वाले, ऊची-नीची विषम पसलियों तथा हड्डियो बाले और 
कुरूप होगे । उत्कृष्ट १ हाथ की अवगाहना (ऊंचाई) और २० बषं की आयु 
होगी । बडी-बडी नदियों का विस्तार रथ के मार्ग जितना होगा। नदियों में 
पानी बहुत थोडा रहेगा । मनुष्य भी केवल बीज रूप ही बचेंगे । वे उन नदियों 
के किनारे बिलो में रहेंगे। सूर्योदिय से १ मुहतं पहले और सूर्यास्त से १ 
मुहतं पश्चात्‌ बिलों से बाहर निकलेगे और मत्स्य आदि को उष्ण रेतो मे 
पकाकर खायेगे। 7“ 'इस प्रकार छटठे आरे का प्रारम्भ होकर २१००० 
बषं तक यह स्थित उत्तरोत्तर विषम बनती रहेगी ।” छट॒ठे आरे का अन्त होने 
पर अवसरविणी काल-चक्रार्ध समाप्त हो जाएगा । उस समय छास अपनी चरम 
सीमा पर पहुंचेगा । इसके बाद पुनः उत्सपिणी काल-चक्रार्ध प्रारम्भ होगा । 
“जिसमे प्रकृति क. वाद्ावरण पुनः सुधरमे लगेगा। शुद्ध हवाएं चलेंगी, 
स्निग्ध मेघ बरसेगे और अनुकूल तापमान होगा । स॒ष्टि बढ़ेगी, गांव और 
नगरों का पुनः निर्माण होगा ।” यह क्रमिक विकास उत्सपिणी के अन्त 
में निर्माण के चरम शिखर? पर पहुचेगा। “इस प्रकार एक काल-चक्र सम्पन्न 
होता है। प्रकृति के इतिहास में होने वाले इस अध्याय-परिवतंन को लोक 
प्रनय और सूष्ट कहते है। जन विचारधारा के अनुसार प्रलय का अथं 
'आत्यन्तिक नाश' नही; वह ध्बस (ह्वास) की अन्तिम मर्यादा है । 
उपसंहार 

प्रस्तुत विषय के उपसहार मे यह कहा जा सकता है कि जैन दर्शन 
के अनुसार : 

१. विश्व अरितत्व की अपेक्षा से अनादि और अनन्त है । 

२. इस शाइवत विव्व मे प्रतिक्षण उत्पत्ति और विनाश रूप भ्रनन्त 

परिणमन होते रहते है । 
३. विश्व के विशेष क्षेत्रो (समय-क्षेत्र) में अवशक्षपिणी और उत्सपिणी 
काल-चक्र का प्रवतंन होता रहता है। 


र७६ जैन दर्शन और विज्ञान 


बेज्ञानिक दृष्टिकोण : विश्व का परिमाण 

आइन्स्टोन के आपेक्षिकता के सिद्धांत से पहले वैज्ञानिकों में विश्व के 
परिमाण के बारे में दो विचारधाराएं थी : 

१. विष्रव स्वयं ही अनन्त है ! 

२. विश्व अनन्त आकाश समुद्र में जड़ आदि पदार्थों के समूहरूप 
एक द्वीप समान है | 

प्रथम विचारधारा के पीछे यह तक था कि यदि विषव को सान्‍्त 
(ससीम) मान लिया जाए, तो यह प्रदन सहसा खड़ा हो जाता है कि विश्व 
की सीमा से परे क्‍या है ? इस बिकट प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाने के कारण 
वैज्ञानिकों ने यह मान लिया कि विश्व अनन्त (असीम) है । 

दूसरी विचारधारा के पीछे न्‍्यूटन के 'गुरुत्वाकषंण के नियम' का 
आधार था | यदि हम विश्व को अनन्त मान ले, (और क्योंकि अनन्त विश्व 
में स्थित सभी पदार्थों की संहति (१४०७५) समानतया विभगजित होनी 
चाहिए), तो गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार अनन्त विश्व में व्याप्त सभी 
पदार्थों का संगठित 'गुरुत्वाकर्षण बल” सब पदार्थों के अनन्त तक व्याप्त होने 
के कारण, अनन्त हो जाएगा; और विश्व का समस्त आकाश अनन्त प्रकाश 
से चमक उठेगा । किन्तु थास्तव मे यह स्थिति नहीं है। इसलिए “अनन्त 
विश्व' की कल्पना भी सत्य नहीं है। अतः विश्व अनन्त आकाश के 
अन्दर एक द्वीप के समान है! यह विचारधारा कुछ एक वंज्ञानिकों ने मान्य 


रखी | 
“विष्व एक द्वीप की कल्पना मो आशकाकों से मुक्त नहीं थी। 


तारापुरुज या आकाशगगाओ की गति के नियम! (]0जशाशायंट 8७5 0 
ताल शिण07 ० 09850०5) इन आशकाओं को उत्पन्न करते हैं। अनन्त 
आकाश की तुलना में ससीम विश्व मे स्थित द्वव्य-राशि इतनी कमर है कि 
आकाश-गगाओं की गति के नियमों के कारण वह राशि बादल के बिन्दुओं 
की तरह अनन्त आकाश में बिलीन हो जाती और समग्र विश्व रिक्त हो 
जाता । किन्तु स्थिति यह नही है। अतः इस कल्पना को सिद्ध करने के 
लिए भी प्रमाण आवद्यक थे | 
आपेक्षिकता के सिद्धान्त द्वारा समाधान 

आइन्स्टीन के अनुसार बिश्व के आकार-प्रकार की जो कल्पना हम 
युक्लिडीय (६ प्रशांतध्शा ) भूमिति के आधार पर करते है, वह ठीक नही 
है । गुरुत्व-क्षेत्र (072शं/३४००४। 700 ) में चलने वाली प्रकाश की किरणें 
सीधी रेखा में नही चलती हैं, किन्तु वक्त रेखा या वर्तुलाकार मे चलती 
हैं->इम बात से यह सिद्ध हो जाता है कि युक्लिडीय भूमिति के नियम 
गुरुत्व-क्षेत्र में छ|भू नही होते । 


विश्व का परिणाम और आयु कफ 


विद्व मे समाहित तारा, च द्र, ग्रह, नक्षत्र, आकाशग्ंगा आदि समस्त 
पदार्थों के गुदत्व के कारण उनकी संहति (४४४६) भौर गति (५८०८५) 
के अनुपात मे सारा विदवाकाश वत्रता घारण करता है। अर्थात्‌ प्रत्येक 
पदा्े अपने आस-पास के आकाश को वक्त बनाता है। सामान्य आपेक्षिकता 
के सिद्धातानुसार उस वक्ता के परिमाण का आधार पद।थे-स्थित संहति पर 
रहता है । जितनी सहति अधिक होगी, उतनी ही वत्रता भी बढ़ेगी । दूसरे 
शब्दों में प्रत्येक पदार्थ अपनी सहति के अनुसार विश्वाकाश् की वज्ञता में 
योग देता है। अत. सारे विश्व का आकार विद्व-स्थित सभी द्र॒ब्यों की 
सामूहिक द्रव्य-राशि पर आधारित है । 

इस प्रकार 'सामाम्य आपेक्षिकता का सिद्धान्त' विष्व बर्थात्‌ 
आकाशकाल की चतुर्वमितिक सततत्ा' की भूमिति और विश्व-स्थित संहृति 
के बीच सीधा सम्बन्ध दर्शाता है । 'विध्व कितना बड़ा है ?” इस प्रइन का 
उत्तर हम तभी दे सकते है, जब हमे विश्व की भूमिति का सही ज्ञान हो | 
किन्तु यदि हम विश्व-स्थित 'सहति' का सही-सही पता लगा सके. तो 
आइन्स्टीन के समीकरण हमे विश्व की भूमिति का ज्ञान कराते है। आइ- 
न्स्टीन ने कल्पना की कि विश्व-स्थित भौतिक पदार्थों की सहति-राशि 
सीमित है। अतः आइन्स्टीन का विश्वाकाश, जो गाणितिक सज्ञा आव्यूह' 
()४७॥77:) द्वारा दर्शाया जाता है, युव्लिडियेतर और सान्‍्त (ग/6) बन 
जाता है। 

पदार्थों की सामूहिक द्रव्य-राशि के कारण सारा विश्व उस प्रकार 
से वक्त बना है कि समग्र विश्व-आकाश एक 'बद्ध वक्राकारं धारण करता 
है । अत: विश्वाकाश ससीम बन जाता है। फिर भी बद्धाकार होने के कारण 
यदि प्रकाश की एक किरण एक स्थान से चलेगी, तो सारे विश्व की परिक्रमा 
कर, फिर मूल स्थान पर आ जाएगी । इस प्रकार आइन्स्टीन का विश्व 
अनन्त नही है और युक्लिडीय भूमिति के नियमो से भी बाधित नहीं है । 

गणित की भाषा मे विश्व चतुर्वेमितिक (०एा-वांप्र्ाआं०॥8)) 
सततता है, जो कि गोले ($फगध्ा८) की त्वचा (5पाा8०९) के समान है । 
आपेक्षिकता के सिद्धांत के द्वारा विश्व का जो नया दर्शन मिला, उसे सम- 
भाने के लिए सर जेम्स जीन्स ने साबुन के बुलबुले का उदाहरण दिया है : 

“साबुन के बुलबुले की कल्पना कीजिए, जिसकी त्वचा के ऊपरी 
भाग मे नाना प्रकार की रेखाएं आदि हो | विदव उस बुलबुले का भीत्तरी 
भाग नही, परन्तु उसकी बाह्य त्वचा के स्थान मे है | दोनों मे केवल यही 
अन्तर है कि साबुन का बुलबुला दो ही विमिति बाला है, जबकि विदव- 
आकाश का गोला चार विमिति वाला+-तीन विभितियां आकाश की और 
एक काल की; विश्व जिस पदार्थ का बना है, वह रिक्त आकाश है, जो कि 


२७८ जैन दर्शन और विज्ञान 


रिक्त काल के ऊपर लपेटा हुआ है ।” यह मन्‍्तव्य सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों के 
शब्दों मे अधिक स्पष्ट होगा । जैसे प्रो० सर ए० एस० एडिग्टन लिखते हैं :' 
' प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क मे यह प्रइन उत्पन्न होता होगा कि 'क्या आकाश 
का अन्त है ?' यदि है, तो उससे आगे क्‍या है ? यदि नही है. तो (आकाश के 
बाद आकाश“ यह कल्पना भी अचिन्त्य है । आपेक्षिकता के सिद्धात से 
पहले जो रूढ़ विचार प्रबलित था, उसके अनुसार आकाश (विद्व) अनन्त 
था । यद्यपि अनन्त आकाश की कल्पना अचिन्त्य है, फिर भी भौतिक विज्ञान- 
जगवद्‌ मे इसी कल्पना को स्वीकार कर हमे सतोष मान लेना पड़ा | यद्यपि 
यह कल्पना चित्त को अशान्त करने बाली थी, फिर भी अताक्तिक नही थी । 
अब आइन्स्टीन का सिद्धात हमे इस दुविधा से बाहर ले जाता है। “आकाश 
सान्‍्त भी है, अनन्त भी अथवा 'सान्त, किन्तु असीम-ये शब्द प्रायः 
आकाश के लिए प्रयुक्त होने लगे हैं।! 

वैज्ञानिक वरनर हाइजनबर्ग विश्व की सान्तता-अनन्तता का स्पष्टी- 
करण करते हुए लिखते है : “विश्व द्वारा अवगाहित आकाह सान्‍्त हो, ऐसी 
सम्भावना है। इसका अर्थ यह नही होता कि कोई एक स्थान पर विश्व का 
अन्त आ जाता है । उक्त कथन का तात्पय यही है कि विश्व मे किसी एक 
ही दिशा मे गति करने वाला पदार्थ अन्ततः उसी स्थान पर पहुंच जाता हैं, 
जहा से वह्‌ चलना भारम्भ हुआ था | चतुर्वेमितिक विश्व की यह स्थिति 
द्विवेमितिक पृथ्वी-तल (5घा80९) के सदुश होती है, जहां एक स्थान से 
पूर्व की दिशा में निरन्तर चलने वाला व्यक्ति, उसी स्थान पर पद्चिचम की 
ओर से पुनः पहुच जाता है ।* 

आपेक्षिकता के सिद्धात्त के सुप्रसिद्ध व्यात्याकार प्रो० एन० आर० 
सेन, आइन्स्टीन के विचारों को उद्धुत करते हुए लिखते है: “आइन्स्टीन के 
सापेक्षवाद-सिद्धांत से जो एक बात हमें मिलती है, वह यह है कि चतुर्वे्मितिक 
विद्व आकाश्यीय विभितियों मे सांत है और काल की विमिति में अनन्त है । 
विश्व का आकार बेलनाकार ((५/70८7८७7) है, जिसकी बाह्य सतह उस 
दिशा में तो सीमित है, जिसमे रेखाओं के द्वारा बेलनाकार की उत्पत्ति हुई 
है । यह सीमित विभित्ति विश्व-वेलन की तीन आकाशीय विमितियों को 
सूचित करती है। किन्तु वेलन अन्य दो बिमितियों मे तो अनन्त है । उसी 


१. सर ए० एस० एडिंग्टन ने इसके आधार पर यह पता लछगाया है कि 
यदि विश्व-स्थित धनाणुओं (700०05) और ऋणाणुओों (8०८४075) 
की संख्याएं समान हों, तो यह संख्या १.१९७८ १००" है । 

(देखें, दो न्यू पाथवेज इन साईनस, पृ० २२१; वी एक्सपाण्डिग यूनिवर्स, 
पृ० ६८)॥ 


विहव का परिणाम भर आयु २७९ 


तरह विश्व भी काल-विमिति में अनन्त है अर्थात्‌ काल की दृष्टि से वह अनंत. 
भूत से अनन्त भविदय तक रहता है ।” 

वैज्ञानिकों के उपरोक्त विचारो से विश्व का आकार और परिमाण, 
बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। फिर भी आधुनिक विज्ञान के बहुत सारे 
सिद्धातों की तरह आइन्स्टीन का ससीम विश्व उतना ही दष्टिगम्य हो सकता 
है, जितना कि अणु में स्थित ऋणाणु (8०7०7) या प्रकाद्ाणु (29000) 
दुष्टिगम्य है। परन्तु गणित के आधार पर विश्व का यथार्थ परिमाण 
निश्चिततापूर्वक निकाला जा सकता है। यदि हम मान लेते है कि हमारी 
आकाएगंगा के समीपवर्ती आकाश में स्थित जड़ पदार्थ का औसत घनत्व सारे 
बविदृब मे स्थित जड़ पदार्थ के मौसत घनत्व के समान है तो आइन्स्टीन के 
समीकरण से विधष्व की वक्रता-त्रिज्या निकाली जा सकती है। माउष्ट 
बिलसन बेधशाला के प्रसिद्ध खगोलबेत्ता एड्वीन हबल (£0जा॥ प्रप०06) 
ने प्रयोगों के द्वारा इकाई घनफल आकाश मे स्थित औसत सहति-राशि की 
सख्या निकाली है । उस सख्या' का आइन्स्टीन के क्षेत्र-समीकरण मे उपयोग 
करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि विष्व की वत्रता-त्रिज्या' (780॥05 ० 
टपाएशांधा०) ३५,०००,०००,००० प्रकाश-वर्ष है अर्थात्‌ २.१५ १० माईल 
है । दूसरे शब्दों मे एक प्रकाश की किरण जिसकी गति प्रति संकिण्ड लगभग 
१,८६,००० माईल की है, अगर विश्व की परिक्रमा करने निकले, तो उसे 
एक चक्कर लगाने मे २० अरब से भी अधिक वर्ष लग जाएगे। आइन्स्टीन 
के उक्त निणय के बाद, जब विश्व-विस्तार का सिद्धांत आया, तब उसके 
आधार पर विश्व की वक़ता-त्रिज्या फिर निकाली गई। यह करीब ५० 
करोड़ प्रकाह-वर्ष है । 

आइन्स्टीन की कल्पना ससीम विव्व की है, किन्तु कुछ एक वैज्ञानिक 
असीम विश्व का प्रतिपादन भी करते हैं। डॉ० फ्रेंड होयल के विश्व-सिद्धांत 
में 'अनन्त विश्व' का प्रतिपादन हुआ है। इसके अतिरिक्त सोवियत वैज्ञानिक 
भी असीम विश्व का प्रतिपादन करते हैं। सुप्रसिद्ध सोवियत लेखक ब० 
भेजेन्तसेव ते 'विश्व और परमाण” नामक अपनी पुस्तक मे लिखा है: “अगर 
हम यह विचार स्वीकार करें कि विश्व-आकाश की कहीं सीमा है, तो तुरन्त 
यह प्रइन उठता है--इस सीमा के पार क्‍या है ? विश्वाकाश मे ब्रह्माण्ड 
की कोई सीमा नहीं हो सकती । महाजागतिक द्वीपपुंज पर नक्षत्र-जगत्‌ 
की गठन क्या है, हम अभी नहीं जानते, लेकिन चाहे ये असंख्य 'द्वीप' 





१. हबल द्वारा दी गई औसत्‌ घनत्व-राशि इस प्रकार है : 
*००७०००७०००००००००००००७००७०००००७०००३ै ग्राम प्रति घन 


सेण्टीमीटर (देखें, दो यूनिवर्स एण्ड डा० आइन्स्टीन, पृ० १०५ ।) 


२८० जैन दर्शोेन और विज्ञान 


मंदाकिनियां (आकाशगंगाएं) हो या ब्रह्माण्ड अनेक विशाल महाजागतिक 
द्वीप-समूहों --मेटाग लिक्टकों (बाह्य मंदाकिनियों) से बना हो, हर सूरत मे 
हमारे चारों तरफ की दुनिया असीम है ।” 

फिर भी विश्व सात है, या अनन्त ? इस प्रदन का पूर्ण रूप से 
समाधान नही हो पाया है; क्योंकि विश्व की वक्रता गाणितिक रूप में ऋण 
(7८2०॥४४८) अथवा धन (7०भा५6)--दोनों में से एक हो सकती है और 
इसके अनुसार ही विश्व अनन्त या सांत हो जाता है। विश्व-सम्बन्धी मूलभूत 
समीकरणों (८वृएथां०॥७) कौ हल करने पर विश्व सांत और बद्ध (0०५८० ) 
न होकर, अनन्त और खुला (090॥) पाया जाता है | जबकि हबल के द्वारा 
की गई तारापुञड्जों के तेज की गणना हमे बद्ध एवं बहुत ही छोटे (सांत) 
विश्व, जिसकी त्रिज्या केवल थोड़े करोड़ प्रकादश-वर्ष ही है, की कल्पना पर 
पहुंचाती है । 


विश्व का परिम्ाण स्थिर या बढ़ता हुआ ? 


आइन्स्टीन के उपरोक्त विव्व-परिमाण के निश्चय के अनन्तर एक 
ऐसी प्रक्रिया वैज्ञानिकों के सामने आई, जिससे विष्व के परिमाण और 
आकार के विपय मे निश्चित रूप से कुछ भी कहना उनके लिए सम्भव नही 
रहा । यह प्रक्रिया दूरवीक्षण यन्त्र (205009०) के द्वारा वैज्ञानिकों के 
सामने आई | दूरवीक्षण यन्त्र से जब विश्व के अनि दूर मागों मे स्थित 
आकाश-गगाओ (293»06$) की गति का अध्ययन किया गया, तब पता 
चला कि ये आकाजश-गंगाए एक दूसरे से दूर जा रही हैं--भर्थाव ऐसा लगा 
कि विश्व बढ़ा होता जा रहा है । जिस प्रकार गृब्बारे में (9६[0057 ) हवा 
मरने से बह फूनता है--विस्तृत होता है, उसी प्रकार विश्व भी विस्तृत हो 
रहा है | इस प्रकार की प्रक्रिया से वैज्ञानिकों मे दो मत हो गए । 

जो प्रक्रिया वस्तुत देखी गई थी, वह यह थी कि जब दूर-स्थित 
आाकाश-गंगाओ का वर्णपट-मापकयन्त्र (59९९एौण्ञाटाला) द्वारा अध्ययन 
किया गया, तब उनके वर्णपट (5?८लाएगा) में लाल रेखा (760 [0) 
में परिवर्तन दिखाई दिया । लाल रेखा के परिवतेन से अनुमान किया गया 
कि दूरस्थ आकाशगजद्भाएं एक दूसरे से दूर जा रही है अर्थात्‌ विश्व विस्मृत 
हो रहा है । 

विश्व-विस्तार के सिद्धांत में संदिग्घा का स्पष्ट उदाहरण 
विख्यात ब्रिटिश वैज्ञानिक सर जेम्स जीन्स के छब्दों मे मिलता है : “किन्तु 
तारापुओजो की इन ग्तिओ के विषय में संदिग्धता को पूर्ण अवकाश रह जाता 
है कि ये वास्तविक हैं या नही ? इनका प्रतिपादन कोई भी प्रन्यक्ष माप की 
प्रक्रिया पर आधारित नहीं है ।” आगे चलकर वे स्पष्ट करते है : 'दृरस्थित 


विश्य का परिणाम और आयु २८१ 


निहारिकाएं अपने से दूर जा रही हैं, इस मान्यता का केवल यही 
कारण है कि उनका जो प्रकाश हमे दिखाई देता है, वह सामान्यत: जितना 
होना चाहिए उसमे अधिक छाल है । किन्तु गति के अतिरिक्त अन्य प्रत्रियाएं 
भी प्रकाश को अधिक लाल बना सकती हैं। उदाहरणार्थ, सूर्य का प्रकाश 
केवल सूर्य के भार के कारण लाल बन जाता है; उससे कही और अधिक 
लाल वह सूर्य के वातावरण के दबाव के कारण बनत्ता है, जेसे कि हम 
सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय देखते है। अन्य प्रकार के ताराभों का प्रकाश 
मी कोई रहस्यमय प्रकार से लाल बनता है, जिस रहस्य का उद्घाटन हस 
अब तक नही कर सके हैं। इसलिए दूरस्थ निहारिकाएं आकाश मे स्थिर होने 
पर भी, उनका प्रकाश अधिक लाल होगा और इस रक्तीकरण के आधार पर 
बे निहारिकाएं हम से दूर जा रही है,' इस प्रकार की धारणा के प्रलोभन 
में हम आ जाते है ।” 
इस चर्चा का उपसंहार करते हुए हम यह कह सकते है कि विश्व 
परिमाण की स्थिरता के बारे मे वैज्ञानिकों मे दो मत है -- 
१. विश्व का परिमाण स्थिर है । 
२. बिद्व का परिमाण विस्तृत हो रहा है । 
“विश्व की आयु' के विषय मे जो सिद्धांत प्रस्तुत हुए है वे भी इन 
दो विचारधाराओं पर आधारित है । 


विश्व की आयु क्‍या है ? 
सादि और सान्‍्त विश्व के सिर्द्धात 


“विश्व की भायु क्या है ?” इस प्रश्न के दो अर्थ होते है--वर्तमाव 
में विधव की आयु कया है अर्थात्‌ जब से विश्व की आदि हुई है, तब से आज 
तक कितना काल बीत चुका ? दूसरा अर्थ है “विश्व की सम्पूर्ण आयु क्या 
है ? अर्थात्‌ जब से विद्वव का प्रारम्भ हुआ तब से लेकर जब तक उसका अत 
होगा, तब तक कितना काल बीतेगा ? 

"विश्व की आयु क्या है ?” इस प्रइन का विज्ञान में महत्त्वपूर्ण स्थान 
रहा है । इस प्रश्न के उत्तर मे भी वैज्ञानिकों के दो मत रहे है-- 

१. विश्व भूतकाल में किसी एक निरिचित समय पर अस्तित्व में भाया 
ओर भविष्य में किसी एक निश्चित समय पर वह अस्तित्व-विहीन भी हो 
जाएगा। 

२. विश्व काल की दृष्टि से अनादि और अनन्त है । 

प्रथम मान्यता का आधार मुख्यत. तो “विश्व-विस्तार' का सिद्धात 
है । प्रयोगों के द्वारा दूरस्थ आकाशगंगाओं के बढ़ने की गति का माप निकाला 
गया और जाना गया कि जिस वेग से आकाशगड्भाएं अंतरिक्ष में बढ़ रही हैं, 


र्टर जैन दर्शन और विज्ञान 


वह अत्यधिक तीब् है। अपनी पृृथ्बी के समीप रही हुई आकार्गगाएं एक 
सेकिड में करीव १०० मील दूर निकल जाती है, जबकि जो आकाश-गंगाएं 
२३ करोड़ प्रकाश-वर्ष दूर है, वे लगभग २४,००० मील प्रति से किड की 
गति से दूर हो रही है। प्रयोगों के आधार पर एड्वीन हबल (फ७जांग् 
प्रप99०) ने एक नियस इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है। इस नियम के 
अनुसार ६० लाख प्रकाश-वर्ष की मर्यादा मे स्थित आाकाशगंगाओ के लिए, 
गति का आधार उनकी प्रथ्वी से दूरी है । इसका अर्थ यह होता है कि ज्यों- 
ज्यों आकाशगंगाएं पृथ्वी से दूर जाती हैं, त्यों-त्यो उनकी गति बढती जाती 
है। इस नियम के आधार पर यदि आकाश गद्भाओं की भूतकालीन गति का 
अध्ययन किया जाए, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि इस विषव में 
करीब २०० करोड वर्ष पूर्व सभी आकाहशगडद्भाएं एक ही स्थान मे थी । 
यद्यपि इस निर्णय को कल्पना का आधार यह है कि आकाशगज्भाओं की गति 
जैसी वतंमान मे है, वेसी ही सदा थी । इस निर्णय के बाद किये गए प्रयोगों 
के आधार पर यह संख्या १००० करोड़ वर्ष हो जाती है । 

विश्व-विस्तार के आधार पर विए्व की आदि को समभाने के लिए 
कुछ वज्ञानिकों ने प्रयत्न किया है, जिनमे से एबे लेम॑त्रे (8906 शा। क्या 6) 
झौर डॉ० ज्योजं गेमो (9०0728० 02770५) “विश्व की आदि है”, इस 
सिद्धांत को स्वीकार करते है। 

बेल्जियम के सुप्रसिद्ध विश्व-विज्ञानवैत्ता एबे लेमंत्रे के विचारानुसार 
यह विश्व प्रारम्मिक स्थिति मे एक अद्मुत अण के रूप मे था। जब उस 
अणु का विस्फोट हुआ, तब से उसका विस्तार होना प्रारम्म हुआ । आज 
तक वह इतने विशाल रूप को पा चुका है तथा और भी विस्तृत हो रहा है । 

इसी से सादृश्य रखने वाला एक और सिद्धात वाशिग्टन विदृब- 
विद्यालय के सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक डाक्टर ज्योजं गेमो ने प्रस्तुत किया है । 
इस मिद्धात के अनुसार आज से करीब ५० करोड़ वर्ष पूर्व, इस विश्व 
का आदि रूप समप्रकार की किरणों का गोला था, जिसका तापमान 
इतना अधिक था कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कीजा सकती। 
बतंमान में किसी भी आकाशीय ताराओं के अन्तरतम गर्भ में भी वह तापमान 
विद्यमान नही है । वह १५० करोड़ डिग्री से भी अधिक था । विश्व की इस 
प्रारम्भावस्था मे नतो कोई पदार्थ (ाशा।०१) था, न कोई लघुतम द्रब्यकण 
()(०९८प८) ही और न कोई अणु (80०7) भी। केवल स्वैरविहारी 
न्‍्यूट्रोन' इधर-उधर घम रहे थे । जब यह गोला विस्तृत होना शुरू हुआ, तब 


१. आधुनिक अणु-विज्ञान के अनुसार प्रत्येक पदार्थ के अण्‌ में केन्द्र होता 
है, जिसे नाभि (०८८७४) कहते हैं । उसके चारों ओर उससे भी सूक्ष्म: 


विश्व का परिणाम और आयु २८३ 


इसका तापमान क्रमशः घटने लगा । पांच मिनट के अस्तत्व में वह तापमान 
घटकर करीब १० करोड डिग्री हो गया। तब इधर-उधर धूमने वाले 
न्यूट्रोतों की गति थोड़ी मन्‍्द हुई; वे एक-दुसरे से मिलने लगे व परस्पर 
जुड़ने छगे; क्रम से काछ बोतने पर लघुतम द्रव्यकण और पदार्थ बनने लगे | 
इस प्रकार वर्तमान सभी पदार्थ विव्व के उषाकाल के थोड़े-से क्षणों में बने 
थ और आज ५० करोड़ वर्ष से विस्तारमान विश्व में अपना कार्य कर रहे 
है । 

केम्ब्रिज रेडियो-ज्योतिविज्ञान के प्रोफेसर मार्टीन रीले और उनके 

अन्य पांच साथियों द्वारा रखे गए विष्व-सिद्धांत के अभिमतानुसार विश्व 
का एक निश्चितत आरंभ है! इस तथ्य की पुष्टि हुई है। इस सिद्धांत्त के 
परिणामस्वरूप निम्न चार तथ्प सामने आाये हैं । 

१. विश्व का विस्तार हो रहा है । 

२ विश्व में स्थित सारा द्रब्य, जिसका हमारी पृथ्वी केवल एक अंश 
मात्र है, तेज गति से दूर हटता जा रहा है। इस प्रकार मध्य में केबल एक 
छिद्र हो गया है ।. 

३. बिश्व का अंत कमी-न-कभी होगा । 

उक्त सिद्धात 'मुलार्ड रेडियो-ऑबजरबेटरी' में रेडियो-दूरवीक्षण यंत्र 
के द्वारा किए गए निरीक्षणों पर आधारित है । इस यत्र के द्वारा वेज्ञानिक 
८,०००,०००,०००प्रकाश वर्ष दूरी तक के आकाश का तथा८,०००,०००,००० 
बर्ष तक भूतकाल का अध्ययन कर पाए हैं । 

यह सिद्धान्त लेमंत्रे के सिद्धान्त से काफी मिलता-जुलता है। इसके 
अनुसार सहस्नों बर्षों पूर्व सारा विश्व अत्यधिक सूक्ष्म आायतन (वोल्यूम) में 
समाहित था । सहसा इसका विस्फोट हुआ और तबसे विदव-स्थित आकाश- 
गड्भाए एक-दूसरे से दर होनी शुरू हुई है । 

इस सिद्धांत के आविष्कर्ताओं ने विश्व की आदि के विषय में 
निश्चित काल बताया है, जिसके अनुसार दस अरब वर्ष पूव विश्व का प्रारभ 


ऋण-भआवेशित कण, जिन्हें इलेक्ट्रोन कहते हैं, बहुत तेज गति से चकक्‍कर 
काटते रहते हैं । सूक्ष्म घन-आवेशित कण, जिन्हें प्रोटोन कहते हैं और सूक्ष्म 
आवेश-रहित कण, जिन्हें न्यूट्रोन कहते हैं, नाभि में स्थिर रूप से रहते 
हैं । इलेक्ट्रोव का भार समग्र अणु के भार के सहस्नाश से भी कस होता 
है । नाभिक कणों में ही अणु का अधिकांश भार स्थित होता है। इस 
प्रकार प्रोटोन और न्यूट्रोन अधिक मारवान्‌ होते है, जब कि इलेक्ट्रोन 
अल्प भारवान्‌ । इलेक्ट्रोन ऋण-आ।वेधित, प्रोटोन धन-आवेशित और 
स्यूट्रोच आवेश-रहित होते हैं। (देखें, ८ वां प्रकरण) । 


२८४ जैन दर्शन और विज्ञान 


माना गया है | किन्तु विश्व के अंत' के विषय में इन्होंने कोई निश्चित 
काल नही बताया है । फिर भी उनकी यह मान्यता तो है ही कि विश्व 
अनन्त काल तक नही रहेगा । 

थोडे ही वर्षों पूवे जो 'स्थायी-अवस्थावान्‌-विश्व” का सिद्धांत कैम्ब्रिज 
के ही सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक प्रो० फेड होयल द्वारा प्रस्तुत हुआ था, उसका कड़ा 
विरोध प्रो० मार्टीन रीले ने अपने सिद्धान्त मे किया है । 

विश्व का अन्त भी आएगा, इस सिद्धात की आधारशिला उष्णता- 
गति-विज्ञान ([#शग॥८699०५्या८5) का दूसरा नियम है। इस नियम के 
अनुसार प्रकृति की सभी मूलभूत प्रक्रियाए अप्रतिगामी है अर्थात्‌ परिवर्तन 
की दिशा एक है । इसी विज्ञान के अनुसार विद्व-स्थित जड़-द्रव्यों की राशि 
में भी परिवर्तन हो रहा है और यह परिवतंन ह्वास की दिशा मे है | प्रकृति 
की सभी प्रक्तियाएं बता रही है कि विश्व की जड़-राशि (शक्तिरूप एवं 
द्रव्यरूप) शूब्य आकाश में विलीन हो रही है। इस प्रकार सारा विहव 
मानो मृत्यु की ओर दोड़ रहा है। इस अवस्था को वैज्ञानिक परिभाषा मे 
'उल्क्ृष्ट ताप-अनुपात अबोपी” (॥४७४४॥णा) पशए०७४) की अवस्था कहते 
है ।' “आज स अरबो ब् पश्चात जब यह अवस्था आएगी, तब विश्व की 
सभी प्रवृत्तियां स्थगित हो जाएंगी । सारे विश्व का उष्णतामान एक ही हो 
जाएगा ।*' तब न तो प्रकाश रहेगा, न जीवन और न उप्मा | केवल 
नरन्तरिक और अटल स्थिरता या जड़ता ही रहेगी। काल स्वयं समाप्ति को 
प्राप्त होगा । “इस भवितव्यता से बचने का कोई दूसरा उपाय नही 
है [277 5 सब कुछ, जो प्रकृति मे देखा जाता है, उससे इसी सिद्धात की 
पुष्टि होती है कि विदव निश्चिचत रूप से आतिम अधकार और विनाश की 
ओर आगे बढ़ रहा है |” 

इस प्रकार विश्व की आदि को स्वीकृत करने वाले सिद्धांतों में भी 
विश्व की आदि कब हुई, इसके निर्णय मे ऐक्य नहीं है । 


अनादि और अनन्त विश्व के सिद्धांत 


जो सिद्धात हमे शाइवत मर्थात्‌ अनादि और अनन्त विश्व की बात 
सुझाते है, उनमे पांच महत्त्वपूर्ण प्रकार हैं--- 

१. स्वत, सचालित कम्पनशील (5८॥-००४०४ग8) विदव । 

२. अतिपरवलीय (॥9ए92०४0०॥0) विद्व । 

३. चक्रीय (०४/०॥८) विश्व । 

४. स्थायी-अवसर्थाव!न्‌ (8८००५-४।४/९) विश्व । 

५. आइन्स्टीन का विश्व । 


स्वत: संचालित कम्पनशील चिश्व और अतिपरक्‍लीय जिश्व--स्वतः 


विष्व का परिणाम और आयु र्८५्‌ 


संचालित कम्पनशील विश्व का सिद्धांत और अतिपरवलीय विष्व का सिद्धांत 
विस्तारमान विश्व के सिद्धात पर आधारित हैं। इस कल्पना के अनुसार 
विश्व का विस्तार जब एक उत्कृष्ट स्थिति तक पहुंचता है, तब वहू फिर 
सिकुड़ना शुरू होता है | सिकुडते हुए विश्व में रहे हुए द्रव्य जब उत्कृष्ट 
घनता को प्राप्त होते है, तब वह पुनः विस्तृत होना आरम्म हो जाता है; 
और इस प्रकार अनन्त काल तक यह क्रम चलता रहता है । अर्थात्‌ सिकुड़ने 
और बिस्तृत होने का यह 'कम्पन” अनन्त काल तक चलता रहता है । 

इस प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन 'केलिफोनिया इन्स्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलोजी' के प्रोफेसर डॉ० आर० सी० टोलमेन (7२. (', ०77) द्वारा 
स्वतन्त्र रूप से अन्य आधारो पर भी किया गया है। डॉ० टोलमेन का 
सिद्धात “उष्णता-गति-विज्ञान' के दूसरे नियम पर आधारित “विश्व का अन्त 
है', इस सिद्धांत के विरुद्ध निरूपण करता है। डॉ० टोलमेन ने यह बताया 
है कि कुछ निश्चित परिस्थितियों मे विश्व के विस्तार और सकोच की क्रिया 
प्रतिगामी हो सकती है अर्थात्‌ “विश्व की प्रक्रियाएं एक ही दिशा में हो रही 
है, यह मान्यता गलत हो सकती है । डॉ० टोलमेन ने साथ में यह परिकल्पना 
भी की है कि यह सम्भव है कि विश्व मे कहीं नई जड-राशि उत्पन्न हो रही 
हो ॥ इस परिकल्पना के आधार पर उन्होंने यह प्रतिपादन किया है कि 
बतंमान मे जो विश्व का विस्तार हो रहा है, कुछ काल पश्चात्‌ विश्व पुनः 
सिकुड़ना आरम्भ हो जाएगा और इस प्रकार विस्तार-संकोच के चक्र शाश्वत 
काल के लिए चलते रहेगे । 

दूसरे प्रकार का विश्व अतिपरवलीय है; बर्थात्‌ आज से अनन्त 
काल पूर्व विश्व अत्यन्त विंस्तृतावस्था मे था, जब क्रि उसमें रहे हुए जड़ 
द्रब्यों की घनता बहुत ही कम थी । उसके बाद वह सिकुडना शुरू हुआ और 
तब तक सिकुड़ता रहा, जब तक उत्कृष्ट घनता को प्राप्त न हुआ । उसके 
बाद वह पुनः विस्तार की ओर अग्रसर होना आरम्भ हुआ है और अनन्त 
काल तक इसी तरह विस्तृत होता रहेगा । 

सक्रीय विश्व-- स्वत: संचालित कम्पनशील विद्वव के सिद्धांत का 
प्रतिपादन दूसरे आधार पर भी स्वतंत्रतया किया जा सकता है। इसका 
आधार है--आइन्स्टीन का “द्रब्य और शक्ति की तुल्यता का सिद्धान्त' 
(प्रिसिपल ऑफ इक्वीवेलेन्स ऑफ मास एण्ड एनर्जी) । उष्णता-गति-विज्ञान 
के दूसरे नियम के अनुसार विश्व की जड़-राशि का विनाश हो रहा है, इस 
सिद्धांत को कुछ वैज्ञानिक स्वीकार नही करते । इन वैज्ञानिकों का कहना है 


१. देखे, फ्रॉम युक्लिड टू एडिग्टन, पृ० ४६; दी यूनिवर्स एण्ड डॉ० 
आइन्स्टोन, पएृ० ११० । 


श्टदर जैन दर्शन और विज्ञान 


कि विश्व एक ओर जहां विनाझोन्मुख हो रहा है, वहा यह सम्भावना भी 
हो सकती है कि किसी प्रकार से और कही-न-कहीं, उसका पुनः निर्माण भी 
हो रहा होगा | आइन्स्टीन के द्रव्य भौर शक्ति की तुल्यता के सिद्धांत” के 
आधार पर यह परिकल्पना की जा सकती है कि जो शक्ति विकिरण 
(रेडिएशन) के रूप में आकाद् मे लीन हो रही है, वही पुनः इस सिद्धात 
के अनुसार द्रव्य-रूप मे परिणत होकर, क्रमशः ऋणाणु, अणू और लघुतम 
द्रब्य-फण का रूप धारण करती है । ये स्वयं एक दूसरे के साथ जुड़कर स्थल 
पदार्थ का रूप धारण करते हैं। ये स्थल पदार्थ गुरुत्व-प्रभाव के कारण एक 
दूसरे में मिलकर निहारिका, तारापुझ्ज आदि आकाशीय पिण्डों का निर्माण 
करते है; जो अन्त में बड़ी-बड़ी आकाहागद्भाओं के रूप में विश्व मे फिर से 
अपना अस्तित्व धारण करते हैं। इस क्रम से विश्व का जीवन-क्रम शाश्वत 
काल के लिए चलता हो ।” इन संभावनाओं को पुष्ट करने वाले कुछ प्रयोग 
भी प्रयोगशालाओं में किए गए है। इन प्रयोगों ने बताया है कि जब गामा 
किरण के रूप मे प्रकाशाणु किसी भी द्रव्यकणों के साथ टकराते हैं, तब 
ऋणाण और घनाणु (पाजिट्रॉन) की उत्पत्ति होती है | थोड़े काल पूर्व ही 
खगोलवेत्ताओं ने यह निश्चिचत किया है कि आकाश-स्थित हलके पदार्थों के 
अण एक-दूसरे के साथ मिलकर रज और वायु के सूक्ष्म कणों के रूप मे 
परिणत होते रहते हैं। इससे आगे हावड के डॉ० फ्रंड एल» हछ्ीपल 
(#7८0 ॥.. ४०7०) ने गपनी सुप्रसिद्ध 'रजोमेघ-कल्पना' (डस्ट-वक्ताउड 
हाइपोथिसिस) मे यह बताया है कि अआाकाह्-स्थित सुक्ष्म रजकण, ताराओ 
के प्रकाश के दबाव से एक-दूसरे के निकट जाते हैं भौर एकीभूत हो जाते 
है । इसके परिणामस्वरूप कणों का एक समूह बनता है, जो कि बड़ा होने 
पर एक छोटे मेघ का स्वरूप घारण करता है । यह छोटा-सा रजोमेघ क्रमश 
बढ़ता हुआ अन्यान्य भौतिक प्रक्रिवाओं के परिणामस्वरूप अन्तत: प्रकाशमान 
ताराओं का स्वरूप धारण करता है। अपने सारे सौरमण्डल की उत्पत्ति 
इसी प्रकार हुई थी, ऐसा हछ्लीपल का मानना है । 

इस प्रकार विकिरण से क्रमशः समग्र विश्व के सभी सुक्ष्म-स्थूल 
पदार्थों की उत्पत्ति सिद्ध होने पर “हम एक स्वय संचालित कम्पनशील 
विश्व की कल्पना पर पहुंचते है, जिस विश्व में अनन्त काल तक निर्माण 
और ध्वंस, प्रकाश और त्तम, सघटन और विघटन, ताप और शीत, विस्तार 
और संकोच आदि के चक्र स्वतः चलते रहते है ।' 

उष्णता-ाति-विज्ञान के दूसरे नियम मे और उक्त प्रकार के चक्रवत्‌ 
चलाते वाले विश्व मे परस्पर विरोध-सा दिखाई देता है।इस बिषय में 


१. दो यूनिवर्स एण्ड डा० आइन्स्टोन, पृ० ११३। 


“विश्व का परिमाण और आयु २८७ 


सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जेम्स जीन्स लिखते हैं, “यह कल्पना शक्‍य है कि 
विशेष प्रकार की आकाशीय स्थितियों में जिनका हमे ज्ञान नहीं है, उच्णता- 
गति-विज्ञान का दूसरा नियम कार्यक्षम न हो। “”चक्रीय विश्व का 
सिद्धांत अधिक प्रसिद्धि-प्राप्त और मान्य है, इस विषय में कोई सन्देह नहीं 
|] 2११ 
ध इस प्रकार स्वयं सचालित कम्पनशोील विश्व” का सिद्धांत विझछन 
को अनादि और अनन्त प्रमाणित करता है। वस्तुतः तो डा० गेमो का 
सिद्धांत मी अतिपरवलीय विश्व की कल्पना को स्वीकार करता है | इसलिए 
डा० गेमो ने भी वास्तविक दृष्टि से 'अनादि विश्व को ही स्वीकार किया 
है । स्वथय डा० गेमो के शब्दों मे देखे, तो “इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर 
पहुंचते हैं कि हमारा यह बिश्व शाश्वत काल से अस्तित्व मे था और अब से 
करीब ५० करोड़ वर्ष पूर्व तक समान रूप से सिकुड रहाथा। आज से 
५० करोड व्य पूवं तक वह उस स्थिति को प्राप्त हुआ, जहां पर कि संकोच 
की उत्कृष्ट स्थिति आ जाने से विश्व की सभी जड़-राशि केवल अणु के 
सूक्ष्म केन्द्र के अन्दर समाहित हो गई ।'"' ” जिसके बाद में वह पुनः 
विस्तृत होना शुरू हुआ है, जो अनन्त काल तक विस्तृत होता रहेगा।""“/”* 
अनादि विश्व की कल्पना को स्वीकार करना ही पड़ेगा, इस बात 
को स्पष्ट करते हुए, 'विश्व की आदि' नामक प्रकरण में लिकन बारनेट 
लिखते हैं, “विश्व के निर्माण का चिन्तन, विश्व की आदि को अनन्त भूत में 
ढकेल देता है। यद्यपि वैज्ञानिको के द्वारा नाना सिद्धांतों से तारापुज, तारा, 
तारा-रज, अणु और अणु के सूक्ष्म अवयवों का निर्माण भी गाणितिक घधिधि 
से समझाया गया है, फिर भो प्रत्येक सिद्धांत को एक अनुमान या कल्पना 
का आधार लेना पड़ता है कि 'इससे पूर्व कुछ विद्यमान था” चाहे वह 'कुछ' 
स्वतन्त्र-विहा री न्यूट्रोन के रूप में हो, चाहे विकिरण के रूप में हो अथवा 
अकल्पनीय 'विश्व-उपादान' के, रूप मे हो, उसी में से इस बहुरूपधारी विश्व 
का निर्माण हुआ है । 
इस प्रकार अब तक विवेचित सिद्धांत प्रायः एक या दूसरे रूप से 
इस तथ्य को तो स्वीकार करते ही हैं कि यह विदव शाइवत अर्थात्‌ अनादि 
और अनन्त है । 
स्थिरावस्थावान्‌ विश्व (5(090५9 $046 एंच्रांपए०५७९) --नव्यतम 
प्रचलित सिद्धातों मे एक सिद्धांत, जो “स्थिरावस्थान विश्व” को कल्पना 
करता है, का विवेचन करना भी बहुत उपयोगी होगा । यह सिद्धांत भी 
१. बिस्टोर्यंस यूनिवर्स, पृ० १३३ । 
>. दी न्यु एस्ट्रोनोसी, पृ० २३ । 
३. दी यूनिवर्स एण्ड डा० आइन्स्टोन, पृ० ११५३ 





२८८ जैन दर्शन और विज्ञान 


शाइवत विश्व के विचार को ही स्वीकार करता है। यह सिद्धांत फ्रड 
होयल, थोमस गोल्ड आदि वैज्ञानिकों के द्वारा रखा गया है । इसके अनुसार 
यद्यपि विश्व विस्तृत हो रहा है, फिर भी उसमें नई जंड-राशि उत्पन्न हो 
रही है, जिसके परिणामस्वरूप विश्व स्थित जड़-राशि की संहति बढती है, 
किन्तु विश्व-विस्तार के कारण नए जड की उत्पत्ति होने पर भी, विश्व मे 
जड़ की घनता स्थिर रह जाती है ।* 
इस सिद्धांत को समझाते हुए फ्रेड होयल लिखते है, “विदव- 
विस्तार के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठता है कि यदि दूरस्थ आकाशगद्भाएं 
एक-दूसरे से दूर जा रही है, तो आकाश अधिक से अधिक रिक्त क्‍यों नहीं 
होता ? इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत सिद्धांत के अनुसार यह है कि विश्व में 
नई आकाशगल्ाएं, आकाशगद्भाओं के नए गुच्छ (०ए्४८75) निरन्तर बन 
रहे हैं। उनका निर्माण विस्तारमान आकाशगंगाओ के दूरीकरण से जनित 
रिक्ताकाश को पुन भर देता है। परिणामस्वरूप आकाश की स्थिति जैसी 
पहले थी, वैसी रह जाती है ।”" 
इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार काल-क्रम के साथ विश्व की 
स्थूल भाक तियो में परिवतेन नही आता--अर्थात्‌ स्थिर अवस्था रहती है । 
केवल आकाशगज्ा अथवा आकाशगल्भाओ के युच्छों मे परिवर्तन आता है । 
इस सिद्धान्त के परिणामस्वरूप कुछ एक विस्मयोत्पादक तथ्य सामने आए 
हैं: 
डे १. विध्व अनादि और अनन्त है (काल की दृष्टि से) । 
२. आकाश ओर काल अनन्त है । 
३, समस्त आकाश मे निरम्तर रूप से नया जड़ उत्पन्न हो रहा है। 
इस प्रकार से वतंमान मे ऐसा एक भी सिद्धांत वैज्ञानिक जगत में 
नही है, जो कि स्वमान्य हो । 
आइन्स्टीन का विश्व--यदि विस्तारमान विश्व के सिद्धांत को 
स्वीकार न करें, तो भी आइन्स्टीन के द्वारा दिए गए विश्व-सिद्धांत के 
आधार पर विध्व अनादि और अनन्त सिद्ध होता है। ज॑से कि रिचाड्डे 
हा जिस (राधा #ण्ष्टॉ25) अपने फिजिक्स, एस्ट्रोनोमी एण्ड मेथेमेटिक्स 
नामक लेख में लिखते है : “इस प्रकार काल-विमित्ति क्षेत्र-विमिति की तरह 
पूर्ण वर्तुल (बद्ध परिमिति) मे समाहित नहीं होती है । अर्थात्‌ हम मविष्य 
काल में चाहे जितने दूर चले जाएं, फिर भी हम भूत काल को प्राप्त नहीं 
१. दी युनिटो ऑफ दी यूनिवर्स, पृ० १४३ | 
२. इसके लिए देखें, 'दी यूनिवर्स' पुस्तक में फ्रेड होयल द्वारा लिखित 
निबन्ध 'दी स्टेंडी स्टेट यूनिवर्स” पृ० ७७ । 
३. बही, पृ० ७७ । 


बिदव का परिसाण और बायु २८९ 


कर सकते | यद्यपि यह कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 
काल की आदि है और अन्त भी ।”* 

इस समग्र विवेचन के उपसंहार मे हम कह सकते हैं कि विश्व-आयु 
सम्बन्धी वैज्ञानिकों के द्वारा अब तक दिए गए सिद्धांतों में अधिकांश सिद्धांत 
एक या दूसरे रूप मे, (विश्व का अस्तित्व अनन्त काल से है.” इस तथ्य को 
स्वीकार करते हैं । दूसरा विचार यह है कि विश्व की आदि किसी निद्दिचत 
समय पूर्व हुई और किसी समय इसका अन्त भी हो जाएगा । इस सिद्धांत 
को स्वीकार करने वाले वैज्ञानिकों ने भी विद्व की आदि का काल भिन्न- 
भिन्न बताया है । 

काल और क्षेत्र सांत है या अनन्त ?! इस प्रएन के सम्बन्ध में 
वैज्ञानिक जगत्‌ में जो अनिश्चितता है, उसकी स्पष्ट झ्ञांकी हमे प्रो० हेन्ी 
मार्गेनी के आधुनिक विज्ञान के दर्शन' पर लिखी हुई पुस्तक से मिलती है'--- 
“क्या काल और आकाश अनन्त है ? आज का विज्ञान, इस अधिकतम रोचक 
प्रश्न पर दुर्भागयवश अनिश्चित रहा है। अब तक किए गए प्रतिपादनों में 
से सबसे अधिक सफल वह प्रतिपादन है, जो सांत आकाश-काल का प्रतिपादन 
करता है। किन्तु कुछ वैज्ञानिक सांत आकाश जौर अनन्त काल का प्रतिपादन 
करते हैं, जबकि कुछ दोनों को सांत स्वीकार करते है। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक 
मीन्काउस्की का आव्यूह, जो आपेक्षिकता के सिद्धांत मे प्रयुक्त है, दोनो को 
अनन्त प्रतिपादित करता है ।” 

(7) तुलनात्मक अध्ययन 


आहइन्स्टोन का विश्व और जेन-लोक 


आइन्स्टीन के वेलनाकार विश्व में आकाश को इस प्रकार वक्र माना 
गया है कि सम्पूर्ण विद्व एक बद्ध-आकार को धारण करने वाला और 
सान्‍त' बन जाता है। जैन दर्शन भी लोक-आकाश को वक्र तथा सान्‍्त 
स्वीकार करता है। 

आइन्स्टीन के विश्व में समग्र आकाश स्वयं सान्‍त और बद्ध हो जाता 
है, जबकि जेन दर्शन के अनुमार आकाश-द्रव्य तो अनन्त है; किन्तु लोक- 
आकाश सानन्‍्त और बद्ध है। अथवा यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि 
धर्मास्तिकाय, अधर्मा स्तिकाय--इन दो द्रव्यों की सान्‍्तता और बद्धाकारता के 
कारण लोक सानन्‍्त और बढद्धाकार हो जाता है । 

आइन्स्टीन के विश्व में समग्र आकाश अवगाहित है--भरा हुआ 
है--रिक्त नहीं है । आइन्स्टीन के ई० १९०५ के मूलभूत समीकरणों के 


._१. कोस्मोलो जीओल्ड एण्ड न्यू, पृ० २२९, में उद्धृत । 
२. बी नेचर ऑफ दी फिजिकल रियलिटो, प्ृ० १६३॥। 


२९० जैन दशेन और विज्ञान 


अनुसार तो अवगाहित पदार्थ के अभाव में क्राकाश का अस्तित्व ही नहीं रह 
जाता । 

घिश्व की वक्रता के विषय मे विदव-समीकरण के हल वैज्ञानिकों के 
सामने यह समस्‍या खड़ी कर देते है कि वक्ता धन है अथवा ऋण ? धन 
वक्रता वाला विश्व सान्‍्त और बद्ध तथा ऋण चक्रता वाला विश्व अनन्त 
और खुला पाया जाता है। आइन्स्टीन का विश्व धन वक्रता वाला है; अतः 
सान्‍त और बद्ध है। ऋण वक्ता वाले विध्व की सम्भावना भी विश्व- 
समीकरण के आधार पर हुई है । इस प्रकार धन और ऋण वक्ता के आधार 
पर क्रमशः सान्‍्त और बद्ध' तथा अनन्त और खले' विश्व की सम्मावना 
होती है । लोकाकाश की वक्रता धन और अनोकाकाश की ऋण मान लेने पर 
जैन दर्शन का विश्व-सिद्धान्त पुष्ट हो सकता है। इस प्रकार जैन विश्व- 
सिद्धान्त धन और ऋण वक्रता स्वीकार करने वाले विश्व-सिद्धान्त का 
समन्वय है । 

श्री जी० आर० जैन आइन्स्टीन के विश्व की ज॑न-लोक के साथ 
तुलना करते हुए लिखते है; “आइल्स्टीन वे. वेलनाकार विश्व-सिद्धान्त के 
अनुसार विश्व की आादि भी नही है । अन्त भी नहीं है, दूसरे शब्दों में यह 
“स्थिर इकाई' है । अब यदि हम विश्व को अनन्त (क्षेत्र की दृष्टि से) मान 
लेते हैं, तो इसकी 'स्थिरता' सम्भव नहीं हो सकती । क्योकि बसी स्थिति मे 
हम यह सोच सकते है कि अनन्त आकाहा अनेक विश्वों से भरा हुआ है और 
इनके आकर्षण के कारण अपना विध्व अनन्त आकाश में बिखर जाता है । 
इसलिए अपने विश्व की स्थिरता को टिकाने के लिए हमें यह मानना ही 
ही पड़ेगा कि धिव्व 'सान्‍्त' है। किन्तु दूसरी ओर गणितीय समीकरण 
सान्‍्त विश्व से परे शून्य आकाश के श्लस्तित्व को भसम्भव बताने है। 
इसलिए सारा आकाश ही 'सान्‍्त' है, जो कि विदव को भी सान्‍्त बनाता है । 

“इस तक की अपेक्षा मे जन दृष्टिकोण अधिक बुद्धिगम्य है। जैस 
विचारधारा के अनुसार विश्व (लोकाकाश) का स्थेयं॑ इसलिए बना रहता 
है कि इससे बाहर गति और स्थिति के मध्यम नही है। परिणामस्वरूप, 
जड़-पदार्थ या ऊर्जा इससे बाहर जा ही नही सकते, भर्थात्‌ विश्व की कुल 
ऊर्जा सदा अचल रह जाती है | दूसरी बात यह है कि जैन दर्शन आकाश को 
द्रव्य (सत्‌) मानता है; अतः लोकाकाश के परे असत्‌” नहीं किन्तु एक- 
मात्र आकाश का ही अस्तित्व होता है । इस प्रकार सभी बाधाएं निपुणता से 
दूर हो जाती हैं ।"' 

आइन्स्टीन के 'विश्व' सम्बन्धी विचारों के पक्ष एवं प्रतिपक्ष में वैज्ञा- 


१. कास्मोलोजी ओल्ड एण्ड न्यू, पृ० १२३-१२४। 


विश्व का परिमाण और आयु २११ 


निकों के द्वारा आलोचनाएं हुई हैं। इस प्रकार का विश्ब, जैसा कि पहले 
बताया गया, सरलतापूर्वक बुद्धिगम्य नहीं हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों ने 
उसे यह कह कर 'अकल्पनीय' बतायाहै कि यह “कल्पना करना शसम्भव है 
कि एक अद्भुत सीमा के बाद आकाश' का अस्तित्व न हो और गणितज्ञों के 
लिए भी सीमित आकाश की कल्पना करना अपनी बुद्धि का दिवाला 
निकालने के समान हो जाता है ।” अन्य प्रसिद्ध लेखको ने इसके सम्बन्ध में 
कहा कि “एक मर्यादा से परे “कुछ नही! होने की विचारधारा स्व-खण्डनात्मक 


। 7२ 
जन दर्शन के 'लोकानोक' के विश्व-सिद्धान्त मे और आइन्स्टीन के 
'सान्त और वक्र विश्व वाले सिद्धान्त' मे साइश्य अधिक है, वैसदृुश्य अल्प । 
स्थूछ रूप से इन तीन बातों में दोनों सिद्धान्तो मे बैसदृश्य लगता है-- 

१, जन दर्शन ममग्र आकाश को अनन्त मानता है, केवल लोकाकाश 
को सानन्‍्त मानता है ”/ आइन्स्टीन का सिद्धान्त समग्र आकाश को सान्‍्त 
मानता है । 

२. जन दर्शन का आकाश युक्लिडीय भी हो सकता है । आइन्स्टीन 
आकाश युक्लिडियेतर है । 

३. जन दर्शन लोकाकाह्य के आकार को वक्र स्वीकार करता है। 
आइन्स्टीत का समग्र आकाश वक्र (पारिमाषिक अथ मे) है । 

इन सब तक॑-वितर्कों से हम इतना तो कह सकते है कि जैन दर्शन का 
लोकाकाश और अलोकाकाश का विश्व-सिद्धान्त आइन्स्टीन के 'सान्‍्त किन्तु 
असीमित' भाकाश के विश्व-सिद्धान्त से अधिक बुद्धिगम्य व तके-संगत है । 

विश्व-सिद्धान्त के दूसरे पहलू काल के विषय में तो आइन्स्टीन का 
अभिमत और जैन दर्शन का मन्तव्य परस्पर मे पूर्ण सामंजस्य रखते हैं । 
दोनो ही सिद्धान्त विश्व को काल की दृष्टि से अनादि और अनन्त स्वीकार 
करते है। आइंस्टीन के विश्व मे काल विमिति का अनन्त तक व्याप्त होना 
और जैन दर्शन के विष्व-सिद्धांत मे काल की दृष्टि से लोकालोक का झनादि- 
अनन्त होना, एक ही तथ्य का उच्चारण है। “काल की दृष्टि से विश्व की 
शाइवतता' को प्रतिपादित करने वाले ये दो सिद्धात--वैज्ञानिक जगत्‌ में 
आइन्स्टीन का सिद्धांत और दाभनिक जगत्‌ में जैन दर्शन का सिद्धांत-- 
काल की दुष्टि से विद्व को सादि सान्‍्त मानने वाले अन्य वैज्ञानिक ओर 
दाशंनिक सिद्धांतों को एक बड़ी चुनौती है । 
विस्तारसान विश्व और जेन-लोकालोक 

जैन दर्शन के दृष्टिकोण से निम्न कारणों के झाघार पर विश्व- 


१, एक्सप्लोरिंग दी यूनिवर्स, ले० एच० बाड़, पृ० १६। 
२. फ्रोम युक्लिड टू एंडिग्टन, पू० १८८ । 


२६२ जैन दर्शन और विज्ञान 


आकाश का विस्तार होता सर्वथा असम्भव है : 

१. आकाश 'अगतिशील द्र॒बष्य है | 

२. आकाश एक अखण्ड द्रव्य है तथा क्षेत्र की दृष्टि से अनंत और 
असीम है। अर्थात्‌ ऐसा कोई भी स्थान नही है; जहां आकाश न हो । ऐसी 
स्थिति मे आकाश का विस्तार कंसे और कहा हो सकता है ? 

३. यदि आकाश को सानन्‍त भी मान लिया जाये, तो भी नाना प्रश्न 
खडे हो जाते है | जैसे--सान्त आकाश के परे क्या है ? यदि “कुछ' है, तो 
आकाश से किस प्रकार से भिन्न हे और वह कुछ विस्तारमान है या 
स्थिर ? यदि वह भी विस्तारमान है, तो 'किसमे' विरत॒त हो रहा है ? यदि 
उससे भी परे अन्य कोई तत्त्व है और उससे परे अन्य कोई तत्त्व, तो इस 
प्रकार अनवस्था दोष भा जायेगा । यदि वह 'कुछ' स्थिर है, तो आकाद को 
स्थिर मानने में क्या आपत्ति है ? दूमरे पक्ष मे यदि सान्‍त आकाश से परे 
कुछ नही है तो आकाश का विस्तार किसमें होगा ? क्‍योंकि 'कुछ नहीं में 
आकाश का विस्तार हो नही सकता। इस प्रकार थे सामान्य तके पर 
आधारित प्रश्न भी सुलभ नही पाते हैं । 

सुप्रसिद्ध सोवियत वैज्ञानिक व० मेजेन्ससेब ने लिखा है “ “लेमेन्न, 
एडिग्टन, मिलन बोंडी और दूसरे बुर्जुआ आदर्शवादी वैज्ञानिक यह बताते है 
कि “लाल स्थानान्तर” से ब्रह्माण्ड के फैलाव के बारे मे पता चलता है जो 
मानो सीमित नहीं है; बल्कि उसका सीमाबद्ध परिमाण है। इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि किसी समय अतीत मे ब्रह्माण्ड बिल्कुल छोटा था और 
एक ही 'जनक-परमाणु' से बना था । इस असाधारण ईश्वर रचित 'परमाण' 
में समी ग्रह, तारे और मदाकिनियां मूलरूप में निहित थी | इसके बाद 
पारमाणविक विस्फोट हुआ और छोटे-से ब्रह्माण्ड को टुकड़ें-टुकड़े कर दिया 
और 'जनक-परमाणु' के टुकड़े अब मदाकिनिया और विभिन्न ज्योतिषिडों के 
रूप मे चारों तरफ उड़ते फिरते है। लेमेत्र और मिलन ने तो यह भी हिसाब 
लगा लिया था कि कई लाख करोंड साल पहले ऐसा विस्फोट हुआ था और 
इसी काल को 'विद्वारम्म' समझना चाहिए । 

“ऐसे मिद्धांतों और सूत्रों का वैज्ञानिक दिवालियापन जाहिर है। 
वास्तव में अगर विश्वाकाश सीमित ही होगा, तो आदर्शवादियो द्वारा कथित्त 
वह सीमित ब्रह्माण्ड कहां है ? 

“लाल स्थानान्तर की प्रकृति की अभी तक सम्पूर्ण व्याख्या नही की 
गई है | जो भी हो, अगर यह घटना सचमृच ही मंदाकिनियों के फैलाव का 
नतीजा है, तो जहां पदार्थ की विचित्रता का कोई अन्त नही है और न हो 


१. विश्व और परमाणु, पृ० १४३-१४४ । 


विश्व का परिमाण और आयु २९३ 


सकता है, उस समस्त ब्रह्माण्ड में इस फेलाव का सम्बन्ध जोड़ना असम्भव है ।” 

होयल के स्थायी अवस्थावान्‌ विश्व-सिद्धात की विस्तृत चर्चा हम 
कर चुके हैं। इस सिद्धांत का मुख्य आधार निम्न दो बातें हैं :-- 

१. विश्व का विस्तार हो रहा है । 

२. विश्व में नया जड़ उत्पन्त हो रहा है | 

इस सिद्धात के परिणामस्वरूप ये दो तथ्य सामने आये हैं :-- 

३. विश्व काल की दुष्टि से अनादि और मनन्‍्त है । 

४. विश्व-आकाश अनन्त है 


जैन दर्शन का विश्व-सिद्धात इस विषय में निम्न चार तथ्यों को 
रखता है । 

१. आकाश द्रव्य अग॒तिशील हैँ; अतः: विश्व का विस्तार नही हो सकता । 

२. असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नही हो सकती । विश्व-स्थित द्वब्य की 

राशि अचल!” है । 

३. विश्व काल की दृष्टि से अनादि भौर अनन्त है । 

४ आकाश-द्रव्य अनन्त है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि 
पड-द्रव्यमय लोकाकाश सान्‍्त है । 

स्थायी-अवस्थावान्‌ विध्व-सिद्धात और जैन दर्शन के विश्व-सिद्धात 
की तुलना उक्त चार तथ्यों के आधार पर सरलता से हो सकती है। प्रथम 
दो बाते, जो कि स्थायी अवस्थावान्‌ विद्व-सिद्धांत का आधार है, जैत दर्शन 
स्वीकार नही करता । अन्तिम दो विचारों के विषय में जेन दर्शन और उक्त 
सिद्धांत में काफी सामजस्य दिखाई देता हैं । तीसरे तथ्य के विषय में तो 
दोनों ही में सम्पूर्ण ऐक्य है । चौथे तथ्य के निरूपण मे किचित्‌ भेद है | जैन 
दर्शन आकाश को अनन्त मानता हुआ भी निवासित आकाश (लोकाकाछ् ) 
को सान्‍त मानता है; जबकि 'स्थायी-अबस्थावान्‌ विश्व-सिद्धांत अनन्त 
आकाश में निवासित-अनिबासित का भेद नही करता । 

जैन दर्शन और होयल के सिद्धांत में दूसरे तथ्य का निरूपण पूववे- 
पश्चिम-सा हुआ है | असत्‌ से सत्‌ पदार्थ की उत्पत्ति! का निरूपण अत्यन्त 
अताकिक और अकल्पनीय प्रतीत होता है । आन्वीक्षिकी में यह एक सुप्नसिद्ध 
और सुप्रमाणित सत्य स्वीकार किया गया है कि भसत्‌ से किसी भी सत्त्‌ 
पदार्थ की उत्पत्ति नही हो सकती । किसी भी सत्‌ पदार्थ की उत्पत्ति का 
उपादान कारण 'सत्‌” ही होगा, चाहे वह किसी भी रूप में हो । 

यदि 'नये जड' से हम केवल “सहति” के ही उत्पादन का अर्थ ग्रहण 





१. चूकि सहति-शक्ति समीकरण के अनुसार दोनो एक ही सत्‌ की पर्याय 
हैं. यहां 'संहति' के साथ शक्ति (ऊर्जा, एनर्जी) का ग्रहण अपने आप हो 
जाता है । 





२९४ जैन वशेन और विज्ञान 


करते हैं, वो जैन दर्शन के साथ उक्त परिकल्पना की संगति बिठाई जा सकती 


| 
डे आाधुनिक वैज्ञानिक धारणाओं के अनुसार संहति को भूत का मौलिक 
गुण माना गया है, जबकि जैन दर्शन के अनुसार संहति पुद्गल का मूलभूत 
गुण नही है । सहति-शुन्य पदार्थ का अस्तित्व मानने से-- 
(क) प्रकाश के वेग से अधिक वेग सम्भावित होता है ।* 


(ख) नये जड़ की उत्पत्ति की परिकल्पना को संगत बनाया जा 
सकता है। 

स्कन्ध-निर्माण से पूर्व पुदूगल संहति-शून्य अवस्था मे अस्तित्ववान्‌ 
होता है । परमाणु-सन्धात से जब स्कन्ध-निर्माण होता है, तब संहति-यूण 
अस्तित्व मे जाता है ;' अत: विष्व-विस्तार से उत्पन्त रिक्तता को भरने के 
लिए यदि नये जड़ की उत्पत्ति की परिकल्पना की जाती है, तो उसका 
यही तात्पयं हो सकता है कि पहले से ही विद्यमान परमाणुओं के द्वारा अष्ट- 
स्पर्शी स्कन्धों का नवरननर्माण होता है। इस प्रकार, वस्तुतः 'नया जड़' 
उत्पन्न नही होता, पर सहति-शून्य भ्रवस्था में पहले से ही विद्यमान पुद्गल 
का रूपांतर सहतिमान्‌ अवस्था में हो जाता है । इसी प्रकार जहां विद्यमान 
जड़ के नाश की परिकल्पना की गई है, बहां भी यही तात्पयं हो सकता है 
कि संहतिमान्‌ अवस्था भे रहे पुद्गल-स्कंध संहति-शून्य अवस्था मे परिणत 
होते हैं। यदि आकाश-गंगाओं की गति का तात्पये समग्र विश्व का विस्तार 
न लेकर केवल कुछ आाकाश-गगाओ के एक-दूसरे से दूर जाना ही हो, तो 
स्थायी-अवस्थावान्‌ विश्व-सिद्धात जन दृष्टिकोण के साथ काफी संगत हो 
जाता है । विस्तार के बाद सकोच और सकोच के बाद विस्तार--इस रूप 
में आकाश-गगाओं की गति व॒प्रतिगति के क्रम की भी परिकल्पना की गई 
है । इसका तात्पयं यह हो सकता है कि आकाश-गगाओ की गति-प्रतिगति के 
साथ स्कन्ध-निर्माण के स्कन्ध-ध्वंस का क्रम चलता रहता हो और विस्तार से 
जनित रिक्तता व संकोच से जनित बहुलता की परिणति की पूर्ति होती रहती 
हो । इस प्रकार, अनन्त-काल तक ध्वंस-निर्माण के साथ-साथ स्थायी अवस्था 
बनी रहती हो । 

यह उल्लेखनीय है कि सन्‌ १६६४, जून में होयल के साथ भारतीय 
युवा वैज्ञानिक जयन्त बिष्णू मारलीकर ने गणितीय आधारो पर एक नया 
विश्व-सिद्धात श्रस्तुत किया है, जिसमें स्थायी-अवस्थावान्‌ विद्व-सिद्धांत को 
ही नया रूप दिया गया है । भ्रस्तुत संहतति-शून्य पदार्थ की परिकल्पना उक्त 


१. इसकी विस्तृत चर्चा हम अगले प्रकरण में करेंगे । 


२. चतु.स्पर्शी स्कनन्‍्धों में तो स्कन्धरवस्था मे भी संहति-शुन्य अवस्था ही 
रहती है । 


विश्व का परिमाण और आयु २९५ 


सिद्धांत के लिए काफी महत्त्वपूर्ण हो सकती है ।' 
आरोह-अवरोहशोल विश्व और अवसपिणी-उत्सपिणी 


“काल-प्रवाह के साथ विश्व-प्रक्रियाओ में आरोह-अबरोह आते रहते 
हैं--यह निरूपण वैज्ञानिकों के द्वारा 'स्वतः संचालित कम्पनशील वि६7*, 
'अति-परिवलीय विश्व” और “चक्रीय विश्व' के सिद्धांतों के रूप में किया 
गया है। दूसरी ओर जैन दर्शन के अवसपिणी-उत्सपिणी काल-चक्र का 
सिद्धात इसी तथ्य का निरूपण करता है। इनमे परस्पर कहां तक समानता 
हो सकती है, इसकी चर्चा उपयोगी होगी । 

स्वतः सचालित कम्पनशील विश्व की कल्पना बविश्व-विस्तार के 
सिद्धांत पर आधारित है; अतः जैन दर्शन का जो मतभेद विश्च-आकाश के 
विषय में “विस्तारमान विश्व-सिद्धांतः के साथ है, वह इसके साथ भी 
स्वाभाबिक रूप से हो ही जाता है। परन्तु काल के दृष्टिकोण से विश्व के 
निरूपण के विषय मे यह सिद्धात और जैन दर्शन एक-दूसरे के बहुत निकट 
आ जाते है। दोनों ही विश्व के अस्तित्व को अनादि-अनन्त स्वीकार करते 
हैं और काल-प्रवाह के साथ विश्व के आरोह-अवरोह का प्रतिपादन करते हैं । 

आइन्स्टीन के द्रव्य और शक्ति की समानता के नियम पर आधारित 
चक्रीय विश्व-सिद्धात की विरतृत चर्चा में हमने देखा कि किस प्रकार यह 
सिद्धांत विश्व को निर्माण और ध्वंस के अनन्त चक्रो में से गुजरने बाला कितु 
शाश्वत घोषित करता है । वैज्ञानिक जगव्‌ में यह एक ऐसा सिद्धांत है, जो 
जन दर्शन के कालचक्र-सिद्धात के साथ अधिकतम सामंजस्य रखता है । 
'चक्रीय विश्व-सिद्धांत' और “अवसर्पिणी-उत्सपिणी का सिद्धांत! स्थुल रूप से 
एक ही तथ्य का निरूपण करत है कि विश्व की प्रक्रियाओं में कारू-प्रवाह के 
साथ निर्माण और घ्वंस क्रश: होता रहता है और इत चत्रोीं के चलते रहने 
पर मी विषव का अस्तित्व अनादि अनन्त है । 

चबिक्रीय विश्व-सिद्धांत' के विषय में निम्न दो बाते उल्लेखनीय है-- 

१. यह सिद्धांत जिन परिकल्पनाओ पर आधारित है (जिनका 
संक्षिप्त विवेचन हम कर चुके हैं), वे ठोस प्रायोगिक और सैंद्धांतिक आधार 
पर निर्ित है। 

२. इस सिद्धांत के अन्तर्गत विश्व का केवल काल की दृष्टि से ही 


१. होयल-नारलीकर सिद्धांत की घोषणा से पूर्व ही संहत्ति-शुन्य पदार्थ के 
अस्तित्व की सभ्मावता का सकेत अन्तर्राष्ट्रीय प्राच्यविद्या सम्मेलन, 
दिल्‍ली मे ४ जनवरी, १९६४ को पढ़े गए “स्पेस एण्ड टाइम इन जेन 
सेटाफिज्क्स एण्ड सोडन फिजिश्स” शीषंक मुनि महेन्द्रकुमार के शोध- 
पत्र में किया जा चुका था । 


२९६ जैन दर्शन और विज्ञान 


निरूपण किया गया है, अतः विश्व-आकाश विस्तारमान है या स्थिर, इसके 
विषय में यह सिद्धांत कुछ भी नही कहता । 

अतिपरवलीय विश्व-सिद्धांत और स्वतः संचालित कम्पनशील विश्व- 
सिद्धांत में केवल इतना ही अन्तर है कि अतिपरवलीय विश्व-सिद्धात विश्व 
को काल की दुष्टि से अनादि-अनन्त मानता हुआ भी उसमे केवल एक 
संकोच-विस्तार की कल्पना करता है, जबकि स्वतःसचालित कपनशील विश्व 
में अनन्त संकोच-विस्तार की कल्पना की गई है; अत. स्वतः संचालित कंपन- 
शील विश्व के साथ जैन दर्शन के अवसर्पिणी-उत्सपिणी-सिद्धांत का जितना 
सादुश्य था, उतना अतिपरवलीय सिद्धांत के साथ नही है । 

डॉ० ज्योज गेमो का 'उद्धिकासी विध्व-सिद्धान्त' भी “अतिपरवलीय 
विश्व सिद्धान्त पर आधारित है। डॉ० गेमो ने 'उद्विकासी-विश्व' के प्रति- 
पादन मे एक मनोरजक कल्पना की है। सिकुडते हुए और विस्तृत होते 
हुए विश्व में काल-प्रवाह के साथ विद्व की अन्य प्रक्रियाओं पर क्‍या प्रभाव 
रहा होगा, इस विषय का निरूपण करते हुए डॉ० ग्रेमो लिखते हैं :' “जब 
विश्व सिकुड रहा था, तब क्‍या विश्व की सभी प्रक्रियाए उल्टे क्रम से 
चलती थी ? यह प्रइन हम अपनी कल्पना के बल पर अपने आपको पूछ 
सकते है । इससे आगे यह कल्पना भी कर सकते है कि क्‍या साठ से अस्सी 
करोड बर्ष पूर्व आप यह पुस्तक उल्टे क्रम से--अतिम पृष्ठ से प्रारम्म कर 
आदि पृष्ठ की ओर पढ़ रहे थे ? अथवा कल्पना को इससे भी क्षागे दोड़ाने 
पर यह प्रश्न भी हो सकता है कि क्‍या उस समय मनुष्य अपने मूह मे से 
पकाई हुई मुर्गी निकाल कर, अपने रसोईघर मे उसमे जीवन डालकर उसे 
बाहर खेत में भेजा करते थे; जहां वे मुगियां दुद्धाबस्था से युवावस्था और 
युवावस्था से बाल-अवस्था को प्राप्त होती हुई अत मे अण्डे का स्वरूप 
धारण कर लेती थी ? इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर केवल वैज्ञानिक 
आधार पर नही दिया जा सकता। वब्योंकि जब विश्व सिकुड़ता-सिकुड़ता 
उत्कृष्ट स्थिति को धाप्त हुआ था, तब विश्व-स्थित समस्त जड-राशि केवल 
एक छोटे से अणु के मीतर समाहित हो गई थी और इस प्रक्रिया के कारण 
संकोचमान-विश्व में 'कौन-सी क्रिया किस रूप में होती थी ? इसका सारा 
इतिहास ध्वरत हो गया ।/ 

डॉ० गेमो द्वारा किये गये इस निरूपण की समीक्षा जैन दर्शन के 
'कालचक्रीय-सिद्धान्त' के आलोक में करने से सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक की विचित्र 
कल्पनाओं का और प्रइनों का समाधान सहज रूप से मिलना सम्भव हो 
सकता है। प्रकृति की प्रक्रियाओं के उलटने का अथे पुस्तक को अत से शुरू 


१. वन, टू, थो “ इन्फिनिटी, पृ० ३३५ । 


विध्व का परिमाण और आयु २९७ 


कर आदि तक पढ़ना' और 'मुंह से मुर्गी निकाल कर मुर्गी का ह्वास होकर 
अण्डे में प्रविष्ट होना” आदि नही है । किन्तु उसका अर्थ होता है--पुद्गल 
के वर्ण, गन्ध, रस और स्पशं-- इन मूल गुणों की पर्यायों में हानि-श्द्धि होना 
और इसके परिणामस्वरूप ही मनुष्यों के आयुष्य, ऊचाई', अस्थि-सरूया 
आदि जोवन से सम्बन्धित प्रक्रियाओं मे अवसपिणी काल मे उत्तरोत्तर हवा 
और उत्सपिणी काल मे उत्तरोत्तर विकास होता रहता है । 


सादि विश्य-सिद्धान्त और जेन दर्शन 


सादि-विदव-सिद्धान्तों के विषय में एक बात ध्यान देने योग्य यह है 
कि क्या ये सिद्धान्त (विश्व के अस्तित्व मात्र को 'सादि' स्वीकार करते हैं, 
अथवा “विद॒व' की वतंमान या विशेष अवस्था को ? यदि वे केवल विश्व की 
बतंमान या विशेष अवस्था का 'ऑआरम्भ' स्वीकार करते है, तो यह स्वयं 
स्वीकृत हो जाता है कि बिश्व का अस्तित्व तो अनादि है ही; केवल विश्व 
की अवस्था का परिवतंन कोई निश्चिचत काल पूर्व हुआ था | ऐसी स्थिति मे 
जैन दर्शन के साथ इन सिद्धान्तो का अधिक बैषम्य नही रह जात्ता । किन्तु 
यदि वे विश्व के अस्तित्व मात्र के ही आरम्भ का प्रतिपादन करते हैं, तो जेन 
दर्शन के अनुसार बह तकं-संगत नही होता । 
एबे लेम॑त्रे के सिद्धान्त के विरोध मे जैन दर्शन वही तर्क उपस्थित 
करता है कि जिस अदभुत अणु्‌ में से विश्व का जन्म हुआ, उस अणु का 
अस्तित्व अनादि है या सादि ? यदि उसको अनादि माना जाये, तो “विश्व! 
भी अनादि हो जाता है । यदि उसको 'सादि' माना जाये, तो उसका उपादान 
कारण कुछ औौर मानना पड़ेंगा। अब चूंकि असत्‌ उपादान से सत्‌ की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती; अतः उस अणू का उपादान कारण भी सत्‌ होना चाहिए । 
इसको यदि सादि माना जाये तो उसी भ्रकार उपादान कारणो की परम्परा 
चलने पर 'अनवस्था-दोष' उत्पन्न हो जाता है; अतः कही-न-कही “अभनादि« 
१. जैन दशेन के कालचक्र-सिद्धान्त में प्राणियों की ऊंचाई आदि का जो 
निरूपण किया गया है, उसकी पुष्टि कुछ एक आधुनिक वैज्ञानिक खोजो 
द्वारा हुई है । एक पुरातत्त्व अन्वेषण-युगल डॉ० लूई लीके और श्रीमती 
मेरी लीके ने पू्रे अफ्रीका से टांगानिका मे आज से २० लाख बषं पूर्व 
के मनुष्य एवं पशुओं के कुछ मवशेषो की खोज की है। उनके अनुसार 
उस युग में रहने वाली भेड़ के सींग १५ फीट लम्बे थे तथा एक वक्षी 
की लम्बाई दो मंजिल मकान जितनी थी, जिसके अंडे 'बाउलिग' गेंद से 
मी बड़े होने चाहिए। देखें, रोडर्स डाइजेस्ट, अप्रेल १९६४ मे 7 
शत णा पज0 कांगांणा$ इरद्द्ा5 3280 270 ज्ाड ए0०प0रएशाजंणाड 


शीर्षक लेख । 


२९८ जैन दर्शन और विज्ञान 


उपादान' स्वीकार करना ही पड़ता है, जो विश्व को मूलत: अनादि बना 
देता है । 
सान्‍्त विश्व-सिद्धान्त और जैन दृष्टिकोण 

विश्व के अस्तित्व का एक समय अंत आ जायेगा'--इस सिद्धान्त 
का निरूपण मुख्यत. उष्णता-गति-विज्ञान के दूसरे नियम पर आधारित है । 
इस सिद्धान्त के प्रतिपादन के विपय में निम्न छ बातों की ओर ध्यान देना 
आवश्यक है : 

१. इस विद्धान्त के अनुसार “विश्व-स्थित जड़ राशि (शक्ति रूप 
एव द्रव्य रूप) शून्य आकाश में विलीन हो रही है ।” इस निरूपण का अर्थ 
होता है कि विद्व को जड-राशि का नाश हो रहा है, किन्तु द्रव्य और शक्ति 
की सुरक्षा के नियम” के अनुसार विश्व की जड़-राशि शाइवबत काल के लिए 
अचल रहती है। इस प्रकार उक्त सिद्धान्त इस नियम के साथ असंगत है । 
'द्रब्य और शक्ति की सुरक्षा का नियम विज्ञान का मूलभूत आधार माना 
गया है। जेन दर्शन के 'परिणामी-नित्यत्व-वाद' के दृष्टिकोण से भी यह 
निरुषण सम्यग्‌ नही लगता । 

२. दूसरी ध्यान देन योग्य बात है--इस विषय मे सर जेम्स जीन्स 
का सुभाव । सर जेम्स जीन्स के अनुसार, 'यह सर्वथा कल्पनीय है कि 
विशेष प्रकार को आकाशीय स्थिति मे उष्णता-गति-विज्ञान का यह (दूसरा) 
नियम सही न हो |” परिणामस्वरूप 'विश्व का अत है यह निरूपण गलत 


हो जाता है । 
इसी तथ्य का स्पष्ट निरूपण एडिग्टन के शब्दों में इस प्रकार मिलता 


है : ' वैज्ानिक दशंन मे यह साधारणतया माना हुआ तथ्य है कि प्रकृति के 
नियमो द्वारा किसी शारवत सत्य का प्रतिपादन नहीं होता; केवल हमारे 
सीमित अनुभव में आने वाली प्रक्रियाओं के लिए ही उनका सत्य होना 
सम्भव है | इससे आगे ये सबंदा और सत्र सत्य है--ऐसा विधान करने 
का हमे कोई अधिकार नहीं है । 

३. तीसरा महत्त्वपूर्ण तक उक्त सिद्धान्त के विरोध में यह है कि 
उष्णता-गति-बिज्ञान का दूसरा नियम स्वय कहा तक प्रमाणित है, यह चर्चा- 
स्पद विषय है । 

४. इस सिद्धान्त की संदिश्घता का चौथा प्रमाण है--'उष्णता गति- 
विज्ञान! के प्राचीन भसापेक्षवादी (70०ग्रन८भाआ॥0) निरूपषण और 
तवीन सापेक्षवादी निरूपण का वेषम्य । 

५. प्रस्तुत सिद्धान्त का ठोस विरोध विश्व के पुननिर्माण की कल्पना 
प्र आधारित 'चक्रीय-विश्व-सिद्धान्त' ने किया है । 

६. सान्‍्त विश्व-सिद्धान्त बस्तुत: तो केवल इतना हीं प्रतिषादन करता 


बिएव का परिमाण और आयु २९९ 


है कि एक निश्चित समय के बाद विश्व-स्थित अन्त्रोषी उत्कृष्टतम स्थिति को 
प्राप्त कर लेगी । किन्तु उस अवस्था में विश्व के अस्तित्व” का भी नादा हो 
जायेगा, यह किस प्रकार कहा जा सकता है ? विषव की उत्कृष्टतम अन्त्रोपी 
वाली दशा में भीन केवल विदव का अस्तित्व बना रहेगा, किन्तु उसके 
पुननिर्माण की सम्भ।वना भी रह जयेगी । कुछ वैज्ञानिको का यह प्रतिपादन 
कि 'उप्त स्थिति मे काल स्वय समाप्ति को प्राप्त होगा' गलत है । इसके 
अतिरिक्त आधुनिक विज्ञान के प्रायः सभी सिद्धान्त--चक्रीय विद्व-सिद्धान्त, 
स्वत: संचालित कम्पनशील विष्व-सिद्धान्त, स्थायी अवस्थावान्‌ विश्व- 
सिद्धात, उद्विकासी विश्वर्नसदवन्त--विश्व की काल विमिति को बनादि- 
अनन्त स्वीकार करते है; जन दर्शन भी यही प्रतिपादन करता है । इस प्रकार 
ये सभी सिद्धान्त इस सिद्धान्त के विरोध मे है । यदि उक्त सिद्धान्त को सही 
मान लिया जाये, तो मी वह विश्व की बतंमान व्यवस्थित अबस्था का करत 
आ जायेगा'-- इस रूप तक ही सीमित रह जाता है । 'विश्व-अस्तित्व का 
अत' या 'विश्व की काल-विमिति का अत--इस प्रकार का प्रतिपादन उक्त 
सिद्धान्त से फलित नही होता । 


निष्कष॑ का नवनीत 

१. वर्तमान में विज्ञान-जगत्‌ मे विश्व-सम्बन्धी एक भी ऐसा सिद्धांत 
नहीं हैं जो निविवादतया सबके द्वारा स्वीकृत हो | जन वर्शन एफ सर्वागीण 
ओर व्यवस्थित विश्व-सिद्धान्त इस प्रहेलिका के समाधान के रूप में प्रस्तुत 
फरता है । 

२. विज्ञान-जगत्‌ मे 'आकाश” और “विश्व के बीच मे कोई अन्तर 
नही है | इसके परिमाण के विषय मे दो मत हैं : 

१. विश्व (आकाश) .सान्‍्त है । 

२. विश्व (आकाश ) अनन्त है । 

जेन दर्शन विध्व और आकाश को स्वंधा एक नही मानता | विश्व! 
को 'आकाश' का एक भाग सानता है। इसके अनुसार : 

१. आकाश (सम्पूर्ण) अनन्त है । 

२. विश्व (लोकाकाश ) सान्‍्त है । 

३- अलोकाफाश अनन्त है ।' 


१. इसको सांकेतिक रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है : 
आकाश --लोक +- अलोक 
शआकाह ---अनन्त 
लोक--सान्त 
भलोक--अनन्त 


३०० जैन दर्शन और विज्ञान 


३. विश्व सान्‍त है या अनन्त ?” इस प्रश्न को सुलझाने के लिए 
वेज्ञानिक 'भाकाश की वक्रता' की कल्पना करते हैं। 

जन दर्शन इसका समाधान--( १) ऋण-घन ईथर और (२) आकाश 
के विभागीकरण के निरूपण से करता है । 

४. 'विरतारमान विश्व' का सिद्धान्त यद्यपि विज्ञान-जगतू मे अधिक 
से अधिक मान्यता प्राप्त हो रहा है, फिर भी इसका स्थान 'असंदिग्ध” नही 
है । 

जैन दर्शन के आधार पर लोकाकाश का विस्तार असमव है; 
वह आकाशीय पिण्डों की गति की समावना से इन्कार नही करता । 

५. विज्ञान-जगत्‌ के अधिकांश सिद्धान्त और जैन दर्शन, मानते है 
कि विश्व काल की दृष्टि से आदि-रहित और अन्त-रहित है । 

६. वैज्ञानिकों का चक्रीय बिश्व-सिद्धान्त और जेन दर्शन का 'काल- 
चक्र' का सिद्धान्त परस्पर अधिक साम्य रखते है । 

७. भौतिक विज्ञान का म्लभूत सिद्धान्त 'द्रब्य और शक्ति की सुरक्षा 
का नियम और ज॑न दर्शन का मौलिक सिद्धान्त 'परिणामी-नित्यत्ववाद' एक 
ही तथ्य का उच्चारण करते हैं कि अनन्त परिणमनों के होते हुए भी पदार्थ 
शाइवत है । 

यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि जैन दर्शन के विश्व-सिद्धान्त की 
तकं-संगतता आज के वैज्ञानिकों को प्रभावत करने वाली है । निम्न तथ्य 
विशेषत: ध्यातव्य हैं : 

१. आकाश एक वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता है; किन्तु पुदगल (मंटर) 
से भिन्‍न है ॥ 

२. आकाश लोक और अलोक के रूप मे विभाजित है । 

३. विदव (लोकाकाष्ठ ) का आकार 'त्रिशरावसम्पुट' होने के कारण 
वन्नतायुक्त है । 

१९६५ 

४. विश्व का परिमाण (वाल्युम) किसी भी रूप में ६०४ 
घन माइलों से कम नही है । 

५. अलोकाकाश अनन्त है । वह रिक्त होते हुए भी असत्‌ 
(अवास्तविक ) नहीं है । 

६. लोकाकाश में धर्मास्तकाय और अधर्मास्तिकाय नामक दो द्रव्य 
(7१८७॥७४) है, जो कि गति और स्थिति के असाधारण माध्यम है । 
अलोकाकाश मे इनका अभाव होने से वहां कोई अन्य द्रव्य न तो है और त 
जा सकता है । 

७. आकाध्ष-द्रब्य अगतिशील है । 


विश्व का परिणाम और आयु ३०१ 


<. सभी पदार्थ (सत्‌ ) द्रब्यत्व की अपेक्षा से शाइवत्त-अनादि-- अनन्त 

हैं; अत: विश्व मी शाइवत है । 

९, विश्व के विशेय क्षेत्रों में उत्सपिणी-अवसर्पिणी कालचक्र का 
प्रवरत्तंत होने से प्रकृति की प्रक्रियाओं मे आरोह-अबरोह होते 
रहते हैं । 

अरतु, आज के इस यन्त्र-प्रधान युग में, दीघंक्राय दूरवीक्षणयंत्र" 

(टेलिस्कॉप ), रेडियो-दूरवीक्षणयंत्र. सूक्ष्मवीक्षणयंत्र (माइत्रोस्कोप), वर्णपट 
मापक यंत्र (स्पेक्ट्रोमीटर) आदि यथार्थतम मापने वाले यन्त्रों से सुसज्जित 
वेधशालाओं एवं प्रयोगशालामो के होते हुए भी यदि वैज्ञानिक विष्व- 
प्रहेलिका को नही सुलझा पाये है, तो उस युग में जबकि इन साधनों का 
सर्वेथा अभाव था, जेन दाशंनिकों ने बिद्॒ब की सान्तता', “आकाश 
और काल की अनन्तता, “गति-स्थिति माध्यमों (ईथरों) की वास्तविकता 
विश्व का निश्चित परिमाण और आकार, पदार्थ में परिणामी-नित्यत्व धमं, 
कालचक् के प्रवर्तन के साथ प्रकृति के परिवतंन आदि तथ्यों का विवेचनपूर्वक 
और असीम निःचलता से किस प्रकार प्रतिपादन किया, यही प्रश्न जिज्ञासा- 
शील मनुष्य को इन्द्रिय-प्रत्यक्ष की छोटी तल्‍रूया से निकाल कर आत्म-प्रत्यक्ष 
के लहलहाते महासागर की ओर भाकने को उत्कण्ठित कर देता है । 
अभ्यास 
१, जैन दर्शन के अनुसार विश्व के आकार और परिमाण की चर्चा करें । 
२. जैन दर्शन के काल-च क्रीय सिद्धात को विस्तार से समझाइए । 
हे. भापेक्षिकता के सिद्धांत से पृव और पश्चात्‌ कालीन वैज्ञानिकों द्वारा 
बिदव के परिमाण को क्रिस प्रकार समझाया गया ? 
४. विस्तारमान विद्व का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करे । 
५. वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत विश्व की आदि और अन्त' सम्बन्धी सिद्धांतों 
को समभाते हुए उनके वेज्ञानिक आधारो को स्पष्ट करें । 
६. जन दर्शन के विश्व के परिमाण-सम्बन्धी विचारों की आइन्स्टीन के 
एतद्विषयक विचारों के साथ तुलना करें | 
७. सादि सान्‍्त विष्ठव-सिद्धातों का जेन दर्शन के आधार पर खडन करें । 
८. जैन दर्शन और विज्ञान के 'अनादि-अनन्त विश्व-सिद्धांतों' की तुलना 
करे । 
९. जैन दर्शन के कालचक़ीय सिद्धांत का वैज्ञानिक आधारों पर मूल्यांकन 
करें । 
१. माउण्ट विलसन की वेधशाला में ६० इंच और माउण्ट पैलोमेर की 
वेधशाला में २०० इंच की दीघंता के काच से युक्त दूरवीक्षण यंत्र का 
उपयोग होता है । 


८. जेन दर्शन और विज्ञान में पुदूगल 


(क) जेन दर्शन में पुदूगल 


पुदूगल” शब्द जेन दर्शन का पारिभाषिक छाब्द है। जो वर्ण, स्पर्श, 
गन्ध और रस--इन गुणों से युक्त है, वह पुदूगल है। पुदूगल का आधुनिक 
पर्यायवाची शब्द जड अथवा भौतिक पदार्थ हो सकता है। किन्तु ऊर्जा, जो 
कि वस्तुत: जढ का ही रूप है, पुदूगल के अन्तर्गत आ जाती है । 

छह द्रब्यों में जीव को छोडकर शेष पाचों ही द्रव्य अजीव है; पुदूगल 
भी अजीव है । वह चैतन्य-गुण से रहित है। पुद्गल के सूक्ष्मतम अविभाज्य 
अंश को प्रमाण कहा जाता है। विश्व (लोकाकाश) में परमाणुओं की 
सख्या अनन्त है और प्रत्येक परमाणु स्वतन्त्र इकाई है । जब ये परमाणु 
परस्पर जुड़ते हैं, तब 'स्कन्ध' का निर्माण होता है। स्कन्ध में दो से लेकर 
अनन्त परमाणु हो सकते हैं। लोकाकाश के जितने भाग को एक परमाणु 
अबगाहित करता है, उतने भाग को प्रदेश” कहा जाता है। किन्तु पुदुगल 
की स्वामाविक अवगाहन-संकोच-शक्ति के कारण लोकाकाश के एक प्रदेश मे 
“अनन्त-प्रदेशी” (अनन्त परमाणुओं से बना हुआ) स्कन्‍्ध ठहर सकता है । 
समभ्र लोकाकाश में (जो कि असंख्यात प्रदेशात्मक है) अनन्त अनन्त प्रदेशी' 
स्कन्ध विद्यमान है । इस प्रकार द्रव्य-संख्या की दृष्टि से पुदगल द्रव्य अनन्त 
है, क्षेत्र की दृष्टि से स्वतृत्र परमाणु एक प्रदेश का अवगाहन करता है और 
स्वतन्त्र स्कन्ध एक से लेकर असख्यात प्रदेशों का अबगाहन करता है तथा 
समग्र पुदूगल द्रव्य समस्त लोक में व्याप्त है, काल की दृष्टि से अनादि और 
अनन्त हैं; स्वरूप की दृष्टि से वर्ण, स्पर्ण आदि गुणों से युक्त, चेतन्य-रहित 
और मूतं है। 
पुब्गल का नामकरण/परिन्ाबा 

पुद्गल शब्द की व्युत्पत्ति है-पुदू--गल। पुद--पूरण अर्थात 
संघात यानी संयुक्त होना (पिश्वंणा) और गलर-गलन अर्थात्‌ भेद यानी 
वियुक्त होना (१$807) । केवल वह पदार्थ ही पृदगल है जिसमें संश्लिष्ट 
और विश्टिलष्ट होने की क्षमता है । छह द्वव्यों में केवल पुद्गल द्रब्य मे ही 
यह क्षमता है, अन्य पांच द्रव्यों मे नहीं । जो द्रव्य प्रति समय मिलता-गलता 
रहे, बचता-बिगड़ता रहे, टूटता-जुड़ता रहे; वह पुदगल है । 


जैन दर्शन और विज्ञान में पुदगरू ३०३ 


पुदगल के लाक्षणिक गुण हैं--स्पण, रस, गन्ध और वर्ण । इन गुणों 
के कारण पुदगल मूर्त (इन्द्रिय-प्राह्म) बनवा है । ये गुण केवल पुद्गल-द्रव्य 
में ही होते हैं, अन्य पांच द्वब्यो में नही । इसलिए णेष पांच द्रव्य अमूर्त या 
अरूपी होते हैं । पुदूगल द्रव्य रूपी या इन्द्रिय-ग्राह्म होने का तात्पयें केबल 
यह नहीं कि वह चल्षु-ग्राह्म है, पर सभी इन्द्रियों द्वारा ग्राह्म है। अर्थात्‌ 
पुदू्गल की विलक्षण पहिचान यह है कि वह छुआ जा सकता है, चखा जा 
सकता है; संघा जा सकता है और देखा भी जा सकता है । इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि स्पर्श रस, गंध मौर वर्ण--ये चारों ही गुण सभी पुदुगलों में 
प्रकट या अप्रकटरूप में एक साथ विद्यमान होते ही हैं । 


पुद्गल के लाक्षणिक गुण और गुणों को पर्याय 


वर्ण के मूल पांच प्रकार टै--काला, नीला, लाल, पीला, एवेत । 

गंद के मूल दो प्रकार है--सुगंघ और दुर्गंध । 

रस के पांच प्रकार है--मीठा, कटु, खट्टा, कस ला, तिक्त । 

स्पर्श के आठ प्रकार हैं--शोत, उष्ण; स्निग्ध, रूक्ष; गुरु, लघु; मृदु, 
कठोर । 

वर्ण, गंध, रस और स्पशें->ये पुदूगल के गुण है। कृष्ण आदि पांच 
रंग वर्ण-गुण की पर्याय है; सुग्ंंध-दुर्गेध गध गृण की पर्याय हैं; इसी प्रकार 
मधुर आदि पांच तथा शीत आदि आठ क्रमश: रस और स्पर्श गुण की पर्याय 
है । इस प्रकार चार गुणो की २० पर्याये है। हम गृण को नही जानते बल्कि 
उसकी पर्याय को जानने है| जैसे--स्पर्श गुण नही जाना जा सकता, अपितु 
शीत या उष्ण पर्याय का ज्ञान हम कर सकते है। पर्याय बदलती रहती है, 
पर गुण सदा बना रहता है ' जंसे--स्पर्श गुण सदा बना रहता है, पर शीत 
का उष्ण या उष्ण का शीत के रूप में पर्याय-परिवतंन घटित होता रहता है; 
हम इन्हीं पर्यायों को जानते रहने है । जैसे गुणों की पर्याय होती है, वेसे 
द्रव्य की पर्याय भी होती हैं। सभी द्र॒ग्यों की अनन्त पर्यायें होती है । 
पुद्गल-द्रव्य की अनन्त पर्यायों मे से कुछ विशिष्ट पर्यायों की चर्चा करेंगे--- 


पुद्गल फी विशिष्ट पर्याय 


१. शब्द--एक स्कन्ध के साथ दूसरे स्कंध के टकराने या किसी स्कंधघ 
के टूटने से जो ध्वनि रूप परिणाम उत्पन्न होता है, उसे शब्द कहते है । 
शब्द कर्ण/श्रोत्रेन्द्रिय का बिषय है । परमाणु शब्द उत्पन्न नहीं कर सकता । 
वैशेषिक दर्शन में शब्द को आकाश द्रव्य का गुण माना गया है, पर जैन दर्शन 
के अनुसार वह आकाश का गुण नही, वरन्‌ पुदूगल की पर्याय है | इस 
मान्यता के समर्थन में अनेक तके दिए गए है । 


३०४ जैन दर्शन और विज्ञान 


उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के मुख्य दो प्रकार हैं--. वेल्लसिक--- 
स्वाभाविक या प्राकृतिक--जैसे बादलों का गजता | २. प्रायोगिक--प्रयत्न- 
जत्य । प्रायोगिक के दो प्रकार हैं--१. माषात्मक २. अमाषात्मक । पहले 
प्रकार में मतुष्य, पशु-पक्षियों आदि की घ्वनियां आती हैं। दूसरे प्रकार में 
प्रकृति-जन्य और वाद्य-यंत्रों से उत्पन्न होने वाली घध्वनियों का समावेग होता 
है । 

माषात्मक णब्द के दो भेद हैं--१. अक्षरात्मक २. अनक्षरात्मक । 
पहले वर्ग भें ऐसी घ्वनियां आती है जो अक्षरबद्ध की जा सके औौर लिखी 
जा सके ! दूसरे वर्ग में रोने-चिल्लाने, खासने-फुसफुसान, आदि की तथा 
पशु-पक्षियों आदि की ध्वनियां बानी हैं, जिन्हें अक्षरबद्ध नहीं किया जा 
सकता । 


अभापात्मक के दो भेद हैं--१. वैस्नसिक, २ प्रायोगिक | वाद्य-यंत्रों 
से उत्पन्न होने वाली ध्वनियां दूसरे बगगे में हैं। इनके चार प्रकार हैं--तत, 
वितत, घन, सुषिर । 


१. तत-जो ध्वनि चर्म-तनन आदि झमिल्लियों के कम्पन से उत्पष्न 
होती है। जैसे--भेरी, तबला, ढोजक आदि आधात वाद्य (एशएडशंगा 
[08प्॥0॥85) . 


पा 


२. वितत--वीणा आदि तुंत्रिन्यंत्रों (आ7708 वंपधनणा7८१5) में 
तंत्री (तार) के कम्पन से उत्पन्न ध्वनि । जैसे--वीणा, तम्बुरा, सीतार 
आदि । 

३. घन--घण्टा अांदि ठोस (घन) द्रग्यों के झ्भिधात से उत्पन्न 
ध्वनि । जैसे--घधण्टा, ताल भादि । 

४. सुषिर -बसी आदि मे रहे रिक्तस्थान में रहे वायु-प्रतर के कपन 
से उत्पन्न ध्वनि । जैसे--बंसी, शंख आदि । 


एक भन्य अपेक्षा से एब्द के तीन भेद भी किए जाते है--१. जीव 
शब्द, २. अजीव हदब्द, ३. भिश्र शब्द । 


जैन दर्शन और विज्ञान में पुदूगल ३०५ 


शब्द 





| 


वेखसिक प्रायोगिक 


| | 


भापात्मक अभाषात्मक 


| 


| 
अक्षरात्मक अनक्षरात्मक । 
| 


0.5 ॥  «६॥ 


तत वितत धन शुष्र 





२. बन्ध ([0507) 


बन्ध' शब्द का अर्थ है बंधना, जुडना, मिलना, सयुक्त होना । दो या 
दो से अधिक परमाणुओं का भी बन्ध हो सकता है और दो या दो से अधिक 
स्कंधों का भी । इसी तरह एक या एक से अधिक परमाणुओं का एक या एक 
से अधिक स्कंधो के साथ भी बन्ध होता है। पुदुगल-परमाणुओं (कार्मण 
वरंणाओं ) का जीव द्रव्य के साथ भी बध होता है । 

बध की एक विशेषता यह है कि उसका विधटन या विखण्डन या अंत 
अवद्यभ्मावी है; क्‍योंकि जिसका प्रारम्भ होता है, उसका अंत भी अवध्यमेव 
होता है। एक तियम यह भी है कि जिन परमाणुओं या स्कधो का परस्पर 
बंध होता है, वे परस्पर सम्बद्ध रह कर भी अपना-अपना स्वततन्र अस्तित्व 
कायम रखते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ दूध और पानी की भांति 
अथवा रासायनिक प्रतिक्रिया से सम्बद्ध होकर भी अपनी पुृथक्‌ सत्ता नही 
खोता । उसके परमाणु कितने ही रूपान्तरित हो जाएं फिर भी उनका अपना 
स्वतत्र ग्रस्तित्व कायम रहता है । 

यह तो स्पष्ट है कि पुद्गल द्रव्य सक्रिय है और जो सत्रिय होता है 
उसका टूटते-फूटते रहना, जुडते-मिलते रहना स्वाभाविक ही है । हां, उसमें 
कोई-न-कोई कारण निमित्त के रूप में अवश्य होता है; उदाहरणार्थ मिट्टी के 
अनेक कर्णो का बन्ध होने पर घड़ा बनता है | इसमें कुम्हार निमित्त है| 
द्रव्य की अपनी रासायनिक प्रक्रिया भी बंध का कारण बन जाती है | कपूर 
भादि के सम्मिलन से बनी हुई अमृतधारा और उद्जन (हाइड्रोजन) आदि 
वातियों (गैसों) के मिलने से बना हुआ जल ऐसी ही प्रक्रियो के प्रतिफल हैं। 

जैनाचार्यों ने बन्ध की शभ्रक्तिया का अत्यन्त सूक्ष्म विश्लेषण किया है । 
यद्यपि बिज्ञान इस विश्लेषण को अपने प्रयोगों द्वारा पूर्णतः सिद्ध नहीं कर 


३०६ जैन दर्शन और विज्ञान 


सका है तथापि इसकी वैज्ञानिकता में कोई संदेह नही है । परमाणु से स्कंघ, 
स्कंध से परमाणु और स्कंध से स्कध किस प्रकार बनते है इस विषय में हम 
मुख्यत: चार तथ्य पाते हैं-- 

१. स्कंघों की उत्पत्ति कभी भेद से, कभी संघात से और कभी भेद- 
संघात से होती है । स्कंधों का विघटन भर्थात्‌ कुछ परणाणुओ का एक स्कीधच 
से विच्छिन होकर दूसरे स्कथ मे मिरू जाना भेद कहलाता है। दो स्कंधों का 
संघटन या सयोग हो जाना संघात है और इन दोनों प्रक्रियाओं का एक साथ 
हो जाना भेद-संघात है । 

२. परमाणु की उत्पत्ति केवल भेद-प्रक्रिया से ही सभव है । 

३. पुदूगल मे पाये जाने वाले स्निग्ध और रूक्ष नामक दो गुणों के 
कारण ही यह प्रक्रिया संभव है । 

४ बंध की प्रक्रिया में संघात से उत्पन्न स्निग्धवा अथवा रूक्षता मे से 
जो भी गुण अधिक परिमाण में होता है, नवीन स्कथ उसी गुण-रूप मे 
परिणत होता है। उदाहरण के लिए एक न्कंघ पन्द्रह स्निग्धगुणयुक्त स्कंघ 
भीर तेरह रूक्षगुणयुकत स्कथ से बने तो वह नवीन स्कंध स्निग्ध गुणरूप 
होगा | आधुलक विज्ञान के क्षेत्र मे मी हम देखते है कि यदि किसी परमाणु 
में से ऋणाण (इलेक्ट्रान) निकाल लिया जाए तो वह धन-विद्युद्‌ आवेशित 
(पॉजीटिव्हती चाज्ड) और यदि एक ऋणाणु जोड़ दिया जाए नो वह 
ऋणाणु-विद्युद्‌ आवेशित (निगेटिब्हली चाज्डे) हो जाता है| 


३. भेद (7530॥) 


स्कँत्रों का विघटन अर्थात्‌ कुछ परमाणुओ का स्कंध से विच्छिक्न 
होकर अलग हो जाना अन्तरंग और बहिरग--इन दोनों प्रकार के निमित्तों 
से स्कधो का मनेक स्कंधों भथवा परमाणुओं के रूप में विच्छन्न होना भेद 
कहलाता है । 

भेद के भी दो प्रकार है - १. वैज्नसिक २. प्रायोगिक । 

बेसिक भेद--किसी भी पौदूगलछिक स्कध का स्वाभाविक विघटन 
बेख सिक भेद कहलाता है । उदाहरणार्थ--बादलों का विघटन | वाय्‌, वर्षा, 
जल-प्रवाह आदि नेसगिक परिबजों द्वारा होने वाला विघटन भी इस कोटि 
में समातिष्ट है । आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से रेडियो क्रियात्मक तत्त्वों मे 
से विकिरण का उत्सज॑न भी वैसमिक भेद का स्पष्ट उदाहरण है। 

निमित्त की विबिधताओं के कारण भेद के पांच या छह प्रकार होते 
हैं-+- 

१. उत्कर--फाडता । मूंग आदि पदार्थों को दाल के रूप में दो भागों 
से फाड़ना या विभाजित करना | 


जैन दर्शन और विज्ञान में पुदूगल ३०७ 


२. चर्ण--पीसना । गेहूं आदि पदार्थों को पीसकर आटा बनाना । 

३. खंड- टूकड़े करना। लोह आदि पदार्थों को तोड़कर टूकड़े 
करना । 

४. प्रतर--तहों या परतों (49५925) में विभाजन करना | अबरक 
आदि पदार्थों की परत उतारना । 

५. अनुतटिका--दरार पड़ना । काच दिवार आदि पदार्षों में दरार 
डालना । 

सवाथंसिद्धि के अनुसार भेद के छह प्रकार इस रूप में मिलते हैं-- 

१. उत्कर--करौत आदि से जो लकडी आदि को चिरा जाता है। 

२. चर्ण गेहू भादि का जो सत्तु (आदि) या कनक आदि बनती है। 

३. खण्ड--प्रट आदि के जो कपाल (यानी ठीकरा या ठीकरी) और 
शकरा (कंकरा) आदि टूकड़े होते हैं । 

४. चूणिका--उड़द था मुंग आदि का जो खण्ड (दाल के रूप मे) 
किया जाता है । 

भू. प्रतर--मेघ के जो अलग-अलग पटल आदि होते हैं। 

६- अनुचटण--तपाए हुए लोहे के गोले आदि को धन आदि से पीटने 
पर जो स्फुर्लिंगें तिकलते है । 
(४) सोक्ष्म्य और (५) स्थौल्य 

सुक्मता--सुक्ष्मता का अथं है छोटापन | यह दो प्रकार की है। 

अन्त्य सुक्ष्मता और आपेक्षिक सूक्ष्मता । अन्त्य सूक्ष्मता परमाणुओं में ही पायी 

जाती है और आपेक्षिक सूक्ष्मता दो छोटी-बड़ी वस्तुओं में तुलनात्मक दृष्टि 
से पायी जाती है । 

स्थलता--स्थूलता का अथे बड़ापन है। वह भी दो प्रकार का है: 
अन्त्य स्थूलता जो महास्क्रन्ध मे पायी जाती है और आपेक्षिक स्थूलता जो 
छोटी-बडी वस्तुओों मे तुलनात्मक दृष्टि से पायी जाती है । 

दूसरी भपेक्षा से स्थूछता और सूक्ष्मता की परिभाषा इस प्रकार भी 
की जा सकती है-- 

जो किसी दूसरे पदार्थ को न रोक सके और न ही स्वयं किसी से 
रुक सके, अथबा एक-दूसरे भे ससा कर रह सके या एक दुूसरे-में-से पार हो 
जाए उसे सूक्ष्म कहते हैं; तथा जो पदार्थ दूसरे को रोके अथवा दूसरे से रुक 
जाए, एक-दूसरे मे न समा सके न पार हो सके वह स्थल कहलाता है । 

कोई पदार्थ पूर्णतः सुक्ष्म है, कोई कम सूक्ष्म है, कोई पूर्णतः स्थल है, 
कोई कम स्थल है। जो किसी से भी किसी प्रकार भी न रुके और प्रत्येक 
पदार्थ में समा कर रह सके वह पूर्ण सुक्म है । जो हर पदार्थ से रुक जाए 
तथा किसी में भी समा कर रह न सके और किसी में-से भी पार न हो सके 


३०६ जैन दर्शेन और विज्ञान 


सका है तथापि इसकी वैज्ञानिकता में कोई सदेह नहीं है । परमाणु से स्कध, 
स्कंच से परमाणु और स्कंध से स्कध किस प्रकार बनते है इस विषय में हम 
मुख्यतः चार तथ्य पाते हैं-- 


१. स्कंघों की उत्पत्ति कभी भेद से, कभी संघात से और कमी भेद- 
संघात से होती है । स्कधों का विघटन भर्थात्‌ कुछ परणाणुओ का एक स्कंध 
से वििछन होकर दूसरे स्कंध में मिल जाना भेद कहलाता है। दो स्कंधों का 
संघटन या सयोग हो जाना सघात है और इन दोनों प्रक्रियाओं का एक साथ 
हो जाना भेद-सघात है । 

२. परमाणु की उत्पत्ति केवल भेद-प्रक्रिया से ही सभव है । 

३. पुदूगल मे पाये जाने वाले स्तिग्ध और छूक्ष नामक दो ग्रुणों के 
कारण ही यह प्रक्रिया संभव है । 

४ बंध की प्रक्रिया में सघात से उत्पन्न स्निग्धता अथवा रूक्षता में से 
जो भी गुण अधिक परिमाण में होता है, नवीन स्कध उसी गुण-रूप मे 
परिणत होता है। उदाहरण के लिए एक स्कंध पन्द्रह स्निग्धगुणयुक्त स्कघ 
ओर तेरह रूक्षगुणयुकक्‍त स्कघ से बने तो वह नवीन स्कंध रिनग्ध गुणरूप 
होगा । आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र मे भी हम देखते है कि यदि किसी परमाणु 
में से ऋणाण (इलेक्ट्रान) निकाल लिया जाए तो वह धन-विद्युद्‌ आवेशित 
(ऐॉजीटिव्हती चाज्ड) और यदि एक ऋणाणु जोड़ दिया जाए तो वह 
ऋणाणु-विद्युद्‌ आवेशित (निगेटिग्हली चाज्ड) हो जाता है 


३. भेद (5807) 


स्कंग्रों का विघटन अर्थात्‌ कुछ परमाणुओं का स्कध से विच्छिन्न 
होकर अलग हो जाना अन्तरग और बहिरंग-- इन दोनो प्रकार के निमित्तों 
से स्कथों का अनेक स्कंधों अथवा परमाणुओं के रूप में विच्छन्न होना भेद 
कहलाता है । 

भेद के भी दो प्रकार है - १. वेल्लसिक २. प्रायोगिक । 

वेखसिक सेद--किसी मी पौदगलिक स्क्रंध का स्वाभाविक विघटन 
वेख्नसिक भेद कहलाता है । उदाहरणाथे--बादलों का विघटन । वायु, वर्षा, 
जल-प्रवाह आदि नेसर्गिक परिबलों द्वारा होने वाला विघटन भी इस कोटि 
में समातरिष्ट है । आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से रेडियो क्रियात्मक तत्त्वों में 
से विकिरण का उत्सरजंन भी वेससिक भेद का स्पष्ट उदाहरण है । 

निमित्त की विविधताओ के कारण भेद के पांच या छह़ प्रकार होते 
हैं-- 


१. उत्कर--फाडना । मूंग आदि पदार्थों को दाल के रूप में दो भागों 
में फाड़ना या विभाजित करना । 


जैन दर्शन और विज्ञान में पुदूगल ३०७ 


२- चर्ण--पीसना । गेहूं आदि पदार्थों को पीसकर आटा बनाना । 

३. खंड-- टूकड़े करना। लोह आदि पदार्थों को तोड़कर टूकड़ं 
करना । 

४. प्रतर--तहों या परतों (8925) में विभाजन करना । कबरक 
आदि पदार्थों की परत उतारना । 

५. अनुतटिका--द रार पड़ना । काच दिवार आदि पदार्थों में दरार 
डालना । 

सवायंसिद्धि के अनुसार भेद के छह प्रकार इस रूप में मिलते हैं-- 

१. उत्कर--क रोत आदि से जो लकड़ी आदि को चिरा जाता है। 

२. चर्ण - गेहूं भादि का जो सत्तु (आदि) या कनक आदि बनती है। 

३. खण्ड--घट आदि के जो कपाल (यानी ठीकरा या ठीकरी) और 
शकेरा (कंकरा) आदि टूकड़े होते हैं । 

४. चूणिका--उड़द या मुंग आदि का जो खण्ड (दाल के रूप में) 
किया जाता है । 

५. प्रतर--मेघ के जो अलग-अछग पटल आदि होते है। 

६. अनुचटण--तपा ए हुए लोहे के गोले आदि को धन आदि से पीटने 
पर जो स्फुलिंगें निकलते है । 
(४) सौक्षष्य और (५) स्थोल्य 

सुक्ष्मता--सूक्ष्मता का अथं है छोटापन। यह दो प्रकार की है। 

बन्त्य सूक्ष्मता और बापेक्षिक सूक्ष्मता । अन्त्य सुक्ष्मता परमाणओं में ही पायी 

जाती है और आपेक्षिक सूक्ष्मता दो छोटी-बड़ी वस्तुओं में तुलनात्मक दृष्टि 
से पायी जाती है । 

स्थूलता--स्थुलता का अथे बडापन है। वह भी दो प्रकार का है : 
अन्त्य स्थुलता जो महास्कन्ध मे पायी जाती है और बआ्रापेक्षिक स्थूलता जो 
छोटी-बडी वस्तुओ मे तुलनात्मक दृष्टि से पायी जाती है । 

दूसरी अपेक्षा से स्थूलता भौर सूक्ष्मता की परिभाषा इस प्रकार भी 
की जा सकती है-- 

जो किसी दूसरे पदार्थ को न रोक सके और न ही स्वयं किसी से 
रुक सके, अथवा एक-दूसरे भे समा कर रह सके या एक दूसरे-में-से पार हो 
जाए उसे सूक्ष्म कहते हैं; त्था जो पदार्थ दूसरे को रोके अथवा दूसरे से रुक 
जाए, एक-दूसरे में न समा सके न पार हो सके वह स्थल कहलाता है। 

कोई पदाधथे पूर्णवः सूक्ष्म है, कोई कम सूक्ष्म है. कोई पूर्णत: स्थल है, 
कोई कम स्थल है । जो किसी से भी किसी प्रकार मी न रुके और प्रत्येक 
पदार्थ में समा कर रह सके वह पूर्ण सूक्ष्म है। जो हर पदार्थ से रुक जाए 
तथा किसी में भी समा कर रह न सके और किसी में-से भी पार न द्वो सके 


३०८ जैन दर्शन और विज्ञान 


वह पूर्ण स्थल है। जो किसी से रुक जाए भौर किसी से नहीं तथा किसी में 
समा जाए और किसी में नहीं. अथवा किसी-में-से पार हो जाए और किसी- 
में से नहीं, वह कम सूक्ष्म तथा कम स्थल है भर्थात्‌ उसमें सूक्ष्मता तथा 
स्थूलता दोनों मिले हुए हैं । 

इस प्रकार उत्कृष्ट स्थुल का नाम है सस्थुल-स्थूल', मध्यम स्थूल 
का नाम 'स्थुल' और जघन्य स्थूल का नाम है *“स्थूल-सूक्ष्म! (पहले स्थूल, 
फिर सूक्ष्म) । इसी प्रकार उत्कृष्ट सूक्ष्म का नाम है सूक्ष्म-सूक्ष्म', मध्यम 
सूक्ष्म का नाम है सूक्ष्म और जधघन्य सूक्ष्म का नाम है सूक्ष्म-स्थूल' (पहले 
सूक्ष्म, फिर स्थल) । इन्हीं नामों को उत्कृष्ट स्थूलता से क्रमपूर्वक घटाते- 
घटाते उत्कृष्ट युक्ष्मता-पर्यन्त यदि गिना जाए तो यों होगा--उत्कृष्ट स्थूछ, 
मध्यम स्थुल, जधन्य स्थुल, जघन्य सूक्ष्म, मध्यम सूक्ष्म, उत्कृष्ट सूक्ष्म, या 
स्थुल-स्थुल, स्थूल, स्थुन-सूक्ष्म, सृक्ष्म-स्थूल, सूक्ष्म, सुक्ष्म-सूक्ष्म । 

वह पदार्थ जो किसी दूसरे में न तो समा सकता है, न किसी दूसरे 
में-से आर-पार हो सकता है, न स्वयं अपनी स्थिति तथा शक्ल बदल सकता 
है, जहां रख दिया जाए वहां ही ज्यों-का त्यों पडा रहता है, वह 'स्थुल- 
स्थुल' पुद्गल स्कन्ध है । इस प्रकार पृथ्वी अर्थात्‌ सभी र्टोटी या बड़ी ठोस 
बस्तुए इस श्रेणी मे भा जाती है। वे पदार्थ जो सबमें तो नही पर किसी 
पदार्थ मे समा सके और किसी पदार्थ से आर-पार हो सके, स्वय अपनी 
स्थिति तथा शक्ल भी बदल सके, जहां उसे रखा जाए वहां ही ज्यीं-की-त्यों 
पडा रहता है, वह स्थूल-स्थूछ' पुद्ूगल स्कन्ध है । इस प्रकार प्थ्वी भर्थात्‌ 
सभी छोटी या बडी ठोस वस्तुए इस श्रेणी मे भरा जाती है। वे पदा्थे जो 
सबमें तो नहीं पर किसी पदाथ॑ में समा सर्के और किसी पदार्थ से आर-पार 
हो सके, स्वयं अपसी स्थिति तथा शक्ल भी बदल सके जहां उसे रखा जाए 
वहा ही ज्यों-की-त्यो पड़े न रह सके, जिन्हें टिकाने के लिए बहुत कुछ 
साधनों की सहायता लेनी पड़े, तथा जिन्हे तोडने पर पुन. स्वय मिल जाएं, 
वे सब स्थूल' पुद्ूगल स्कन्ध है| इस प्रकार जल तथा वायु तत्त्व इस श्रेणी 
में जा जाते हैं। वह पदार्थ जो कुछ अन्य पदार्थों मे से आर-पार हो सके, 
तथा जिसे किसी प्रकार भी पकड़ कर रखा न जा सके, बह स्थूल-सूक्ष्म पदार्थ 
है, जैसे प्रकाश; क्योंकि यह शीशे मे-से आर-पार हो जाता है। स्पर्शनेन्द्रिय 
का जो विषय गर्मी-सर्दी, रसनेन्द्रिय का जो विषय स्वाद, श्राणेन्द्रिय का 
जो विपय गन्ध और कर्णेन्द्रिय का जो विषय शब्द, ये चारों प्रकार के पदार्थ 
'सुक्ष्म-स्थूल' है । 

यहां तक के सर्व पदार्थ तथा विषय तो हम सबको प्रत्यक्ष है; परन्तु 
इससे आगे की श्रेणी मे स्थुलता बिलकुल नहीं रह जाती और इसलिए वे 
हमारी इन्द्रियों के विषय भी नही बन सकते । वे हर पदाथ्े में-से आर-पार 


जैन दर्शन और विज्ञान में पुद्गल ३०९ 


भी हो जाते है। ऐसे पदार्थ सूक्ष्म कहलाते हैं। गाज के भौतिक विज्ञान 
द्वारा खोजने पर चुम्बक की किरणें तथा रेडियों की तरगें इस श्रेणी में ग्रहण 
की जा सकती है; क्योंकि ये हर पदार्थ मे-से आर-पार होने की शक्ति रखती 
है, और इन्द्रियो द्वारा किसी प्रकार भी इनका ग्रहण नहीं किया जा सकता; 
परन्तु आगम के अनुसार कार्मण बर्गंणाएं इस कोटि में आती हैं। 
कार्मण वर्गणा एक प्रकार का सूक्ष्म पुदूगल स्कन्ध है, जो इन्द्रियों द्वारा 
प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता | स्वय परमाण्‌ 'सूक्ष्म-सूक्ष्म' पुदूगल है, जिससे 
सूक्ष्म अन्य कोई पुदुगल संभव नहीं । 


(६) संस्थान (आकार) 


सस्थान का अर्थ है जञाकार--रचना-विशेष । सस्थान भी पुद्गल का 
एक गहत्त्वपूर्ण पर्याय है जिसके कारण त्रि-आयामात्मक आकाश मे पुदूगल 
अवगाहन कर सकता है । सस्थान अनन्त प्रकार के हो सकते हैं। मौठे तौर 
पर जसे दो प्रकार में बांदा जा सकता है--इत्थं सस्थान, अनित्थ॑ं संस्थान । 
जिसके विषय में यह संस्थान इस प्रकार का है” ऐसा निर्देश किया जा सके 
वह 'इत्थ लक्षण सस्थान है। उसके मुख्य पाच प्रकार है--१. वृत्त-- 
गोलाकार २. त्रिकोणाकार ३. चतुष्कीण ४. आयत ५. परिमण्डल-- 
बलयाकार । 


मेघ आदि के आकार जो कि अनेक प्रकार के हैं ओर जिनके विषय 
में 'यह इस प्रकार का है । ऐसा नही कहा जा सकता, वह अनित्थं लक्षण 
संस्थान है। 


(७) प्रकाश ओर (८) अंधकार 


प्रकाश और अन्धका र--दोनों ही प्रुदूगल के ही परिणमन है। प्रकाश 
पुद्गल की पर्याय है जिसके निर्मित्त से प्राणी देख सकते है। अंधकार 
भदृश्यता का कारण है और यह भी पुद्गल की ही पर्याय है । जैन दर्शन ने 
अधकार को प्रकाश का केवल अभाव नही माना है। 

प्रकाश का वैज्ञानिक विवेचन इस प्रकार है--वह्‌ चाहे सूर्य का हो, 
चाहे दीपक का, निरन्तर गतिशील है । वैज्ञानिकों ने लोक (ब्रह्माण्ड) में 
घूमने वाले आकाशीय पिण्डों की गति, दूरी आदि को मापने के लिए प्रकाश- 
किरण को ही अपना माप-दण्ड मान रखा है; क्योंकि उसकी गति सदा 
समान है । प्रकाश में पहले मार नहीं माना गया था, लेकिन अब यह सिद्ध 
हो चुका है कि वह एक शक्ति का भेद होते हुए भी भारवान है । वैज्ञानिको 
मे यह भी पता छगाया है कि प्रकाश विद्युत-चुम्बकीय तक्त्त है। बह एक 
वर्गमील क्षेत्र पर प्रत्ति मिनिट आधी छटाक मात्रा में सूर्य से गिरता है ॥ 


३१० जैन दर्शन ओर विज्ञान 


ताप 

ताप को हम उष्णता कह कर समभ सकते हैं| इसे पुद्गल के उष्ण 
स्पर्श गुण का पर्याय कहा जाना चाहिए; तभी ताप का विवेचन पूर्णतः 
वैज्ञानिक दृष्टि से होगा । 

परमाणु में घनाणु और ऋणाणु निरन्तर गतिशीरू रहते है और 
इसी तरह अण्‌ में स्वयं परमाणु ओर अणु-गुच्छकों में अणू निरन्तर गतिशील 
रहने है। यही आंतरिक गति जब बहुत बढ जाती हे और सूक्ष्म कण परस्पर 
टकराते हुए इधर-उधर दौडने लगते हैं तब बे ताप के रूप में दिखने लगते 
हैं । 

जैन सूत्रकारों ने क्रातप, उद्योत और प्रममा के रूप में प्रकाश के तीन 
प्रकार बताए है । 

आतप--सूर्य, अग्नि आदि का उष्ण प्रकाश । उसमे ऊर्जा का 
अधिकांश ताप-किरणों (॥८४६ 78५8) के रूप मे प्रगट होता है । 

उद्योत--चन्द्रमा, जुग्नु आदि का शीतत प्रकाश | उसमे ऊर्जा का 
अधिकांश प्रकाश-किरणों (॥209॥ 729५8) के रूप मे प्रगट होता है, ताप का 
पूर्ण अभाव या अल्प मात्रा होती है ! 

प्रभा--र॒त्न आदि प्रकाश देनेवालों पदार्थों से निकलनेवाले प्रकाश 
को प्रभा कहते हैं । 

तम (अन्धकार )--जो देखने में बाघक हो और प्रकाश का विरोधी 
हो बह भन्धकार है | 

कुछ जेनेतर दाशंनिकों ने अन्धकार को कोई वस्तु न मान कर केवल 
प्रकाश का अभाव माना है पर यह उचित नहीं । यदि ऐसा मान लिया जाए 
तो यह भी कहा जा सकेगा कि प्रकाश भी कई वस्तु नही है, वह तो केवल 
तम का अभाव है। विज्ञान भी अन्धकार को प्रकाश का अभावरूप न मान 
कर पृथक वस्तु मानता है। विज्ञान के झनुसार अन्धकार में भी उपस्तु 
किरणों (इंफ्रारेड हीट रेज) का सद्भाव है जिनसे उल्लू और बिल्ली की 
भाखें तथा कुछ विशिष्ट अचित्रीय पट (फोटोग्राफिक प्लेट्स) प्रभावित होते 
हैं। इससे सिद्ध होता है कि अन्धकार का अस्तित्व दृ्य प्रकाश (विजिबिल 
लाइट) से पृथक है । 

छाया--प्रकाश पर आवरण पड़ने पर छाया उत्पन्न होती है। 
प्रकाश-पथ में अपारदर्शक वस्तुओं (ओपेक बॉडीज) का आ जाना आवरण 
कहलाता है । छाया को अन्ध॒कार के अन्तगंत रखा जा सकता है और इस 
प्रकार वह भी प्रकाश का अभाव रूप नहीं अपितु पुद्गल की पर्याय सिद्ध 
होती है । 

विज्ञान की दृष्टि मे अणुवीक्षों (लेंसों) और दर्पणों के द्वारा निर्मित 


जैन दर्शन भौर विज्ञान में पुदुगल ३११ 


प्रतिबिम्ब दो प्रकार के होते है, वास्तविक और अवास्तविक । इनके निर्माण 
की प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ये ऊर्जा/प्रकाश के ही रूपांतर हैं। ऊर्जा ही 
छाया (शेडो) और वास्तविक (रिअल) एवं अवास्तविक (वर्चुअल) प्रति- 
बिम्बों (इमेजों) के रूप मे लक्षित होती है। व्यक्तिकरण पढ्ठियों (इंटर- 
फेरेन्स बेंड्स) पर यदि एक गणनायंत्र (काउंटिंग मशीन) चलाया जाए तो 
कालीपट्टी (डार्क बैंड) में-से भी प्रकाश-वैद्युत रीति से (फोटो-इलेक्ट्रिकली ) 
ऋणाणुओं (इलेक्ट्रोन्स) का नि:सरित होना सिद्ध होता है। तात्पर्य यह कि 
काली पट्टी केवल प्रकाश के अभावरूप नही, उसमें भी ऊर्जा होती है और 
इसी कारण उससे विद्युदणु निकलते हैं । काली पट्टियों के रूप मे जो छाया 
होती है वह भी ऊर्जा का ही रूपातर है । 

वर्गीक रण--प्रकाश-पथ में दपंणो (मिरसे) और अणवीक्षों (लेसेस) 
का आ जाता भी एक प्रकार का आवरण ही है। इस प्रकार के आवरण से 
वास्तविक और अवास्तविक प्रतिबिम्ब बनते है। ऐसे प्रतिबिम्ब दो प्रकार 
के होते है, वर्णादि विकार परिणत ओर प्रतिबिम्बमात्रात्मक | वर्णादि 
विकार परेणत छाया मे विज्ञान के वास्तविक प्रतिबिम्भ लिए जा सकते है, 
जो विपयेस्त (इन्वर्टंड) हो जाते है और जिनका परिमाण (साइज) बदरू 
जाता है। थे प्रतिबिम्ब प्रकाण-रश्मियों के वस्तुत. मिलन से बनते है और 
प्रकाश को ही पर्याय होने से स्पष्टतः पौद्ग लक है। प्रतिबिम्बमात्रात्मिका 
छाया के अन्तर्गत विज्ञान के क्रवास्तविक प्रतिबिम्ब (वर्चुअल इमेजेज) रखे 
जा सकते है, जिनमे केवल प्रतिविब ही रहता है, प्रकाश-रषिमियों के मिलने 
से ये प्रतिबिम्ब नहीं बनते । 

विद्युत (बिजली )--विद्युत्‌ को हम साधारणतः: घन-विद्युत और 
ऋण-विद्युत्‌ दो रूपों मे देखते है । ये होनो ही पुद्गल-पर्याएं है और दोनो 
का वैज्ञानिक मूलाधार एक ही है । 

वैज्ञानिक दृष्टि से विद्युत के दो रूप हैं-धन और ऋण । धन का 
आधार उद्युत्कण (प्रोटॉन) और ऋण का आधार विद्युत्कण (इलेक्ट्रान) है । 
इस सिद्धात के अनुसार विश्व का प्रत्येक पदार्थ विश्यन्मय है | 

रेडियो-क्रियातत्त्य (रेडियो एक्टिविटी--जब किसी परमाण (एटम) 
से किसी कारणवश उसके मूलभूत कण, विद्युत्तण और उद्युत्तण, पृथक्‌ होते 
है तब बम फटने की तरह धड़ाके की आवाज होती है, साथ ही उससे एक 
प्रकार की लौ निकलती है जो प्रकाश की तरह आगे-भागे बढ़ती चली जाती 
है । इसी के प्रसारण को रेडियो-क्रियातत्त्व या किरण-प्रसारण (रेडिएश्न) 
कहते हैं । 

आधुनिक विज्ञान के १०३ तक््व--वेज्ञानिकों ने पुदगल की कुछ ऐसी 
पर्यायों का पता लगाया है, जो अपनी एक स्वतन्त्र जाति रखती है भौर 


३१२ जैन दर्शन और विज्ञान 


जिनमें किसी अन्य जाति का मिश्रण स्वमावतः नहीं होता । ऐसी अमिश्चवित 
जाति की पुद्गल-पर्यायों को ही विज्ञान में तत्व कहा जाता है । 

जुन दर्शन को इस १०३ की सख्या से भी कोई आपत्ति नहीं । ये 
१०३ तत्त्व केवल पुदगल द्रव्य की ही पर्याय है । 

अणबमभ--पहले वैज्ञानिकों की मान्यता थी कि उनका तथाकथित 
परमाणु टूटता नही, विच्छिन्न नहीं होता; लेकिन धीरे-घीरे उनकी यह 
मान्यता खण्डित होती गयी । धीरे-धीरे यह मी अन्वेषण हुआ कि परमाणुक्ों 
के बीजाणुओ की इकाई में अपार शक्ति भरी पडी हैं। उन्होने यह भन्वेषण 
भी किया कि यूरेनियम नामक तत्त्व के परमाणुओं का विकिरण हो सकता 
है । इन्ही सब अन्वेपणों के आधार पर अणबम को जन्म मिला। यूरेनियम 
तत्त्व, जिसके परमाणुओं के विकिरण से अण-विस्फोट होता है, पुद्गल-द्रव्य 
की पर्याय है; अतः यह सब पुद्गल द्रव्य का ही चमत्कार है। 

उबजन बसम--उदजन बम का सिद्धांत अणूबम के सिद्धात से ठीक 
विपरीत है । अणुबम अणुओं के विभाजन (75507 ) का परिणाम है जबकि 
उदजन बम उनके संयोग (िषंणा) का । यह भी स्पष्टतः पुदूगल की ही 
पर्याय है । 

रेडियो/देलीग्राम आदवि-रेडियो, टेलीग्राम, ट्रांजिस्टर, टेलीफोन, 
टेली प्रिटर, बेता र-का-ता र, ग्रमोफोन और टेप-रिकार्डर आदि अनेक यन्त्र 
आज विज्ञान के चमत्कार माने जाते हैं; पर इन सबके मूलभूत सिद्धांत पर 
दुष्टिपात करने से हम इसी निष्कर्ष पर आते हैंकि यह सब शब्द की अद्भुत 
शक्ति और तीब्गति का ही परिणाम है और शब्द पुदूगल की ही पर्याय है । 
सचमुच पुदगल के खेल अद्मुत और बनन्‍त है । 

टेलीविजन--जैसे रेडियो यन्त्र-गृहीत शब्दों को विद्युत्प्रवाह से आगे 
बढ़ा कर सहस्नो मील दूर ज्यों-का त्यों प्रकट करता है, वंसे ही टेलीविजन 
भी प्रसारणणशील प्रतिच्छाया को सहख्रो सील दूर ज्यों-का-त्यों व्यक्त करता 


है । 

जैन शास्त्रों मे बताया गया है कि विश्व के प्रत्येक मृत्ते पदार्थ से 
प्रतिक्षण तदाकार प्रतिच्छाया निकलती रहती है झौर पदार्थ के चारों ओर 
भागे बढ कर विह्व भर में फल जाती है। जहां उसे प्रभावित करने वाले 
पदार्थो--दर्पषण, जल आदि का योग होता है, वहां वह प्रभावित भी होतो 
है। टेलीविजन का आविष्कार इसी सिद्धांत का उदाहरण है; अतः 
टेलीविजन का अल्तर्भाव पुद्यल की छाया नामक पर्याय में किया जाना 
चाहिए । 

एक्स-रेज---एक्स-रेज्‌ भी विज्ञान-जगत्‌ का एक महत्त्वपूर्ण एवं 
चमत्कारपूर्ण आविष्कार है। प्रकाश-किरणों की अबाध गति एवं अत्यन्त 


जैन दर्शन और विज्ञान में पुदगल ३१३ 


सूक्ष्मता ही इस आविष्कार का मूल है; अत: एक्स-रेज्‌ को पुद्गल की प्रकाश 
नामक पर्याय के अन्तर्गत रखना ही उचित है । 

अन्य--विश्व में जो कुछ भी छूत्ते, चखने, सूघने, देखने और सुनने 
में आता है वह सब पुदूगल की पर्याय है। प्राणिमात्र के शरीर, इन्द्रिय 
और मन बादि धुद्गल से ही निर्मित हैं। विश्व का ऐसा कोई मी प्रदेदा 
--कोना नही है, जहा पुदुगल द्रव्य किसी-त-किसी पर्याय में विद्यमान न 
हो । 


(ख) पुद्गल का सामान्य स्वरूप 
(१) पुद्गण अस्तिकाय है 


प्रत्येक पौदूगलिक पदार्थ अनेक अवयवों का समूह है, तथा आकाश- 
प्रदेशों में फेलता है (अवगाहन करना है।) इसलिए वह अस्तिकाय है । 
पुदूगल स्कन्घ संझ्यात अथवा अनन्त प्रदेशों से बनता है। इसका आधार 
उसकी संरचना है । एक स्वतन्त्र परमाणु के कोई विभाग नही होते । 

पुद्गल का आकाश-प्रबेशों में अवगाहुन--संख्यात, असंख्यात, अनन्त 
प्रदेशी स्कंधों द्वारा आकाश का अवगाहन एक प्रदेश से असंख्यात प्रदेश तक 
होता है। आकाश के अवगाहन में अवगाढ़ आकाश्-प्रदेशों की संख्या स्कंध के 
परमाणुओ की संख्या से अधिक नहीं हो सकती । उदाहरणाथ---१०० 
परमाणुओं से निर्मित स्कंध जिसे सौ-प्रदेशी स्कंघ कहा जाता है जघन्यत: 
एक आकाश-प्रदेश का अवगाहन कर सकता है, पर उत्कृष्टतः १०० भाकाश- 
प्रदेशों मे ही फेल सकता है, उससे अधिक मे नहीं । अनन्त या अनन्‍्त-अनंत 
अनन्त प्रदेशी स्कंध की उत्कृष्ट गवगाहना मी असांख्यात प्रदेश ही हो सकती 
है । अनन्त नहीं । यह इसलिए संमव है कि पुदुगल में सपीड्यता का अद्भुत 
गुण होता है जिसकी बदोलत असंख्यात प्रदेश जितने आकाश में भी अनन्तानंत 
परमाणुओं का स्कंध समाविष्ट हो जाता है । जेन दशेन की यह मान्यता आधु- 
तिक विज्ञान के इस अविष्कार के साथ सुसंगत होती है कि अणु का ९९.९७% 
संहति (द्रब्यमान या 77855) आण्विक नाभिक (770८05) में समाविष्ट हो 
जाता है । जबकि नाभिक पूरे अणु का <ठठःठ5ठठठटै555 55555 में भाग 
जितना आकाश अवगाहन करता है | 
(२) पुशइ्गल सत्‌ ओर द्रव्य है 


वह सत्‌ है, इसलिए वह परिवर्तनशील भी है और नित्य मी है । 
प्रत्येक क्षण में होनेवाले पुद्गल के पर्यायों के परिवर्तत के दो कारण होते 


१. किसी भी स्कंघ का अविभाज्य एंश प्रदेश” कहलाता है।॥ वह एक 
परमाणु जितना होता है । 


३१४ जैन दर्शन और विज्ञान 


है--१. आंतरिक परिणमनशील संरचना; २. अन्य सत्‌ (पदार्थों) के 
साथ पारस्परिक प्रतिक्रिया | जैन दर्शन इस बात पर बल देता है कि पुदगल 
के ये अनन्त पर्याय काल में घटित होने वाली 'घटनाए' है, किन्तु पुदगला- 
स्तिकाय द्रव्य है, इसलिए उसका द्रब्यत्व एवा 'कालातीत सातत्य' या 
अविच्छिन्न सत्त्व' है; किन्तु काछू मे घटित होने वाली घटना नहीं । 
(३) पुदगल नित्य, अविनाशी है--तस्वान्तरणोष नहीं है 

नित्यत्व एवं अतत्त्वान्त रणीयता (7070थाश्ग्पाध्का।9) ये दोनों 
गुण पुदुगल-सहित सभी द्रव्यों मं होते है। इसलिए पुदूगल के लिए निम्न- 
लिखित बिशेषण प्रयुक्त हुए है--काल की अपेक्षा से पुदूगल अतीत में था, 
वरतेमान में है और मविष्य में होगा । दूसरे शब्दों मे कहे तो अनादि भत्तीत 
काल में जितने पुद्गल-परमाणु थे, वर्तमान में उतने ही हैं और अनन्त 
भविष्य में भी उतने ही रहेंगे । पुद्गल-द्रव्य की अपनी मौलिकता यथावत्‌ 
बनी रहती है | पुदू्गल नियत, शाश्वत, ध्रुव, अक्षय, अव्यय, अवस्थित और 
नित्य है | संक्षेप में हम कह सकते है कि सतत परिणमवशील होते हुए भी 
पुद्गल अपरिवतंनीय (अतत्त्वान्तरणीय) है । 

पुदु्गल सदा पुदुगल रहता है, उसका अन्य (वद्रब्यों) मे रूपांतरण 
नहीं हो सकता । पुदूगल को धर्मास्तिकाय आदि अन्य द्रब्यों में बदला नही 
जा सकता । 

पुदूगल जीव के साथ सम्बद्ध होता है तथा दोनों एक-दूसरे को 
प्रभावित करते रहते है; फिर भी त कभी पुदगल जीव के रूप में बदलता है 
ओर न जीव कमी पुदूगल के रूप में। अतत्त्वांतरणीयता के गुण के कारण 
सभी द्रव्य अपने स्वमाव को बनाए रखते है । 
(४) प्रृदूगल अचेतन सत्ता है, चेतन नहीं 

पुदूगल चेतन्य-रहित अजीब पदार्थ है । वह सदा अजीव रहता है; 

ह न जानता है, न अनुमव करता है, न चितन-मनन करता है । इसलिए 
किसी भी पौदूगलिक उपकरण द्वारा यह कार्य संभव नहीं है। कम्प्यूटर, 
कृजिम बौद्धिकता आदि के सारे कार्य चेतना-रहित होने से अजीव की कोटि 
में ही आएंगे । जेन दर्शन ने जीव-निर्जीव या चेतन-अचेतन की भेद-रेखा 
“चैतन्य” गुण के आधार पर निर्धारित की है । बद्याप जीव द्वारा ज्ञान आदि 
कार्य मे पुदगल की सहायता ली जाती है, पर मूल चंतन्य का अस्तित्व तो 
जीव का अपना ही होता है । 
(५) पुदुंगल परिणामों है आर्थात्‌ परिवर्ततशील है; पुद्गल क्रियायान है 
अर्थात्‌ सतत सक्रिय है 
पुदूगल जड़ पदार्थ या अचेतन होते हुए भी सतत सक्तिय बना रहुता 


जैन दर्शन और विज्ञान में पुदगल ३१५ 


है । पुदुगल चाहे परमाण्‌ के रूप में हो या स्कंघ-रूप में हो, सतत परिवततेन- 
शील रहता है; उसमें कुछ-न-कुछ घटित होता रहता है। पुद्गल की प्रवृत्ति 
दो रूप में हो सकती है--१. ऐसा परिणमन जिसमे गति का अभाव होता 
हैं। यह परिणमन स्वामाविक रूप में सभी पौद्गलिक पदार्थों में घटित होता 
रहता है, उत्पाद और व्यय का क्रम चलता रहता है। इसलिए पुदुगल- 
पुदु्गल रहते हुए भी उसकी पर्यायों में निरन्तर परिवतंन होता रहता है । 
पूत्र अवस्था का विनाश और उत्तर अवस्था की उत्पत्ति--यही परिणमन 
है | २. परमाणु या स्कंधों का आकाश-प्रदेशों में गसत-रूप परिव्तत “क्रिया” 
कहलाती है | प्रकम्पन, दोलन आदि भी गति किया के उदाहरण है। 


परिणमन 


परिणमन या पर्याय के दो रूप है-- (क) अथ॑पर्याय, (ख) व्यंजन 
पर्याय ! 

अर्थपर्याय भांतरिक परिवतंन है जो एक 'समय' की अवधि का होता 
है, निरन्तर होता रहता है, और इसका प्रवाह बंत-हीन (अनन्त) होता है। 
जैसे काल-प्रवाह अपने आप में निरंतर और अंत-हीन होता है, वैसे ही अथ॑- 
पर्याय के रूप में पर्याय का प्रवाह प्रत्येक पुद्गल में घटित होता रहता है । 
अथ॑पर्पाय सम्पूर्णत: स्व-सापेक्ष होता है, पर-सापेक्ष नहीं। एक समयवर्ती 
होने के कारण वह न देखा जा सकता है, न ब्यक्त किया जा सकता हे । 

व्यंजनपर्याय क्षांतरिक और बाह्य दोनों रूप में हो सकता है। यह 
परिवर्तेत कुछ अवधि पर्यन्त चलता है यानी इसमें एक समय से अधिक 
समय लगता है । इसे एक “घटना” के रूप में माना जा सकता है जो 
आकाश और काल में घटित होती है। पुदुगल की विभिन्न व्यक्त अवस्थाएं 
व्यजनपर्पाय का ही रूप हैं । जैसे---एक लेखती पुद्गल की ब्यंजनपर्याय है। 
व्यजनपर्याय स्थूछ, कालांतरस्थायी और अभिव्यक्त किया जा सकता है। 
अर्थपर्याय सूक्ष्म, एक समयवर्ती और अब्यक्त होता है। 
किया 

गति के लिए क्रिया शब्द का प्रयोग किया गया है। यद्यपि जीव भी 
गतिशील द्रव्य है, फिर भी जीव की गति सदा पुद्गल-सापेक्ष होती है । अपने 
आपमें जीव “अगतिशील है। इस दृष्टि से छह द्वव्यों में पुद्गल को ही 
गतिशीरू या गमन के लिए सक्षम साना जा सकता है। पुदु्गल भी गतिशील 
होते हुए भी सदा गतिमान नहीं रहता । गति के पष्दचात्‌ पुदगकृत स्थिति या 
स्थिरावस्था में भाता है । यति और स्थिति के रूप में पर्याय बदकछता रहता 
है | दो गतियों के बीच स्थिरावस्था आाती रहती है । 

गति स्थामांतर के रूप में या कंपन के रूप में हो सकती है । भगवती 


३१६ जैन दर्शन भौर विज्ञान 


सूत्र में गति के कुछ प्रकारों की चर्चा की गई है। गति स्वाभाविक भी हो 
सकती है, बाह्य निमित्त या बल के प्रभाव से मी हो सकती है। गति 
प्रकम्पनात्मक भी हो सकती है और चक्रात्मक भी हो सकती है, या दोनों 
एक साथ भी हो सकती है । परमाणु की गति के सन्दर्म में इसकी बिस्तार 


से चर्चा की जाएगी । 


(६) पुदृंगल गलन-सिलन-पधर्सा है 

छह द्रव्यों में केवल पुद्गल ही एक ऐसा द्रव्य है, जो गलन-मिलन- 
धर्मा है। एक पुद्गल दूसरे पुद्ग के साथ मिलकर नए पुदूगरू का निर्माण 
कर सकता है; इसे पुरण [पि७0०॥ ] कहा जाता है तथा एक पुद्गल-स्कध 
हूट कर या विघटित होकर अन्य पुद्गल-स्कंधों मे बदल सकवा है । विधघटन 
की इस क्रिया को गलन (75807) कहा जाता है। “वबन्ध' और 'भेद' 
जिनकी चर्चा ऊपर की गई है क्रमशः पूरण और गरून धर्म का ही परिणाम 
है | बन्ध या भेद की प्रक्रिया ही पुदुगल की शक्ति या ऊर्जा की उत्पत्ति में 


निमित्त बनती है । 

आधुनिक विज्ञान में अणुबम और हाइड्रोजन बम क्रमश: फिशन 
और प्यूजन की प्रक्रियाओं द्वारा जनित आणविक ऊर्जा द्वारा निरभित होते 
है | जैन दर्शन के द्वारा प्रतिपादित पुद्गल के गलन-मिलन धर्मों के ये स्पष्ट 
उदाहरण हैं । अणुबम के निर्माण के लिए यूरेनियम-२३५ नामक धातु के 
अणु का विखंडन किया जाता है | जब यह प्रक्रिया घदठित होती है, तो ऊर्जा 
का विमोचन होता है जिसकी मात्रा अत्यधिक होती है । हाइड्रोजन बम के 
निर्माण में हाइड्रोजन के अणुओं का सघटन किया जाता है जिसके परिणाम 
स्वरूप अत्यधिक मात्रा मे ऊर्जा का विमोचन होता है । सामान्य जीवन में 
कोयले को जलाकर ताप प्राप्त करने की प्रक्रिया में मी कोयले के कार्बन--- 
अणु हवा के ऑक्सीजन-अणु के साथ संयोजित होते है और साथ ही 
ऊर्जा का विमोचन होता है जो ताप या प्रकाश के रूप में होती है । 

यह स्पष्ट होता है कि जन दर्शन और विज्ञान दोनों एक ही तथ्य का 
निरूपण करते है--दुश्य जगत्‌ में पुदूगल का समस्त रूपातरण उसके गलन- 
मिलन धर्म के कारण ही हो रहा है । यह गलन-मिलन की प्रक्रिया स्वा- 
भाविक या प्रयोग-जन्य दोनों रूप मे संमव है। एक पौदगलिक स्कंध जो 
परमाणुओं के संयोग से निभित है दूसरे पौद्गलिक स्कंघ के रूप में परिवर्तित 
हो सकता है । यहां तक कि जिसे विज्ञान ने मौलिक तत्व (८ंटए८7) माना 
है, वे भी एक-दूसरे में परिवर्तित हो सकते है या किए जा सकते हैं । जेसे-- 
रेडियो-क्रिया के परिणाम-स्वरूप यूरेनियम [जो एक मौलिक तत्त्व है| 
स्वतः सीसे के रूप में परिवातित हो जाता है । कृत्रिम प्रयोगों के द्वारा पारे 


जैन दर्शन और विज्ञान में पुदूगल ३१७ 


को सोने में बदला जा सकता है ।' पुदगल में यदि गलन धर्म या वियोजक 
शक्ति का अभाव होता, तो सब परमाणुओं का एक पिंड बन जाता और यदि 
मिलन धर्म या संयोजक शक्ति का अभाव होता, तो एक-एक परमाणु अलग- 


अलग रहकर कुछ नहीं कर पाते। इस प्रकार के गलन-मिलन धर्म की 
की विशेषता से ही समस्त पौद्गलिक जगत्‌ के परिवतंन हमारे सामते आते 


हैं। 

विभिन्न परमाणओं के संयोग [मिलन] से और विखण्डन [गलन] 
से इस प्रकार स्कंघों का हो सकता है--- 

(क) दो परमाणुओं के संयोग से दो परमाणवाले एक स्कृंध का 
निर्माण होगा, इसे द्वि-प्रदेशी स्कंध कहा जाता है। द्वि-प्रदेशी स्कंधघ के 
विखंडन से दो परमाणु बनेंगे । 

(ख) तीन परमाणुओं के संयोग से--() त्रि-प्रदेशी स्कंध बनेगा 

अथवा --६7) द्वि-प्रदेशी स्कंध+ एक परमाणु 
यह द्विप्रदेशी स्कंध तीन प्रकार से संभव हो सकता है--जेंसे यदि 


तीन परमाणु अ, ब, स है, तो 
एक विकलप--अब--स 
दूसरा विकल्प--अस--ब 


१. विज्ञान के अनुसार संसार में मूल तत्व ९२ हैं। हाइड्रोजन से लेकर 
यूरेनियम तक इन ९२ तत्त्वों में सोना, चांदी, लोहा, पारा आंदि सभी 
तत्त्वों का समावेश होता है । इनके अणुओं की संरचना भिन्‍्न-मिन्न 
होने से इनके स्वरूप एवं गरुणधर्मों में भिन्नता रहती है | जैसे हाइड्रोजन 
का अणु-भार केवल एक (इकाई) होता है, तो यूरेनियम का अणु-मार 
२३५ होता है। यह भार अणु के केन्द्र में रहे संहतिवाले लघुकणों के 
कारण होता है । परिधि पर घुमने वाले लघुकणों में भार नगण्य होता 
है। केन्द्रक कणों मे प्रोटोन एवं न्यूट्रोन होते हैं तथा परिधि के कण 
इलेक्ट्रोन कहलाते हैं । पारे का अणु-मार २०० है। उसमें एक प्रोटोन 
और मिलाया जाय तो उसका भार २०१ हो जाएगा । ऐसा करने पर 
एक अल्फा कण का विकिरण उस अणु से बाहर निकल जाता है. 
जिसका भार ४ होता है। ऐसा होने से पीछे अणुमार १९७ बचता 
है, जो सोने के एक अणू का भार है । अर्थात्‌ पारा सोने में बदल गया । 

प्राचीन युग में भी पारे से सोने बनाने की विधियां थीं, ऐसा उल्लेख 
मिलता है! यद्यपि इस विधि का पूरा ज्ञान अब उपलब्ध नहीं है, फिर 
भी यह स्पष्ट है कि आणविक विस्फोट की स्थिति पैदा करने से यह हो 
सकता है । 





३१८ जैन दशेन और विज्ञान 


तीसरा विकल्प--बस--अ 

इस प्रकार कुल चार संभावनाएं हैं । 

इसी प्रकार आगे के विकल्प बनाए जा सकते है । 
परसाणु-मिलन (पपिध07) के नियम 

जैन दर्शन मे परमाणुओं के 'संघात”' (मिलन) के लिए उनके 
स्निग्ध-रूक्ष स्पश को कारण माना है। स्निग्ध-रूक्ष स्पर्शों की तुलना 
आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रतिपादित घन विद्युत्‌ू (फ०भााश्ट लत्यात्रा>) 
और ऋण-विद्युत्‌ (7०820₹र6 शेत्लाांसा9) आवेश के साथ की जा सकती 
है, क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार विद्युत्‌ या बिजली (7शाल्एां08) की 
उत्पत्ति मे स्निग्ध-रूक्ष गुण ही निमित्त बनते हैं। इसके लिए सूत्र है-- 
“'स्तिग्धरूक्षणुणनिमित्तों विद्यत! । 

प्रत्येक पुदग ल-परमाणु और पुद्गल-स्कंध मे स्निग्ध या रूक्ष स्पर्श 
भवव्य ही होता है । इन स्पर्शों की मात्रा जिसे गुण” (एगञ) कहा जाता है 
वे; आधार पर यह निर्धारित होता है कि दो पुद्गलो का संघात हो सकता है 
या नहीं । इनकी न्यूनतम मात्रा एक ग्रण होती है, जिससे कम मात्रा नहीं 
होती । यह एक प्रकार से 'क्वांटम” यानी एक पूर्ण राशि! या” पेकेट' है जो 
अपूर्णाक या भिन्न [980707) द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो सकता | इसका 
तात्पयं हुआ कि कोई परमाणु एक ग्रुण स्निग्ध या एक गुण रूक्ष हो सकता 
है, पर आधा (2) या पाव (है) नहीं । इसी तरह दो, तोन 'गुण' वाला 
हो सकता है पर * 2, २४३ आदि नहीं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार 
'क्वांटम सिद्धांत द्वारा भी यही प्रतिपादन हुआ है । 

ऊर्जा का एक न्यूनतम अश 'क्वांटम! कहलाता है। विज्ञान के 
अनुसार 0, 20 आदि के रूप मे यह ऊर्जा हो सकती है, जहांँ॥ को 
एुशाणंर5 005४शा६ कहा जाता है ।' 

जैन दर्शन के अनुसार पुदुगलों के सयोग के नियम इस प्रकार 
हैं--- 

१. एक गुण स्निग्ध या रूक्ष परमाणु का सयोग नहीं होता । 

२. विरोधी स्परशे वाले परमाणु/स्कध जिनमें दो या दो गुण से अधिक 
स्निग्धत्व या रूक्षत्व होता है संयुक्त हो सकते हैं। उदाहरणार्थे--२ गुण 
स्निग्ध+ २ गुण रूक्ष पुदूगल मिल सकते है। 

३. समान स्पर्श वाले परमाणु/स्कथ जिनमे दो ग्रुण या दो गुण से 
अधिक स्तिग्धत्व (या रूक्षत्व) हो तथा इनके गुणों में दो का अन्तर हो, तो 
ये परमाणु/स्कंध परस्पर संयुक्त हो सकते है । 


१. शा का मुल्य है--६.६२५१७ २८ १०४ जूल-से किण्ड । 


जैन दर्शन और विज्ञान में पुदूगल ३१९ 


उदाहरणार्थ--२ ग्रण स्तिर्ध-+-४ गण स्निग्ध पुद्गल मिल सकते है । 
पर २ गुण स्निग्ध-- ३ गुण स्निग्ध पुदूयल नहीं मिल सकते । 

इन नियमों के आधार पर स्कधों का निर्माण कैसे होगा, यह निम्न 
कोष्ठक से स्पष्ट होता ?९--- 





०» अभि मिक लिन निकल... मल अर. 
(+१५_||+|//_ | नहीं । नहीं 
१ न्ः र्‌ | ५ है 





श्+रे |» 
श४ या दे से अधिक | 
5-२ (5३ से अधिक) | .,. 
४+ (५+ १) कि 
न (रन २) | हाँ 
__<+(»7+३) या अधिक . जि 


























| 
अकय (60 विज लत //जि्क की चलन, 
| । 

ञ्ु 

सा 











७. पुदगल संख्या की दृष्टि से अनन्त है; क्षेत्र की दृष्टि से सम्पूर्ण लोकाकाश 
में पुब्गल व्याप्त है 

पुद्गन के दोनों रूप--प रमाण और स्कंध संख्या की दृष्टि से अनन्त 
है । स्वतन्त्र परमाणुओं की संख्या सदा अनन्त रहती है। उनमें मे अनन्त 
परमाणु प्रति समय स्कधों के रूप में परिणत होते रहते है तथा स्कंधों से 
मिकलकर अनन्त परमाणु स्वतंत्र रू धारण करते रहते है। गलन-मिलन 
स्वमाव वाले पुद्गल-जगत में यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, फिर भी 
परमाणुओं की संख्या अनन्त ही बनी रहती है; स्वतंत्र परमाणु की संख्या में 
कद्धि या हानि भी हो सकती है, पर सभी पृुद्गल स्कनन्‍्धों के साथ रहे 
परमाणुओं ओर स्वतंत्र परमाणुओं की कुल सख्या अचल (एणाशंश्ाा। ) 
बनी रहती है । | 

स्कंधों मे भी द्वि-प्रदेशी स्कंध (यानी दो परमाणुओं से निर्मित) से 
लेकर अनन्त-प्रदेशी स्केध (यानी अनन्त परमाणुओं से निर्मित) तक सभी 
प्रकार के स्कंधों में प्रत्येक प्रकार के स्कंधघों की सख्या अनन्त है तथा कुल 
पुदूगल-स्कन्धों की संख्या मी अनन्त है; पर ये संख्याएं क्षचल नही हैं; इनमें 
हानि या वृद्धि हो सकती है। हानि-द्द्धि के बावजूद भी प्रत्येक प्रकार के 
स्कंधों की संख्या अनन्त से कम नहीं होती । 

गुणों (मात्रा) की तरतमता के आधार पर भी परमाणु और स्कांधों 
के अनन्त-अनन्त प्रकार हो जाते हैं । जैसे -- एक गण (धाआं।) काले परमाणु 
अन्त हैं यावत्‌ अनन्त गुण काले परमाणु भी अनन्त है। इसी प्रकार दो गण 
काले, तीन गुण काले आदि परमाणु भी अनन्त-अनन्त हैं। इसी प्रकार एक 


३२० जैन दर्शन और विज्ञान 


गुण स्निग्ध, दो गुण स्निर्ध आदि भी समझने चाहिए | जैसे पूर्व में चर्चा हो 
चुकी है, कालांतर के साथ परमाणु के स्पर्श आदि ग्रृण (०४०८४) 
बदल सकते हैं तथा इनकी मात्रा (पा्ठा$) में भी न्यूनाधिकता होती रहती 
है । 

जैसे स्वतत्र परमाणुओं में गुण एवं गुणों की मात्रा में परिवर्तन होता 
रहता है, उसी प्रकार स्कंघों में गुण एवं गणों की मात्रा में मी होता रहता 
हैं । इन सारे परिवतंनों के परिणामस्वरूप पुद्गल-जगत्‌ में पर्यायों का 
अकल्पित परिवर्तन चलछता रहता है। इस निरन्तर चलने बाले पौद्गलिक 
परिणमनों के बावजूद मी पुद्गल की द्रव्यात्मक शाश्वतता बनी रहती है। 
इसे ही जैन दर्शन में “परिणामी-नित्यत्व-बाद” की संज्ञा दी जाती है । कुल 
मिलाकर समग्र पुद्यल-राशि--परमाणुओ की समग्र संख्या--सदा शाश्वत 
बनी रहती है । 
पूरा लोक पुद्गल से भरा हुआ 

पुदूगल अनन्त हैं--परमाण और स्कंध दोनों अनन्त है। क्षेत्र की 
दुष्टि से ये अनन्त पुदूगल सम्पूर्ण लोक-आकाश मे फंले हुए है। एक परमाण्‌ 
आाकाह के एक प्रदेश का अवगाहन करता है, अनन्त परमाणु भी एक प्रदेश 
में समाविष्ट हो सकते है; स्कध भी एक प्रदेश से लेकर असख्यात प्रदेशों तक 
अवगाहन कर सकते हैं। जिस आकाश-प्रदेशों पर एक स्कंथ है, उन्हीं 
आकाशआ-प्रदेशों पर अन्य अनन्त स्कथो का समावेश भी हो सकता है। 
उत्कृष्टत: एक ही स्कन्ध पूरे लोक आकाश का अवगाहन भी कर सकता है । 
पुदू्गल के परिणमन की विशेषता के कारण असंख्यात प्रदेशात्मक लोक मे 
अनन्त पुद्गलों का समावेश हो जाता ह । दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है 
कि सम्पूर्ण लोक में कही पर भी खाली स्थान नही है बर्थात्‌ जहा पुद्गल का 
अस्तित्व न हो, ऐसा एक आकाश-प्रदेश भी कहीं नही मिलता । इस प्रकार 
पूर्ण आक्राश मे कही पर मी शुन्यावकाश (५०८४४) नहीं है । 


८ पुदूगल जीव को प्रभावित करता है और उससे प्रभ्नावित भो होता है । 
दोनों में अन्तःक्तिया सम्भव है | 

पुद्गल द्रव्य में ग्रहण नाम का एक गृण होता है। पुदूगल के सिवाय 
अन्य द्रव्यों में किसी दूसरे द्रव्य के साथ मिलने की शक्ति नहीं है। एक 
पुद्गल अन्य पुदूगल के साथ मिलने की क्षमता तो रखता ही है, पर इसके 
अतिरिक्त जीव के द्वारा भी उसका ग्रहण किया जाता है। पुद्गल स्वयं 
जाकर जीव से नहीं चिपटता, किन्तु वह जीव की क्रिया से आक्ृष्ट होकर 
उसके साथ सलग्न हो जाता है । जीव-सम्बद्ध या जीव के साथ बद्ध पुदूगल 
का जीव पर बहुविध असर होता है। जीव पर पुदुगल का प्रमाव और 


जैन दर्शन भौर विज्ञान में पुदगल ३२१ 


पुद्गल पर जीव का प्रभाव-यह अन्योन्य प्रमाव या अन्तःक्रिया 
(#ए/०४०४००७) ही समस्त जीव-संसार के क्रियाकलापों का मूल 
आधार है| जीव द्वारा होने वाले पुदुगलों का ग्रहण तीन प्रकार से सम्मव 
है--- 

१. कमं--अति सूक्ष्म पुदूगलों का प्रत्येक संसारी जीव के साथ 
सतत सम्बन्ध एवं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। इन पुदगलों को ही कर्म" 
(या कम-पुदूगल) कहा जाता है। जीव के साथ बन्धने के पश्चात्‌ कमे 
पुदुगलों का परिणमन सतत चलता रहता है और जीव को प्रभावित करता 
रहता है ।' 

(२) शरीर--स्थूल पुदगलों के ग्रहण और परिणमन के द्वारा स्थूल 
शरीर और सूक्ष्म पुद्गलों के ग्रहण और परिणमन से सूक्ष्म शरीर का निर्माण 
जीव करता है | औदारिक, वेक्रिय, आहारक और तैजस शरीर का निर्माण 
इस प्रक्रिया से होता है । 

(३) उपग्रह - श्वासोच्छवास, आहार, भाषा और मन के रूप में 
जीवन की समस्त प्रदृत्तियों में पुदगलों का ग्रहण और परिणमत्त अनिवाय॑ 


है । 
इस प्रकार जगत्‌ जीव और पुदगनों के विभिन्न संयोगों का परिणाम 
है। दृश्य जगत में विद्यमान सारे सजीव निर्जीव पदार्थ या तो जीवत्‌- 
शरीर (सचेतत) है या जीव-मुक्त (अचेतन) शरीर है। 
यद्यपि ग्रहण-गुण के कारण जीव द्वारा पुदगलों का ग्रहण सम्मव है, 
फिर भी जीव सभी पुद्गलों को ग्रहण करने में समक्ष नहीं है। एक स्वतत्र 
परमाणु से लेकर असख्यात-प्रदेशी स्कंध तक के पुद्गल जीव द्वारा ग्रहण 
नहीं किए जा सकते । केवल अनन्त-अनन्त-प्रदेशी स्कंधों को ही जीव ग्रहण 
कर सकता है । ; 
पुदूगल केवल सांसारिक जीवों के साथ बन्ध सकता है, मुक्त जीवों 
पर उसका कोई प्रमाव नहीं होता । इस प्रकार मुक्त जीव पुदगल के प्रमाव 
से सर्वथा मुक्त होते हैं तथा परमाणु असंख्यात-प्रदेशी स्कंध जीव के प्रमाव 
से मुक्त रहते हैं । 
पुद्गल का वर्गोकरण 
भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर पुद्गल का वर्गीकरण विभिन्न 
रूप से किया जा सकता है। सभी पुद्गल 'पुद्गल” है, इस दृ्टि से पुदूगल 
का एक ही प्रकार है। यह द्रब्याथिक नय की अपेक्षा से है। परमाणु और 
१. करम-सिद्धांत के विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टव्य हे--जेन दर्शन और 
संस्कृति, पृु० १२९-१५१। 


श्भ्र जैन दर्शन सौर विज्ञान 


स्कंघ--ये दो प्रकार के पुदूगल हो सकते हैं। वर्गणाओं के आधार पर 
पुदूगल के आठ प्रकार किए जा सकते है--१. औदारिक, २. कैक्िय, 
३. आहारक, ४. तैजस, ५. कार्मण, ६. एबासोच्छकस, ७. भाषा 
८. मन । इन आठ वर्गणाओं के विषय में हम चिस्तृत चर्चा कर चुके 


हैं ।' 

आधुनिक विज्ञान भौतिक वास्तविकता को मुख्यतः दो भागों में 
विभाजित करता है--?. पदार्थ, २. ऊर्जा । इनका भी पारस्परिक रूर्पातरण 
भब संभव हो गया है. जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं । 

अवस्था के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के माने जाते है-- 
१ ठोस. २. तरल, रे. वायु । तापमान के आधार पर अवस्थाओं का 
रूपांतरण सभव है | 

आधुनिक विज्ञान में मूल तत्त्वों (८ंटा॥लशा(5) के आधार पर विश्व 
के सभी भौतिक पदार्थों को ३०३ प्रकारों मे बाटा जाता है। पर जैसे हम 
चर्चा कर चुके हैं परिवतेन के द्वारा मूल तत्त्वों में भी रूपांतरण (किया जा 
सकता है । 

जैन दर्शन का गर्वीक्तरण अधिक मौलिक प्रतीत होता है, क्योंकि 
कृत्रिम साधनों द्वारा एक का दूसरे में रूपातरण समव नही है। परमाण्नों 
का स्कन्घ में या स्कन्‍्घ का परमाणुओं में अथवा आठ वर्शणाओं का पारस्- 
परिक रूपांतरण केवल वैखसिक रूप से ही हो सकता है; कृत्रिम (प्रायोगिक) 
साधनों द्वारा नहीं । 

अभ्यास 


१. पुदुगल दाब्द की व्युत्पक्ति के आधार पर उसके स्वरूप को बताते 
हुए पुदूगल के मुख्य गुणों के स्वरूप को स्पष्ट करें । 

२. जैन दर्शन ने शब्द, प्रकाश आदि विशेष पर्यायों की जो व्याख्या 
प्रस्तुत की है उस पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उसकी वैज्ञानि- 
कता की मीमासा करे । 

३. पुद्गल के सामान्‍य स्वरूप को समझने के लिए मुख्य आधा र-बिदु 
कौन-कौन-से है ? इनमे से किन्हीं दो को विस्तार से समभाइए । 





१. जैन दर्शन और सस्क्ृति, पृ० ४७-४९ । 


९. जैन दर्शन और विज्ञान में परमाणु 


(१) जन परमाणुवाद 

जैन दशेन में प्रतिपादित परमाणुबाद प्राचीनता और मौलिकता दोनों 
दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। जेन परमाणुवाद का सम्बन्ध भगवान पाएवे 
(ई० पू० ८५०) से माना जाय तो इससे अधिक प्राचीन परमाणुवाद का 
कोई रूप उपलब्ध नहीं होता । भगवान महावीर (ई० पू० ५९९) से माना 
जाय तो मी वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद और ग्रीक दार्शनिक डेमोक़्ट्स 
से जन परमाणुवाद प्राचीनतर सिद्ध होता है । इतना हो नही. जिस विस्तार 
के साथ परमाणु के स्वरूप, गुणधर्म आदि पर जैन दर्शन में प्रकाश डाला 
गया है, उतना कणादीय या डेमोक्रिटस के परमाणुबाद में उपलब्ध नहीं 
होता । कुछ विषय तो ऐसे है जहां तक आधुनिक विज्ञान भी अमी नहीं पहुच 
सका है । हम यहां जैन परमाणुवाद के मुख्य सिद्धातों की चर्चा करेंगे तथा 
यथासंभव आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों के आलोक में उन्तकी समीक्षा भी 
करेंगे । 
चार प्रकार के परमाण 

अगवतो सुत्न में परमाणु चार प्रकार का कहा गया है-८ 

१. द्रव्य परमाणु--पुदूगल द्रव्य का अविभाज्य अंश। इसे हम 
भौतिक विदव की प्राथमिक इकाई (एिवरशक्षाए पगा६ 06 हल जीएआंस्थां 
४०70) के रूप में कह सकते हैं । हमारे प्रस्तुत विषय का सबंघ इसी द्रव्य 
परमाणु से है । | 

२. क्षेत्र परसाणु--आकाश का अविभाज्य अंशया प्रदेश । इसे 
आकाश-द्रव्य की प्राथमिक इकाई (शिगरगाक्षाए ए्ों 0 ७280९ 07 59808- 
7०४) कहा जा सकता है । 

३. काल परसाणु--काल का अविभाज्य अंश या समय” | यह काल 
की प्राथमिक इकाई (?िग्राधाए धा।ं ० प्रंगा८) है । 

४. भाव परमाणु--स्पर्श आदि गुणो की अविभाज्य मात्रा या क्वॉटस 
(अविभाज्य राशि) यह भी पौद्गलिक गुणों की प्राथमिक इकाई है । गुणों 
के तारतम्य की अनन्तता के कारण ये अनन्त होते हैं । 
परमाणु की परिभाषा 

परमाणु को विभिन्न प्रकार ले परिभाषित किया गया है ॥ 


३२४ जैन दर्शन और विज्ञान 


१. परमाणु समस्त भौतिक अस्तित्व का मूल आधार है--जिसे 
अन्तिम उपादान (ऐांत॥॥८ 9पां0079 ४!०८८) कहा जा सकता है । 

२. भछेय्य, बमेद्य, बग्राह्मय, बदाह्म और निविमागी पुद्ूगल-खण्ड को 
परमाणु कहते हैं । परम--अणुर- परमाणु का तात्पये है--वस्तु का अन्तिम 
अविभाज्य अश । वह दो प्रकार का है--निशचय-परमाणु (270$006 
एाधं402 ४09) और व्यवहार परमाणु (धाएाद्यथे शंणा )। 
वास्तविक सूक्ष्मतम परमाणु निवचय-परमाणु है; ब्यावहारिक परमाणु अनन्त 
सूक्ष््तम परमाणुओं का समुदय है। आधुनिक विज्ञान जिसे अणू (४०9) 
की संज्ञा देता है, वह विभाज्य है; अतः उसे केवल व्यावहारिक परमाणु की 
कोटि मे रखा जा सकता है। व्यावहारिक परमाणु साधारण दृष्टिसे 
अग्राह्मय, अछेय, अमेद्य आदि रूप है, गत: साधारण दाक्ति या बल (#07०6) 
या अस्त्र-शस्त्र से वह तोड़ा नही जा सकता । उसकी परिणति सूक्ष्म होती 
है । जा नैइचयिक परमाणु है, वह इन्द्रियात्तीत ज्ञान का ही विषय बन सकता 
है, इन्द्रिय-ज्ञान का नही । 

३. परमाणु को एक विशुद्ध ज्यामितिक बिन्दु के रूप मे माना जा 
सकता है, क्योंकि वह अनधे (जिसका कोई मध्य-बिन्दु न हो) और अप्रदेशी 
है । उसमे न लम्बाई है, न चौडाई, न गहराई--वह अधिम (पंग्राध्वा४ं0- 
]255) है । वह अन्तिम जोर शाइबत इकाई है । 

४ परमाणु वह है जिसका क्षेत्रीय दृष्टि से मादि, मध्य, अन्त एक 
है--या जो अनादि, अमध्य, अनन्त है । उसमें स्पर्ण आदि गुणों की विद्य- 
मानता होने पर भी इन्द्रियां उसे ग्रहण नही कर सकती । 

५. परमाणु वह है जिसमें ५ वर्णों में से एक वर्ण है; २ गन्धों मे से 
एक गन्ध है; ५ रसो में से एक रस है; ८ स्पर्शों में से केवल २ स्पर्ण है-- 
स्तिग्ध या रूक्ष, शीत या उष्ण । वह शब्द का कारण है, पर स्वय शब्द नही 
है । जो स्कन्‍्धों का निर्माण करता है, पर स्कन्ध नही है | परमाण के स्वरूप 
को इस प्रकार समझाया गया है'-- 

१. परमाणु समस्त भौतिक जगत्‌ का मूल कारण है । 

२. वह मौतिक जगत्‌ की अन्तिम परिणति है । 

३. वह सुक्ष्म है--इन्द्रियग्राह्म नहीं है । 

४ वह नित्य है--उसका अस्तित्व सदा बना रहता है; स्कन्ध में 
मिलने पर भी परमाणु का अस्तित्व समाप्त नही होता । 

५. उसमे एक रस एक गन्ध, एक वर्ण होता है । 

१. कारणमेव तदन्त्य, नित्य: सूक्ष्मइच मवति परमाणु: । 
एकरसगन्धवर्णो, द्विस्पशः कार्यलिज्भुइच ।। 


जैन दर्शन और विज्ञान में परमाणु रे२५ 


६. उसमें दो स्पर्श होते हैं। वह स्निग्ध-शीत, स्निग्ध-उष्ण, रूक्ष- 
शीत या रूक्ष-उष्ण होता है । उसमें गुरुत्व, लघुत्व, कठोरत्व, कोमलत्द नहीं 
होता । 

७. वह कार्यलिज्भर है--परमाणु के अस्तित्व का अनुमान उसके काये 
यानी सामूहिक क्रिया से होता है। परमाणु के गुणों का ज्ञान भी सामूहिक 
गुणों से ही किया जा सकता है । एक अकेले परमाणु को सीधे नहीं जाना 
जा सकता । 
परमाणु के गरुणधर्मं 

परमाणु पुद्गल है; अत. पुद्गल के मूल गण-धर्म परमाणु में भी होते 
है । ज॑से--- 

१. परमाण सतत है, द्रव्य है । 

२. परमाणु नित्य, अवस्थित, दाष्वत, अविनाशी है । 

३. परमाणु अचेतन है । 

४. परमाणु में वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे होते हैं; सस्थान नही होता; 
लम्बाई, चौड़ाई, गहराई नही होती । 

५. परमाणु परिणामी है; वह स्वय अगुरुलघु-परिणामी है। 
परिणमन स्पर्श आदि गुणों की पर्याय में होता है । 

६. परमाणु क्रियावान्‌ है। जब वह गति करता है, तब वह गति 
स्पन्दनात्मक भी हो सकती है, स्थानातरणात्मक भी हो सकती है। परमाणु 
अगुरुलघु यानी संहतिशुन्य होने से उसका वेग (४८००५) इतना तीन्न होता 
है कि वह एक समय मे पूरे लोक की दूरी पार कर सकता है । 

७, परमाणु मिलन-स्वभाव वाला है, पर उसका भेद नही होता। 
मिलन-स्वमाव के कारण परमाणु अन्य परमाणु था स्कन्ध के साथ मिल 
सकता है, पर अभेद्य होने के कारण उसका विखण्डत नहीं हो सकता । 

८, जीव द्वारा अकेले परमाणु का ग्रहण नहीं हो सकता, इसलिए वह 
अग्राह्म है । 
परमाणु की विस्तृत व्याख्या 

१. तामकरण--परमाणु छाब्द परम--अणु से बना है । अणु का अर्थ 
है--किसी भी पदार्थ का छोटा भाग । परम का अर्थ है अन्तिम । अन्तिम 
छोटे-से-छोटा हिस्सा परमाणु है । 

२. द्रब्य की दुष्टि से--परमाणु पुद्गलास्तिकाय द्रव्य है। उसमें 
गुण और पर्याय दोनों होते हैं । संख्या की दुष्टि से परमाणु अनन्त है | 

३. क्षेत्र की दृष्टि से--एक परमाणु आकाश के एक प्रदेश का 
अवगाहन करता है, एक से अधिक प्रदेशों का अवगाहन नहीं कर सकता। 


३२६ जैत दर्शन और विज्ञान 


लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर परमाणु का अस्तित्व है। अलोकाकाश्न में 
परमाणु का अभाव है। 

४. काल को दृष्टि से--प्रत्येक परमाणु अनादि काल से अस्तित्व में 
था और अनन्तकाल तक उसका अस्तित्व रहेगा । अतः परमाणु का अस्तित्व 
सदा बना रहता है । 

५. गुण की वृष्टि से--एक परमाणु में केवल एक वर्ण, एक गंध, 
एक रस और दो स्पर्श ही होते हैं। इस आधार पर ५ वर्ण, २ गंध, ५ रस 
में से एक-एक वर्ण, गंध और रस, तथा चार स्पशों में से दो-दो स्पश्श होने 
से मूलतः ५ ५ २०८ ५ » ४5-२० ०० प्रकार के परमाणु हो सकते है। परन्तु 
बण्ण आदि की मात्रा या गूण (पा) की तरतमता के कारण उसके अनन्त 
प्रकार हो जाते हैं । 

६. रूपत्व - परमाण्‌ वर्ण आदि गण-युक्त है; इसलिए मूर्त या रूपी है; 
पर सूक्ष्म होने के कारण इंद्रय-ग्राह्म नही है । 

७. संख्या--लोक में जितने परमाणु है, उतने ही सदा रहते है। न 
एक नया परमाणु बन सकता है, और न एक विद्यमान परमाणु नष्ट हो 
सकता है । 

८. तत्त्व-मीमांसा को दृष्टि से-- परमाणु सत्‌ है; उत्पाद, व्यय, 
भ्रौव्य युक्त है । उसका वस्तु सापेक्ष (०श८८४८) अस्तित्व है ॥। वह केवल 
काल्पनिक या ज्ञाता-सापेक्ष नही है । 

€. भूसिति की दृष्टि से--परमाण अविम (0ंग्राशाआं०7०४५) है, 
पर अरूपी नही । वह भूमितिक बिन्दु है । एक आकाछ प्रदेश का अवगाहन 
करता है । 

१०. परिणमन की दुष्टि से--परमाण्‌ सत्‌ है; इसलिए परिणमन- 
शोल है, उसके स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण गुणों में परिणमन होता है। अकेले 
परमाणु के सारे परिणमन वंस्रसिक ही होते है, प्रायोगिक नहीं । जब तक 
परम,णु स्वतन्त्र दशा में होता है, परिणमन केवकू स्पर्श आदि गुणों की 
मात्रा में होता है, गुण का प्रकारान्तरण नही होता । जँसे--काला वर्ण अन्य 
वर्ण में नही बदलता. पर एक गृण (णा॥व) काला दो गृण काला यावत्त्‌ 
अनन्त गूण काला हो सकता है। स्कन्‍्ध के साथ प्रतिक्रिया होने के पश्चात्‌ 
उसके गुणो का प्रकारांतरण भी संभव हो जाता है। अर्थात्‌ उसका वर्ण 
अन्य किसी वर्ण में बदल सकता है । 

११. शाश्वतता की दृष्टि से--परमाणु क्षबिनाशी है, शाएवत है । 
स्व॒तन्त्र अवस्था में था स्कन्ध से था स्कन्‍ध के साथ वह सदा अघने शस्तित्व 
को बनाए रखता है | इसीलिए विष्य (लोक) में परमाणु जिसने हैं उतने के 
उतने सदा बने रहते हैं। न नए परमाणु का जन्म होता है, न विद्यमान 


जैन' दर्शन और विज्ञान में परमाणु ३२७ 


परमाणु का विनाश । 

१२. अगुरलघ॒त्त--परमाणु अगृ रुलघु है । गुरुत्व या लघुत्व स्पर्श के 
प्रकार हैं, जो केवल स्थूल पुदगलों में होते हैं ।॥ वैज्ञानिक दशाब्दाबली मे कहें 
तो परमाणु संहति-शुन्य (97855!९55 ) है । 

१३. परिणामीनित्य--परमाणु द्रव्य की दृष्टि से नित्य है, पर्याय 
की दृष्टि से परिणामी है । इसलिए उसे परिणामी नित्य या नित्यानित्य कहा 
गया है । 

१३. अग्राह्म--प रमाणु जीव द्वारा अग्राह्मय है । सूक्ष्म होने के कारण 
जीब अकेले (स्वतन्त्र) परमाणु को ग्रहण नही कर सकता। जीव केवल 
अनन्त-प्रदेशी स्कन्ध को ही काम में ले सकता है ! 

१५. एकत्व-अनेकत्व----मू भूत द्रव्य के रूप में परमाणु एक है-- 
अकेला है । वह एक स्वतन्त्र इकाई है। वह एक अविभाज्य सत्ता है; पर 
वह अनेक गुण एवं पर्यायों को धारण करने बाला है, इसलिए धनेकत्व का 
आधार है । क्षेत्र की दृष्टि से बह केवल एक प्रदेशाबगाही है । 

१६- गति और क्रिया--परमाणू में स्वमावत: गतिशीलता और 
सक्रियता की प्रवृत्ति पाई जाती है । इसका अर्थ यह नही है कि सभी परमाणु 
सदा और सर्वत्र सभी स्थितियों मे सक्तिय या गतिमान बने रहते हैं । पर 
उनका कुकाव इस ओर रहता है । किसी भी परमाणु के चंचल बनने के 
विषय मे एक प्रकार की बनियतता (घ्य८८7थं79) होती है । वे कब 
चं चल बर्नेगे--इस विषय में पूर्ण नियत कथन नहीं किया जा सकता । 

एक परमाणु सीमित समय तक ही एक शआ्आकादा-प्रदेश पर स्थिरा- 
बस्था में टिक सकता है । अक़रियता का यह काल असंख्यात समय! से अधिक 
नही होता । उसके परचात्‌ बह निश्चित ही गति करेगा । 

दूसरी ओर सक्रियता या चंचल अवस्था में भी परमाणु सीमित समय 
रह सकता है । एक अवधि के बाद वह परमाणु निश्चित ही स्थिरता को 
प्राप्त होगा । सक्तियता को अधिकतम कालावधि आवलिका का असंख्यातवां 
हिस्सा या असंछयातांश है ॥ सक्रियता और अक़िियता का न्यूनतम कालमात 
एक समय है । :स प्रकार परमाणु की सक्तियता सतत न होकर खण्डित रूप 
में होती है । इस अवधारणा की तुलना आधुनिक विज्ञान के क्वांटम सिद्धांत 
के साथ की जा सकती है । परमाणु क्वचित्‌ स्थिर, क्वचित्‌ चचकू--इस 
प्रकार बारा-बारी से होता रहता है । 

भगवती सुत्न में परमाणु की गति को इस प्रकार वर्णित किया गया 
है--“परमाणु कमी एजन करता है, कमी वेजन करता है, कमी चलायमान 
होता है, कभी स्पन्दन करता है, कभी क्षुब्ध होता है, कभी गति मे प्रेरित 
होता है, आदि ।' इस शब्दावली से स्पच्ट होता है कि परमाणु विभिन्‍न 


३२८ जैन दर्शन और विज्ञान 


प्रकार से गति करता है । यह यति सरल कम्पन, सरल स्थानांतरण, जटिल 
कम्पन, जटिल स्थानांतरण, दोलन, प्रसारण, ग्रहण, घृर्णन, घषंण, फिरकन 
($9॥7) या तरंग-प्रसार आदि रूप मे हो सकती है। “आदि' शब्द का 
प्रयोग यह सूचन करता है कि अन्य भी अनेक प्रकार की गति के रूप की 
संभावना है। 

परमाणु को गति के नियम 

परमाणु की गति कुछ सन्दर्मों मे नियमों से नियत है, तो कुछ हद 
तक अनियतता के सिद्धांत का अनुसरण करती है । ज॑से-- 

१ यदि बाहर का प्रमाव न हो, तो परमाणु की गति सदा अनुश्रेणी 
(अर्थात्‌ सीधी रेखा मे) होगी । 

२. यदि बाह्य प्रभाव हो, तो परमाणु की दिछ्या और वेग मे अन्तर 
आ सकता है । 

३ जीव का परमाणु की गति पर कोई प्रभाव नही होता । 

४. परमाणु का न्यूनतम वेग आकाए्ाय के एक प्रदेश से दूसरे पर 
एक समय में होगा और अधिकतम बेग लोक के एक अन्त से दूसरे अन्त तक 
एक समय में होगा । 

५. अक्रिय अवस्था का अधिकतम काल “असंख्यात समय होगा 
तथा सक्तिय अवस्था का अधिकतम काल आवलिका के असरूुयातवें अश' 
जितना होगा । 

दूसरी ओर परमाणु की बनियतता से सम्बद्ध कुछ भियम हैं-- 

१. स्थित परमाणु कब चलायमान होगा, यह अनियत है । इसका 
तात्पर्य हुआ कि परमाणु द्वारा कितने काल के पह्चात्‌ ऊर्जा का प्रसारण 
होगा यह नियत नही है । यह काल एक समय से लेकर असंख्यात समय 
तक हो सकता है । असख्यात समय के पर्चात्‌ तो वह निद्चिचत ही सक्रिय 
होगा ही । 

२. सक्रिय परमाणु कितने काल तक सक्रिय रहेगा यह अनियत है। 
यह काल एक समय से लेकर 'आवलिका के असख्यातवे अश' जितना हो 
सकता है | पर इस अधिकतम कालावधि के पश्चात्‌ तो वह निश््िचत ही 
स्थिर होगा ही । 

३. परमाणु अपनी गति किस दिज्ञा में प्रारंभ करेगा, यह अनियत 
है । बह किसी भी दिशा में गति कर सकता है । 

४. अक्रिय (स्थिर) दशा वाला परमाण्‌ किस प्रकार की क्रिया 
प्रारम्म करेगा, यह अनियत है । वह केबल एजन (कम्पन) कर सकता है 
या घृणंत (70(&00॥ ) या स्थानांतरण या युगपत्‌ एकाधिक क्रियाएं भी 
कर सकता है । 


जैन दर्शन और विज्ञान में परमाणु ३२९ 


५, सक्रिय होने पर, उसकी गति का वेग कितना होगा, यह भी 
अनियत है । वह न्यूनतम, मध्यम या अधिकतम वेग से गति करेगा--यह 
अनियत है । 


परभाण्‌ की प्रतिधाती और अप्रतिघातो गति 


१. परमाणु की गति सामान्तयः अ्रप्नतिघाती होती है अर्थात्‌ विशेष 
अपवादों को छोड़कर परमाणु की गति का अवरोध न अन्य पुदगरू द्वारा हो 
सकता है और न जीव द्वारा । मार्ग में आनेवाले किसी भी पदार्थ के मीतर से 
बह आर-पार निकल सकता है । 

२. जिस आकाश -प्रदेश पर अन्य पुद्गल हैं, वहां पर परमाणु की 
अवस्थिति अप्रतिघाती रूप से हो सकती है। अर्थात्‌ परमाण्‌ वहां अपने 
स्वतत्र अस्तित्व को बनाए रख सकता है । 

३. परमाणु को अपनी गति को प्रारम्म करने में या चालू रखने 
में उस आाकाश-प्रदेश पर स्थित अन्य पुदगलों द्वारा कोई प्रतिघात नहीं 
होता । 

जिन अपवादों के कारण प्रतिघात हो सकता है, वे है-- 

१. उपकारामाब प्रतिघात--लोक की सीमा से परे गति-स्थित 
माध्यम के अभाव से परमाणु की गति प्रतिहत होती है । 

२. बन्घन-परिणास-प्रतिघधात--जब परमाणु किसी पुद्गल स्कन्ध 
के साथ बंधा हुआ है, तब उसकी गति स्वतन्त्र रूप से नहीं होती । 

३. अति-बेग-प्रतिघात--भ्षति तीन्न वेग वाले दो परमाणुओ के 
संघट्टन या टक्कर होने पर दोनों की गति मे प्रतिघात पंदा हो जाता है । 


परमाणु का तोन्नतम बेग 


परमाणु एक समय में पूरे लोक की ऊंचाई को पार कर सकता है। 
इसका बात्पयं हुआ कि उसका उत्कृष्टतम वेग है--१४ रज्जु/समय । एक 
रज्जु का मान मसख्यात योजन है | असख्यात' का मान जैन दर्शन मे प्रदत 
गणितीय आधारों पर निकालने से इस प्रकार प्राप्त है-- 


३३० जैन दर्शंव और विज्ञान 


असंर्यात हज से कम नहीं है जहां 


ह २ & फ्३5 बार 


छ् 
ह ५ 


५ 
5८9 
है तथा जहा ४ का मूल्य 


माता गया है ।' 
आधुनिक विज्ञान के अनुसार विदव में उत्कृष्टतम्‌ वेग प्रकाश का है 
जो ३े लाख किलोमीटर /सैकिण्ड है । आइस्टीन के आपेक्षिकता के सिद्धांत के 
अनुसार इससे अधिक बैग किसी भी पदार्थ का होना सम्मब नहीं है | पर 
यदि संहति (77955) को शून्य माना जाय तो प्रकाश से अधिक वेग की 
सभावना की जाती है | आइन्स्टीन के पश्चात्‌ आधुनिक विज्ञान में ऐसे सूक्ष्म 
कणों की संभावना की गई है जिनका बेग प्रकाश से भी अधिक हो ।' 'सद्ृति- 
शून्य! )87955255) कणों को अवधारणा विशुद्ध गणितीय क्षेत्र से सम्बद्ध 
है । जैन दर्शन के परमाणु को भी सहति-शुन्य मानता होगा तथा इस भाधार 
पर उसके उपयुक्त उत्कृष्टतम वेग की संभावना की जा सकती है । 
१. इसकी पूर्ण गणितीय गणना के लिए मुनि महेन्द्र कुमार द्वारा लिखित 
विध्ंव-प्रहेलिका, पृ० २५५-२७० द्र॒ष्टन्य है। 
२. टेकक्‍्योन' (7४०८७४०॥) नामक कणों का अस्तित्व आधुनिक विज्ञान मे 
चर्चा का विषय बना है, जिनकी गति प्रकाश से भी अधिक है । 


जैन दर्शन और चिज्ञान में परमाणु ३३१ 


(२) आधुनिक विज्ञान सें परमाण-सिद्धांत 
विकास-ब्स 


पदार्थ का मूलभूत कण क्‍या है ? सन्‌ १८०३ मे डाल्टन ने घोषणा 
की कि यह मूलभूत कण एटम (परमाणु) है; क्योंकि इसका रासायनिक 
क्रियाओं द्वारा और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता तथा यह 
रासायनिक तत्त्वों का सूक्ष्त्तम माग है। इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले तक 
परमाणु (एटम) को ही पदार्थ का मूलभूत कण माना जाता था। 

सन्‌ १८९७ में जे.जे. थॉमसन ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर,दिखाया कि 
एटम ही पदार्थ का मूलभूत कण नहीं है अपितु बहू दो प्रकार के कणों द्वारा 
बना हुआ है, जिन पर विपरित लेकिन समान मात्रा में आवेषय होते हैं । 
जिन कणों पर ऋणात्मक आवेश होता है, वे 'इलेक्ट्रॉन' कहलाते हैं तथा 
जिन पर धनात्मक आवेश होता है वे 'प्रोटॉन' कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर 
न्यूनतम संभव ऋणात्मक बावेश होता है जो कि (--४.८ »८ १०४) ई० 
एस० यू० (इलेक्ट्रो-स्टेटिक यूनिट) के बराबर है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 
९.१० १०,२८ “ ग्राम होता है । इसी प्रकार प्रोटॉन पर न्यूनतम संमध 
घनात्मक आवेश होता है तथा वह (--४-८ ०८ १० '”) ई० एस० यू० के 
बराबर है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग १८३७ 
गुना होता है । 

फिर यह खोज हुई कि एटम में न केवल आवेशित कण (इलेक्ट्रॉन 
तथा प्रोटॉन) ही होते है, बल्कि आवेश-रहित कण भी होते हैं। इन कणों 
का ताम न्यूट्रॉन” रखा गया। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के 
बराबर होता है। 

एटम की भाकुृति को प्रस्तुत करने के लिए समय-समय पर विभिन्‍न 
वैज्ञानिकों ने अलग-अलग मॉडल तैयार किए। सन्‌ १९०४ मे जे० जे० 
थॉमसन ने एटम की आकृति तरबूज के अनुरूप बतलायी। उसके अनुसार 
जिस तरह तरबूज में बीज होते है उसी प्रकार एटम मे इलेक्ट्रॉन बिखरे 
रहते हैं तथा प्रोटॉन तरबूज के गुद्दें की तरह होते हैं; लेकिन रदरफोर्ड ने 
थॉमसन के इस मॉडल को गलत साबित कर दिया तथा उसने सन्‌ १९९१ 
में एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। अपने प्रयोगों के आधार पर उसने यह 
सिद्ध किया कि एटम का पूरा धनात्मक आवेश एटम के नाभिक (केन्द्र) मे 
स्थित होता है तथा ऋणात्मक आवेश उस नाभिक के चारों ओर समान रूप 
से वितरित होता है । एटम के नाभिक में न्यूट्रॉन भी स्थित रहते है । कुछ 
समय पदचात्‌ बोर (8087) नामक वैज्ञानिक ने रदरफोर्ड के मॉडल में 
संशोधन किया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर समान रूप से व्यवस्थित 


३३२ जैन दर्शन और विज्ञान 


नहीं होते, बल्कि वे अपनी निश्चित कक्षाओं में केन्द्र के चारों ओर परिभ्रभण 
करते रहते हैं। बिभिन्‍्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित गतिज ऊर्जा 
होती है । 

यदि तांबे के परमाणुओं को एक-के-बाद-एक एक सीधी पंक्ति में रख 
दिया जाए तो एक इंच के लिए दस करोड़ परमाणुओं की आवष्ययकता 
पड़ेगी । 

वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया है कि एक पिन के साथे पर दस करोड़ 
से भी अधिक परमाणु फंले होते है । 
अल्फा, बिटा तथा गामा का क्षय (रेडियोघर्मिता) 

भारी एटम के नाभिक अस्थायी होते हैं। ऐसा पाया गया है कि इन 
नाभिकों में-से निरन्तर कुछ-न-कुछ तब तक क्षय होता रहता है, जब तक कि 
ये एक स्थिर/स्थायी नाभिक को प्राप्त नहीं कर लेते । इस क्षयीकरण को 
“रेडियोर्धामता' के नाम से जाना जाता है। इस क्रिया के दौरान नाभिक 
में-से अल्फा, बीटा तथा गामा का उत्सजंन होता रहता है। अल्फा कण दो 
प्रोटॉन के बराबर होते है। बीटा कण इलेक्ट्रॉन के बराबर होते है तथा 
गामा किरणों (ऊर्जा) के रूप भे उत्सजित होते है। ये किरण प्रकृति से 
विद्युत-चुम्बकीय होती है। गामा किरणों में कोई द्रव्यमानव नही होता, 
लेकिन कुछ निश्चित ऊर्जा उनमे भवद्य होती है । 

इस क्षयीकरण की व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांत दिए गये । 
वैज्ञानिक गामा ने शक्रल्फा-क्षय का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, 
अल्फा कण मारी एटम के नाभिक में पहले से ही स्थित रहते हैं। दूसरी 
ओर, फरमी नामक वैज्ञानिक ने बीटा कणों के क्षय का कारण बताने के लिए 
अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार बीटा कण नाभिक मे पहले 
से नहीं रहते बल्कि उनकी उत्पत्ति उत्सजंन की क्रिया के समय ही होती 
है। जब नाभिक के अन्दर न्यूट्रॉन प्रोटॉन मे क्षयवा प्रोटॉन न्युट्रॉन में 
परिवर्तित होते है, तब क्रमशः: ऋणात्मक बीटा कण [इलेक्ट्रॉन] त्तथा 
धनात्मक बीटा कण (पोजीट्रॉन) उत्पन्न होते है । 

सन्‌ १८२७ में पौली (2०2४7) नामक वेशानिक ने बीटा कणों के 
उत्सजेन के सम्बन्ध मे अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की । उसने कहा कि बीटा 
कणों के साथ-साथ अन्य कणों का भी उत्सजंन होता है, जिन्हें '्यूट्रीनो' के 
नाम से जाना जाता है । जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मे परिवर्तित होता है, तब 
धनात्मक बीटा कणों के साथ न्यूट्रीनो उत्पन्त होता है भौर जब स्यूट्रॉन 
प्रॉदोन में परिवर्तित होता है, तब प्रति-त्यूट्रीनो उत्पन्न होता है । 

न्यूट्रीनी इतने सूक्ष्म परिमाण के होते है कि वे दूसरे कणो से 


जैन दर्शन और विज्ञान में परमाणु ३३३ 


प्रभावित नहीं होते हैं। वे विद्युत्‌ आवेश-रहित तथा संहति-रहित 
(7855655) होते है; लेकित उनमे एक निश्चित ऊर्जा होती है । 


क्वाण्टम सिद्धान्त ((एश्यापा। प॥९०7ए ) 


भारी नामिकों से निकलने वाली गामा किरणें अधिक ऊर्जा-सम्पन्त 
विद्युत्‌ू-चुम्बकीय तरंगें होती है । पाया गया है कि सभी विद्युत-चुम्बकीय 
तरंगो की ऊर्जा का वितरण नियमित नही होता है, बल्कि अनियमित होता 
है । इसकी व्याख्या मंक्स प्लेक नामक वैज्ञानिक ने बवाण्टम सिद्धांत की 
सहायता से की । इसके अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत्‌- 
चुम्बकीय तरंगों की ऊर्जा का स्थानांतरण क्वाण्टभ के रूप में होता है । 
क्वाण्टम ऊर्जा की छोटी-से-छोटी इकाई है । फोटॉन विद्युत-चुम्बकीय ऊर्जा 
के क्वाण्टम का सवाहक (वाहन के-समान) है। फो्टॉन का एक निश्चित्‌ 
संवेग होता है, लेकिन उसमे न तो संद्ृति होती है मौरन ही विद्युत्‌- 
आवेश । फोटॉन की ऊर्जा ४5-४९ से प्रदर्शित की जाती है जहां ॥ प्लेंक 
का नियतांक है । ५ विद्युत्‌-चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति (फरिक्वेंसी) है। 

फोटॉन की तरह ही 'फोनोन! यांत्रिकीय तरंगों फी ऊर्जा का वाहक 
है । इस प्रकार ऊर्जा पदार्थ का ही दूसरा रूप है। वैसे भी माइन्स्टीन के 
ऊर्जा-द्रव्यमान सम्बन्ध के सिद्धांत से ऊर्जा तथा द्रव्यमान एक ही बस्तु/पदार्थ॑ 
के दो पहल है। 


प्रारम्भिक कण (#|टाशा(बाए एशधंटा८५) 


अब हम एटम से सम्बन्धित सभी प्रारम्मिक (मौलिक) कणों की 
सूची बना सकते है। इन कणों को हम इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते 
हैं:-- 
» इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन । 
: स्यूट्रीनो, बीटा कण तथा पोजीदट्रॉन । 
. फोटोन, फोनॉन । 
. प्रतिकण (एन्टी-पार्टिकल्स ) । 
इनके अतिरिक्त बहुत से अन्य कण भी एटम से संबंधित हैं, जैसे-- 
मेसॉन, ग्लुओन, बैरिऑन तथा अन्य स्ट्रेंज कण । एटम से सम्बन्धित इस 
प्रकार के कणों की संखया सौ से भी अधिक है । 
प्रारम्भिक कण पदार्थ तथा विकरणों के सरलतम कण हैं। इनमें-से 
बहुत से कणों का जीवन-काल बहुत ही अल्प है तथा सामान्यतया ये 
अस्तित्वहीन हैं। पहले उन सभी कणों को प्रारम्मिक कण कहा जाता था, 


१. देखें, पृ० ३१८ 


७ 0 >0 ७ 


३३४ जैन दर्शन और विज्ञान 


जितका पुनः विभाजन न हो सके; लेकिन आजकल इजेक्ट्रॉन, प्रोटॉम, 
स्पट्रॉन, मैं सॉद, म्यूथोन, बेरीऑन, स्ट्रेंज कण तथा प्रतिकर्णों के लिए तथा 
फोटॉन के लिए इस छाब्द का प्रयोग किया जाता है; लेकिन अल्फा कणों 
तथा ड्यूट्रोन के लिए इसका प्रयोग नही करते है । 
क्बाक : पदार्थ का मूलभूत कण 

समझा जाता था कि विभिन्न प्रारम्मिक कणों की खोज से वैज्ञानिक 
की पदाभ्न के मूलभूत (अन्तिम) कणों की खोज-जिज्ञासा समाप्त हो 
जाएगी; लेकिन ऐसा नही हुआ । आज भी बहुत से वैज्ञानिक मूलभूत कण्णीं 
की खोज में लगे हुए हैं । पाया गया है कि म्यूट्रॉन एक स्थिर कण नही है 
तथा इसका अद्धें जीवन-काल लगभग १२८ मिनिट ही है। स्यूट्रॉन एक 
प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रीनो में टूट जाता है। प्रोटॉन भी एक 
अस्थिर कण है तथा इसका अर््धं जीवन-काल लगभग १० " दर है; अन्तत: 
स्यूट्रॉन तथा प्रोट्रॉन को हम एटम के मूलभूत कण नही मान सकते है । ऐसा 
माना जाता है कि 'क्वार्क' पदार्थ का मूलभूत (अन्तिम) कण है तथा इसका 
और विभाजन नहीं किया जा सकता। सैद्धांतिक रूप से यह सिद्ध किया 
जा चुका है कि प्रोटॉन तीन क्वाकों से मिलकर बना हुआ है। वैज्ञानिक 
अभी प्रायोगिक तौर पर इसके अस्तित्व को सिद्ध करने में लगे हुए है । 
मूलमूत कण का बेग 


बहुत से वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि प्रकाश का वेग 
३०१०" से० मी० प्रति सेकंड होता है। माइकल्सन तथा मोलें ने सिद्ध 
किया कि प्रकाश का वेग किसी भी स्थिति में इससे अधिक नहीं हो सकता 
है । प्रकाश का वेग नियत है | अब प्रइन यह है कि कया किसी वस्तु का 
वेग प्रकाश के वेग से अधिक हो सकता है ? आइस्टीन ने इस प्रशइन का उत्तर 
'सापेक्षताबाद के सिद्धांत! को प्रत्तिपादित करके दिया। उन्होंने कहा कि 
किसी मी वस्तु का बेग प्रकाश से अधिक नहीं हो सकता । बहुत समय तक 
यही माना जाता रहा; लेकिन रूस के वैज्ञानिक कैरेनोव ने साबित किया 
कि कुछ विशिष्ट माध्यम में स्वय प्रकाश का वेग भी ३०१०४ सें० मी०/ 
सेकंड से अधिक हो सकता है; लेकिन निर्वात में प्रकाश का वेग इतना ही 
होगा । 
आकर्षण के बल 


अंकर्षण के बल तीन प्रकार के होते हैं : कुछम्ब बल, विद्यत- 
चुम्बकीय बल तथा नाभिकीय (न्यूकलीय) बल । समी प्रारम्भिक कणों को 
एक साथ एक ही नाभिक में रखने के लिए जिम्मेदार नाभिकीय बल है । 
नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन को एक साथ एक एटम में रखने के लिए जिम्मेदार 


'खैथ' दर्शन और विज्ञान में परमाणु ३२५ 
चघिणय॒त्‌*चुम्बकीय बल है । कुलम्ब बल एटम के लिए काये नहीं करते । 


(३) जैन दर्शन और विज्ञान का तुलनात्मक अष्िययन 


मूलभूत कण और परमाण 

मूलभूत (क्षन्तिम) कण की परिकल्पना परमाणु की परिकल्पना से 
मिलत्तीनजुलती है कि यह एक अविमाज्य इकाई है। (१) अब तक लगभग 
सौ से ऊपर प्रारम्मिक कणो को खोजा जा चुका है । इनमे से कुछ कण मूल- 
भूत (अन्तिम या अल्टीमेट ) कण नही है, जैसे--च्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन; क्यों- 
कि ये अन्य छोटे कणो मे पुन: विभक्त हो जाते हैं। जेनदर्शन के अनुसार, 
परमाणुओं के दो सो भेद होते हैं तथा इन सब परमाणुओं के अलग-अलग 
विश्लिष्ट गण होते हैं । यहा यह स्पष्ट है कि अभी इन परमाणुओं को पाने 
के लिए और अधिक खोज की आवद्यकता है। (२) परमाणु" पदार्थ 
(पुदंगल) का एक द्ृव्यमान-रहित (संहति-रहित) कण है । यहां एक सामान्य 
प्रधन यह उठ सकता है कि जब परमाण्‌ मे द्रव्यमान ही नहीं होता तब वह 
पदार्थ कैसे हो सकता है ? कोई भी भौतिक पिण्ड विभिन्न परमाणुओं से मिल 
कर बना होता है; लेकिन जब परमाणु का कोई द्रब्यमान नहीं होता तब 
उस' मौतिक पिण्ड में द्रब्यमान कहाँ से आ जाता है? इस कथन की व्याख्या 
वेज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर की जा सकती है । 

न्यूट्रीनो' एक मूछभूत कण है तथा यह बीटा कण के क्षय के समय 
उत्पन्न होता है । यह द्रब्यमान-रहित होता है तथा भन्य क्रणों के साथ 
इसका पारस्परिक संबन्ध तही होता; लेकिन इसकी एक निष्चिचत ऊर्जा ही 
होती है। इसी प्रकार बहुत से अन्य कणों के साथ भी होता है । 

हम परमाणु के बारे मे मी कह सकते है कि वह द्रव्यमान-रहित है; 
क्योंकि परमाणु हमेशा गतिशील रहता है, अत: उसकी कुछ निर्दिचत ऊर्जा 
अवश्य होती है | वैसे मी आाइन्स्टीन के अनुसार ऊर्जा तथा द्रव्यमान पदार्थ 
के ही गुण है | ऊर्जा को द्रब्यमान में तथा द्रव्यमान को ऊर्जा मे परिवर्तित 
किया जा सकता है; अतः परमाण के बारे मे यह कहना कि वह द्रव्य-मान- 
रहित है, सही है । (३) जैसा कि हमने पहले कहा, परमाणुशों के दो सौ 
भेद होते हैं; लेकिन परमाणु के गुण स्परश, रस, गंघ तथा वर्ण की तीब्रता के 
के आधार पर परमाणुओं के अनन्त भेद हो सकते है। न्यूट्रीनो की धारणा 
भी कुछ ऐसी ही है | विभिन्‍न न्यूट्रीनी की अलग-अलग कर्जाएं होती हैं, 
इनकी यह ऊर्जा इस बात पर निर्भर करती है कि उस समय हुए विकिरण 
में बीटा कणों की ऊर्जा कितनी है ? इसी प्रकार अन्य कणों के साथ भी होता 
है ॥ (४) विभिन्‍न नाभिकीय कणों को एक ही नाभिक मे रखने के लिए 
नाभिकीय बल जिम्मेदार है तथा नामिक और इशलेक्ट्रॉनों को एक ही एटम 


३३६ जैन दर्शन और विज्ञान 


मे रखे रखने के लिए जिम्मेदार विद्यत्‌ू-चुम्कीय बल है। जबकि परमाणुओं 
के स्निग्ध तथा रूक्ष गुण इन्हें एक ही पिण्ड (स्कन्ध) में बनाये रखने के 
लिए जिम्मेदार हैं। ये दोनों दृष्टिकोण समान प्रतीत होते हैं। (५) 
किसी भी पिण्ड का वेग चाहे वह बडा होया छोटा, प्रकाश 
के वेग से अधिक नहीं हो सकता अर्थात्‌ ३»१०४ से. मी. 
मेकंड से अधिक नहीं हो सकता। विज्ञान का यह एक आधारभूत 
सिद्धांत है। परमाणु का वेग प्रकाश के वेग से अधिकतम तक हो सकता है । 
यहां हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अभी वेज्ञानिको के पास ऐसे उपकरण 
का अभाव है जो इतने अधिक वेग को नाप सकें । इतना अवद्य है कि 
प्रकाश का वेग रे & १००४ सें. मी./सेकंड से अधिक हो सकता है, जेसा कि 
वेज्ञानिक कैरेनोव ने सिद्ध किया है। (६) प्रकाश बहुत सारे फोटॉनों 
से मिल कर बना होता है । अब प्रह्न यह है कि क्या फोटॉन को मूलभूत 
(अन्तिम) कण माना जा सकता है ? जैनदर्शन के अनुसार प्रकाश बहुत सारे 
परमाणुओं का समुदाय है । प्रकाश स्कन्ध के अन्तगंत भाता है; अतः प्रकाश- 
कणों (फो्टॉनों) को परमाणु नहीं माना जा सकता । 
द्रस्याक्षरत्ववाद 

पुदूगल उत्पाद, व्यय और श्रौव्य युक्त है! अपनी जाति का त्याग किये 
बिना नवीन पर्याय की प्राप्ति उत्पाद है, पूवे-पर्याय का त्याग व्यय है, द्रव्य के 
मूल तत्त्वों का ज्यों-का-त्यों रहना श्लोग्य है। बर्फ गल कर पानी बनता है । 
इस प्रक्रिया में बर्फे-लपी पर्याय का व्यय होता है, जल-रूपी पर्याय का 
उत्पाद होता है; किन्तु दोनों अवस्थाओ में पुद्गल द्रव्य अविनष्ट बना रहता 
है। इस क्रिया में दो हाइड्रोजन अणुओं (हाइड्रोजन एटम) और एक 
ऑक्सीजन अणू से बने पानी के अणुयुच्छ (मॉलीक्यूल) नहीं बदलते । 
पानी के भाप बनने की क्रिया में मी उसके अणुगुच्छ यथापूर्व रहते हैं । 

उक्त परिभाषा से दो महत्त्वपूर्ण निष्कषं प्राप्त होते हैं, जो आधुनिक 
विज्ञान-सम्मत हैं : एक, पुद्गल (एवं अन्य द्रव्यों) की नित्यता (प्रौब्य) 
का सिद्धान्त विज्ञान का पदार्थ की अनाइयकता का नियम (लॉ ऑफ इस 
डिस्ट्र क्टबिलिटी ऑफ मेटर) है । इस नियम को प्रसिद्ध वैज्ञानिक लेव्हा- 
इजियर ने १८ वी शती में इन शब्दों में प्रस्तुत किया था : 'कुछ भी तनिर्मेय 
नहीं है और प्रत्येक क्रिया के अन्त में पदार्थ की उतनी ही मात्रा रहती है, 
जितनी उस क्रिया के आरंभ में रहती है। पदार्थों का केवल रूपान्तर 
(मॉडीफिकेशन) हो जाता है ।” आधुनिक विज्ञान के अनुसार पदार्थे (मेंटर) 
और ऊर्जा (एनर्जी) एक ही द्वव्य के दो रूप हैं; फलत: आजकल पदार्थ की 
अनाइयकता के नियम के बदले पदार्थ और ऊर्जा के स्थिरण (कन्जर्वेशन 
ओऑॉफ मैटर एण्ड एनर्जी) का नियम लागू होता है । 


जैन दर्शन और विज्ञ न में परमाणु ३३७ 


दूसरा निष्कर्ष यह है कि पुदगल (पदार्थ एवं ऊर्जा) तथा अन्य द्रथ्यों 
को न तो शून्य में विलुप्त कियः जा सकता है और न शून्य ग्रे बनाया जा 
सकता है | आधुनिक विज्ञान की भी विश्व (यूनिवर्स) के सबंध में यह 
घारणा है । 


पदार्थ एवं ऊर्जा (समंदर एण्ड एनर्जो) 


आहइन्स्टीत के सापेक्षता के सिद्धांत-क्े-पूत्र विज्ञान पदार्थ (मटर) 
और (एनर्जी) को दो विभिन्न द्रव्य मानता था। साथ ही यह घारणा थी 
कि तन तो पदार्थ को ऊर्जा में बदछा जा सकता है और न ऊर्जा को पदार्थे 
में । सपेक्षता के विशिष्ट मिद्धान्त (स्पेशल थिभरी ऑफ रिलेटिविटी) के 
एच्च्णए ऊर्जा "ऊर्जा (पदार्थ की मात्रा) * (प्रकाश की गति)" सूत्र के 
अनुसार पदार्थ को ऊर्जा एवं ऊर्जा को पदार्थ में रूपान्तरित किया जा सकता 
है | दूसरे शब्दों में पदार्थ और ऊर्जा एक ही द्रव्य के दो रूप हैं। एक 
किलोग्राम पदार्थ को पूर्णतः रूपान्तरित करके ९ 2८ १०४ जूल (एक माप- 
इकाई ) ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है| इतनी ऊर्जा से एक छोटे शहर का 
बिजनीघर कई महीनों तक चलाया जा सकता है। इस प्रकार के पदार्थ 
और ऊर्जा के परस्पर रूपान्तरण प्रकृति मे और प्रयोगशाला में, अणु-भट्ठियों 
में और अणु-शस्त्रो में होते रहते है । 

विशिष्ट गहत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि सापेक्षतावाद के भिद्धांत प्रवर्तन 
के सदियों पूर्व से ही जैतदशेन पदार्थ और कर्जा को पुद्गल की पर्यायें मानता 


है । 

सारे पदार्थ मॉलीक्यूलों से बनते हैं, प्रत्येक मॉलीक्यूल परमाणुओं 
(एटम्स) के संयोग से बनता है, प्रत्येक परमाणु में एक केन्द्रकण (न्यूक्लिअस ) 
ओर कई इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक केन्द्रकण मे प्रोटॉन एव न्यूट्रॉन होते है । 
घनात्मक (पॉजी टिेब्ह) और ऋणात्मक (निग्रेटिब्ह) विद्युतें एक दूमरे को 
आकर्षित करती हैं। केन्द्रकण (न्यूडिलयप) में घतात्मक विद्युत आवेश और 
इलेक्ट्रॉत में ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है; इमलिए परमाणु (एटम) में 
केन्द्रकण से इलेक्ट्रॉन बधे रहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन अण का 
केन्द्रकण केवल एक होता है और एक इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्‍कर 
लगाता रहता है। कार्बन परमाणु के केन्द्र-कण में ६ प्रोटॉन एवं ६ न्यूट्रॉन 
होते हैं और छह इलेक्ट्रॉन उसकी परिक्रमा करते रहते है। परमाणुओं के 
सम्मिलन से मॉलीक्यूल, क्रिस्टल इत्यादि के बनने में भी घनात्मक एवं 
ऋणात्मक विद्युत्‌ आवेश उत्तरदायी हैं! 

जैन दर्शन मे स्निग्प गुणवाले कणों के बंधने से स्कन्ध बनने का भी 
वर्णव है । केर्॑द्रकण (न्यूक्वियस) में जो प्रोट्रॉन बच्चे रहते हैं वे धतात्मक 


३३८ जैन दर्शन और विज्ञान 


विद्यत॒अवेश-युक्त हैं । इससे स्पष्ट है कि दो घनात्मक विद्युत्‌ आवेश-युक्त 
कणों (पाटिकल्स) के बीच भी आकर्षण एवं बन्धन संभव है । 

जेत दर्शन का परमाण्‌ इन्द्रियग्राह्म नहीं है | इन्द्रिग्राह्म (पर्सेप्टिबिल ) 
का तात्पर्य यदि यह समझा जाए कि परमाण्‌ किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला 
के यन्त्रों से ग्राह्म (डिटेक्टेबल) नहीं है तो निष्कष मिकलता है कि आधुनिक 
विज्ञान ने जो मौलिक कण (एलीमेंट्री पाटिकल्स) खोज निकाले हैं, जैन दर्शन 
के अनुसार ठे सब कई परमाणुओं के संयोग से बने स्कन्ध हैं । 

जैन दर्शन के अनुसार पथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब पदार्थ परमाणुझों 
से निरमित हैं। साथ ही, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, आतप (हीट), प्रकाश 
(लाइट), विद्युत (इलेक्ट्रीसिटी) आदि, पुद्गल की पर्याय हैं; इसलिए ऊर्जा 
में भी परमाण होने चाहिये जैसे कि जल, स्वर्ण, वायु आदि के स्कार्षों में हैं । 
आधुनिक प्रयोगशालाओं में ऊर्जा (एनर्जी) को पदार्थ (मटर) के रूप में 
और पदार्थ को ऊर्जा के रूप में परिवतित करने की प्रक्रियाएं होती रहती 
है । इससे तात्पयं है कि ऊर्जा और पदार्थ दोनों में एक ही मौलिक तत्त्व 
है तथापि आधुनिक विज्ञान पदार्थे को कणप्त्मक (पाटिकल आस्पेक्ट) और 
ऊर्जा को तरंगात्मक (वेठ्ह आस्पेक्ट) मानता है; साथ ही ऊर्जा की तरंगें 
किसी स्थिति (वातावरण) में कणात्मक रूप दर्शाती हैं और पदार्थ के कण 
समुचित स्थिति में तरंगात्मक रूप दर्शाते हैं । 

जहां तक मौलिक कणों (एलीमेंट्री पाटिकल्स ) का प्रदन है, आज का 
वैज्ञानिक प्रोटॉन, न्यूद्रॉत, इलेक्ट्रॉन, कई प्रकार के मैसान, म्यूद्रिनों, क्वा्के 
इत्यादि कणों के अनुसंधान में रत हैं । यदि जैन दर्शन का परमाण इन्द्रिय- 
ग्राह्मय के साथ-साथ यन्त्र-ग्राह्म भी नहीं है तो इन सब मौलिक कणों में से 
कोई भी कण जैनदर्शन का परमाणु नहीं हो सकता | 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सामान्यतः जैन दर्शन की पृदूगल की 
घारणा आधुनिक विज्ञान की मान्यताओं से मूल रूप से मेल खाती है। सूक्ष्म 
रूप से दोनों की तुलना कठिन है। लगभग पिछले सौ वर्षों में विज्ञान ने जो 
प्रगति की है उसमे निःसंदेह पदार्थ और ऊर्जा के विषय मे अनगिनत स॒क्ष्मतर 
विवरणों और मौलिक घारणाओं का प्रादरर्भाव हुआ है, जो प्रयोग-सिद्ध है । 
यह वैज्ञानिक प्रक्रिया आज मी अनवरत चाल है, रुकी नहीं है । लगता है, 
मविष्य में गहन अध्ययन और अनुसंधान के परिणामस्वरूप आधूमिक विज्ञान 
और जैन दर्शन की पुद्गल-संबंधी धारणाओं में कुछ और तालमेल स्थापित 
करना समव होगा । 
प्ररमाणु के सूस गुणधर्म 

परमाण्‌ के गुणों में ज॑ंन दार्शनिकों ने गुरुत्यव (भारीपन) और 
लघृत्व (हलकेपन) को मी मौलिक स्वभाव नहीं माना है; ये भी विभिन्न 


जैन दर्शन और विज्ञान में परमाणु श्रे६ 


परमाणुओं के संयोगज परिणाम हैं ।' अन्वेषण की दुष्टि से यह सबलल्‍्पना 
भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है; वर्योंकि आधुनिक विज्ञान भी यह मानने 
लगा है कि स्थूलत्व से सृक्ष्मत्व की ओर जाते हुए तथाकथित परमाणु के 
छोटे-छोटे कण भार आदि गणों से रहित हो जाते है; जैसे फोर्टॉन, न्यूट्रिनों 
भादि | 

ज॑नदर्शनका रों ने स्निग्धत्व मौर रूक्षत्व का परमाणुओं के परस्पर 
बधन का कारण माना । 

वैज्ञानकों ने मी परमाणुओ के परस्पर बन्धन का कारण धनविद्युत्‌ 
(पॉजीटिग्ह चाज )--स्निग्धत्व और ऋणविद्युत (निर्भेटिव्ह चार्ज )-- 
रूक्षत्व को माना है । ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ने शब्दभेद से एक हीं 
बात कह दी है। इससे स्पष्ट है कि स्निग्धत्व और रूक्षत्व इन दो गुणों 
से धन और ऋण विद्युत्‌ पँदा होती हैं। डां० बी० एरू० शील ने भी अपनी 
पुस्तक पॉजीटिप्ह साइस ऑफ एन्सिएण्ट हिन्दूज' में इस बात का समर्थन 
किया है । 

जैन दर्शन के अनुसार रूक्ष परमाणु रूक्ष के साथ और स्निग्ध परमाणु 
स्निग्ध के साथ दो से लेकर अनन्त गरणाशों की तरतमता से बधर को प्राप्त 
हीत है । मारी ऋणाण या ननेगेट्रॉन” इस बात की पुष्टि करता है, क्योंकि 
यह केवगा ऋणाणुओं का ही समुदाय है । इसी प्रकार डॉ० गेलमान के 
क्वार्क-सिद्धात' के अनुसार एक प्रौटॉन तीन क्वा्क से मिल कर बना 
है; जिसमे से एक का आवेश घन ह तथा दो ववाके प्रत्येक धन + आवेण के 
होगे और इस प्रकार प्रोटॉन का कुल आवेश घन एक के बराबर होगा । 

न्यूट्रांन भी तीन क्वाकों से मिलकर बना है, दो ऋण < आवेश 
बाले और एक घन ३ आधवेश वाला, जिसमे कुल शवेश शून्य होगा। 
भेसॉन' दो क्वा्कों से मिल कर बना है। डॉ० गेलमान के अनुसार 
यह आवद्यक नहीं है कि ये कण स्वतत्र रूप में ही पाये जाए। ये केंवल बल 
(फोर्स ), ऊर्जा (एनर्जी ) अथवा धारा (करेंट) के रूप मे भी हो सकते है, 
जो नाभिकीय कणों के भीतर तेजी से घूमते रहते हैं या जिनका अत्तित्व 
स्थिर कणों के रूप मे केवल नाभिक के भीतर ही संभव है भौर इसलिए 
इन्हे बाहर से शायद कमी नही देखा जा सकता । उनकी यह बात जैन दर्शन 
के परमाणु-सिद्धात से कुछ मेल खाती प्रतीत होती है । ेग्रेट्रॉन्स, या 'मारी 
ऋणाणु' रूक्ष-के-साथ-रूक्ष का बधन चरितार्थ करते है। 'प्रोटॉन” का 
“बवाक' स्निर्ध-का-स्निग्ध के साथ बंधन है । जैनदर्शनकार भी यही कहते 
हैं कि रूक्ष परमाणु रूक्ष-के-साथ और स्निग्ध परमाणु स्तिश्ध-के साथ 


_ह, देखें वृष्ठ २९४-२९५। 


क्लब 


३४० जेन दर्शन और विज्ञान 


दो से ले कर यावत्‌ अनन्त गणांशों की तरतमता से बन्धन को प्राप्त होते 
हैं। स्निग्ध और रूक्ष परमाणु तो बिना किसी शर्त के बन्ध जाते हैं, 
पर एक गुण रूक्ष और एक गृण स्निग्ध परमाणु कभी बन्धन को प्राप्त नही 
होते । 
सुक्ष्म परिणमस 

आधुनिक भौतिकी की क्वाण्टम गतिकी', जिसे वैज्ञानिक मैवस प्लाक; 
नीलल्‍स बोहर, लुइस दे ब्रोगली, ध्रोडिंगर, हाइजनबर्ग, बोन तथा पौली न 
विकसित किया, के अनुसार एक गतिशील कण किन्‍्ही परिस्थितियों भ एक 
कण की भाति ब्यवहार करता है तथा किन्‍्हीं परिस्थितियों मे एक तरंग की 
भांति । किसी गतिशील कण की सही स्थिति तथा सही वेग का हम एक 
साथ पता नही कर सकते; इन मे-से खदि एक का भान ठीक से ज्ञात कर भी 
लिया जाए तो दूसरे के मान मे कुछ अनिद्दिचतता रहती है । किसी गतिशील 
कण की सही स्थिति तथा वेग को हम एक साथ नही जान सकते, उसकी 
प्रायिकता (प्रबेबिलिटि) ही ज्ञात की जा सकती है । जैन दर्शन के अनुसार 
परमाण्‌ की स्वाभाविक गति सरल रेखा में है झौर वेभाविक गति वक्त रेखा 
मे । परमाणु कम-से-क् एक समय में एक आकाछ्ष-प्रदेश का अवग्राहन कर 
सकता है और अधिक-से-अधिक उसी समय में चतुर्देश रज्ज्वात्मक समूचे 
विश्व का । स्पष्ट है कि अणु-परमाणु कण के गति-सबंधी विचारों में दर्शन 
ओऔर विज्ञान में समानता भी है मौर असमानता भी, क्योकि आधुनिक विज्ञान 
के अनुसार इलेक्ट्रॉन की गति गोलाकार है । 

जैन दर्शन बताता है कि थोड़े से परमाणु विस्तृत आकाश-खड को 
घेर लेते है जिसे परमाणुओं का व्यायत्तीकरण कहते है और कभी-कभी वे 
परमाणु घनीभूत हो कर बहुत छोटे से क्षाकाश देश में समा जाते है, जिसे 
परमाणुओं का समासीकरण कहते है। आधुनिक विज्ञान इस बात की पुष्टि 
करता है। हाल ही मे खोज गये सब-से-छोटे तारे के एक क्यूबिक इच मे 
१६७४० मन भार आका गया है ।' 

यह सूक्ष्म परिणमन-क्रिया बिज्ञान से मेल खाती है । अणु के दो अंग 
होते है, एक मध्यवर्ती नाभिक (न्यूक्लीयस) जिसमे धनाणुू (प्रोटॉन्स) 
ओर न्यूटॉन्स होते हैं भौर दूसरा बाह्य कक्षीय कवच (ऑबिटल शेल) 
जिसमे ऋणाणु चक्कर लगाते है। नाभिक का घनफल पूरे अणु के 





१. आधुनिक विज्ञान में कृष्ण-बिवर (8!8८८ ए076) भौर जैन दर्शन में 
कृष्ण राजि और तमस्काय का वर्णन बहुत समान हुआ है जिसमें इस 
तथ्य को स्पष्ट किया गया है। देखें भगवतो सूत्र (भाष्य), ६७०- 
१०६ । 


जैन दर्शन और बिश्ञान में परमाणु ३४१ 


घनफल से बहुत ही कम होता है और जब कुछ कक्षीय कवच अणु से 
विच्छिन्न हो जाते हैं तो अणू का घनफल कम हो जाता है । ये अणु विच्छिलन्न 
अण्‌ कहलाते हैं। ज्योतिष-सम्बन्धी अनुसंधानो से पता चलता है कि कुछ 
तारे ऐसे हैं जिनका घनत्व हमारी दुनिया की घनतम वस्तुओं से भी २०० 
गृणित है | एडिग्टन ने एक स्थान पर लिखा है कि एक टन (२८ भन ) 
नाभिकीय [न्यूक्लीअर) पुद्गल हमारे वेस्ट कोट की जेब में समा सकता है । 
कुछ ही समय पूर्व एक ऐसे तारे का अनुसन्धान हुआ है जिसका घनत्व ६२० 
टन (१७३६० मन) प्रति घन इंच है। इतने अधिक घनत्व का कारण यही 
है कि वह तारा विच्छिन्न अणुओं से निर्मित है। उसके अणुओं मे केवल 
नाभिक कण ही है, कक्षीय कवच नही । जन सिद्धात की भाषा में इसका 
कारण अणुओं का सूक्ष्म परिणमन है । 

परमाणु-ऊर्जा और तेजोलेश्या 


परमाणु-शक्ति (न्यूकबलीअर एनर्जी) ओर तेजोलेश्या मे यत्‌-किचित्‌ 
साम्य है। भगवती सुत्र शतक १५ मे तेजोलेश्या की प्रक्रिया प्रतिपादित है । 
“जो व्यक्ति छह मद्दीने तक बेले का तप करे, ऊध्वंबाहु रह कर हमेशा सूर्य 
की आतापना ले, और पारणे मे एक मुट्ठी उड़द और एक चुल्लू गरम पानी 
ग्रहण करे, बह तेजोलेश्या को प्राप्त करता है (” 

तेजोलिएया परमाणु-शक्ति की भांति ध्वंसकारी बन सकती है। 
तेजोलेश्या पौदूगलिक हैं और वह विस्तृत भाव को प्राप्त हो कर अग, बग, 
मगध, मलय, मालव--जैसे १६ देशो को एक साथ भस्म कर देती है । 

कुद्ध अनगार मे-से तेजोलेश्थया निकल कर दूर गयथी हुई दूर गिरती 
है, पास गयी हुई पास गिरती है। वह जहां गिरती है, वहां उसके भ्रचित्त 
पुदूगल प्रकाश करते यावत्‌ तपते है । 

आधुनिक परमाणु-ऊर्जा तो केवल उष्मा के रूप में ही प्रकट' होती 
है, पर तेजोलेश्या मे उष्णता और शीतलता दोनों गुण विद्यमान है। 
भगवती सूत्र शतक १५ मे तेजोलेश्या के दो भेद) बताये गये हैं : उष्ण 
तेजोलेश्या (न्यूकलीयर एनर्जी ), शीतल तेजोलेदया (एटीन्यूकलीयर एनर्जी) । 

शीतल त्तेजोलेश्या उष्ण तेजोलेश्या के प्रभाव को तत्क्षण नष्ट कर 
सकती है । वैज्ञानिक अमी तक उष्ण तेजोलेश्या अगुबम और उदजन बम का 
ही आविष्कार कर पाये हैं, कितु अणु-आयुद्धों का प्रतिकारण अस्त्र उन्हें अभी 
तक वहो मिला है । 

परमाणु-शक्ति दो तरह से उत्पन्न होती है: गलन (परमाणु- 
विखेंडन या परमाणु-विगलन; फिसन) से, पूरण (परमाणु-संलयन; न्यूक्लीअर 
फ्यूजन) से । 


३४२ जैन दर्शन भौर विज्ञान 


यह परमाणु-विगलन तथा परमाणु-सलयन के सिद्धांत जेन दर्शन की 
'पूरण-गलन धमंत्वात्‌ पुदूगलः संकल्पना को परिपुष्ट करते हैं। पूरण अर्थात्‌ 
मिलन या संयोग, गलन अर्थात्‌ बियोग या पार्थक्य । 


भमावो संभावना 


निष्कषं में यह कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक जिस परमाणु 
(एटम ) के अनुसन्धान में रत है, जैन दर्शन के अनुसार वह अनेक परमाणुओं 
से सघटित कोई स्कन्ध (मॉलीक्यूल) है; क्योकि जैन शारत्री में परमाणु की 
सूक्ष्मता के विषय में कहा गया है : परमाणु इंद्रियों का एवं प्रयोग का 
विषय नहीं है अत: वह भनुष्यक्ृत नाना प्रक्रियाओं से प्रभावित नहीं होता 
है । जेन दर्शन की परिभाषा के अनुमार इलेक्ट्रॉन, प्रोट्रॉव, न्यूट्रॉन, फोटॉन, 
क्‍्वा्क, न्यूद्रिनों आदि मेनसे कोई मी कण परमाणु नहीं है; परमाणु के 
उदरस्थ जितने भी कण है, ज॑न दर्शन मानता है कि वे सूक्ष्मतम, या परमाणु, 
या मौलिक कण कहलाने के उपयुक्त नहीं है। जैनदर्शनकारों ने परमाणु के 
दो भेद किये हैं--निश्चय परमाणु और व्यवहार परमाणु । भविभाज्य और 
सृक्ष्मतम कण निश्चय परमाणु है और सूक्ष्मतभ स्कंध जो इन्द्रिय-व्य बहार मे 
सूक्ष्मतम-से लगते है, व्यवहार परम।णु है। विज्ञान का परमाणु बास्तव में 
व्यवहार परमाणु ही है । 

सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जी० ओ० जॉन्स, जे० रोटब्लेट तथा जी० जे० 
विटरो ने परमाणु और विश्व” (एटम एण्ड यूनीवर्स) नामक पुस्तक मे, जो 
१९५६ ई० मे लदन से प्रकाशित है, स्पष्ट किया है कि “”” प्रोटॉन, 
स्यूट्रॉच और इलेक्ट्रॉन ये तीन मूलभृत कण माने गये, और अब बहू सख्या 
बीस तक पहुच गयी है '“मोलिक अणुओ की यह अप्रत्याशित बढत बहुत 
असतोष का विषय है“ “क्या वास्तव में पदार्थ के इतने टुकड़ो की 
आवश्यकता है, या मूलभूत अणुओं की यह बढ़त पदार्थ-मूल-सम्बन्धी हमारे 
अज्ञान की सूचक है ? सही तो यह हैं कि मौलिक कण बर्थात्‌ परम --भअणु, 
या परमाणु क्या है ? यह पहेली अब तक सुलक नही पायी है ।” बाश्या है 
मविष्य में विज्ञान और दर्शन के समन्वय से प्राथमिक कण की पहेली को 
सुलझा कर सत्य के सन्निकट पहुचा जा सकेगा । 


अभ्यास 


१. भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से जैन दर्शन में परमाणु के कितने प्रकार 
बताए गए है ? परमाणु-पुद्गल की विभिन्न परिभाषाओं को स्पष्ट 
करे । 

१. अब यह संख्या बढ़कर १०० हो गई है । 


जन दर्शन और विज्ञान में परमाणु ३४२ 


२. जैत दर्शन के परमाणु के गति और क्रिया-सभ्बन्धी विवेचन को 
प्रस्तुत करते हुए विज्ञान के सन्दर्भ में उसकी मीमांसा करें। 

३. आधुनिक विज्ञान में परमाणु-सिद्धांत के विकाम्त-द्ृत्त को अपने छब्दों 
में प्रस्तुत करें । 

४. जेन दर्शन के परमाणुवाद और आधुनिक विज्ञान के परमाणुवाद 
की तुलना करते हुए बताएं कि मौतिक विश्व के स्वरूप को समझने 
के लिए इन दोनों को जानना क्‍यों जरूरी है ? 

५. जैन दर्शन के अनुसार परमाणु के मुख्य गुण-घर्मों को बताते हुए जैन 
परमाणुवाद पर विस्तार से प्रकाश डालें तथा सिद्ध करें कि ऐतिहा- 
सिक दृष्टि से इसका क्‍या महत्त्व है ? 


